ज्ञानयोग 


स्वामी विवेकानन्द 


श्रीरामकृष्ण आश्रम, 
नागपुर, सध्यप्रदेश 


जून १९५० ] [ मूल्य ३ 
रू, 


प्रकाशक” 


स्वामी भास्करेश्वरानन्द, 
-अभ्यक्ष, श्रीरामकृष्ण आश्रम, नागपुर-१, म, प्र. 


श्रीरामकृष्ण -शिवानन्द्‌-स्सृतिग्रन्यमाला 
पुष्प-४९ वाँ 
( श्रीरामकृष्ण आश्रम, नागपुर द्वारा सर्वाधिकार स्वरक्षित ) 


मुद्रक-- 
he 
छ, स. परू 
रामेश्वर प्रिंटिंग ग्रेस, सिताबडी, नागपुर 


वक्तव्य 

श्री स्वामी विवेकानन्द द्वारा वेदान्त पर दिए गये भापणो का 
संग्रह “ ज्ञानयोग ” है। इन व्याख्यानो में श्री स्रामीजी ने वेदान्त 
के गढ तत्वों की ऐसे सरल, स्पष्ट तथा सुन्दर रूप से विवेचना की है 
कि आजकल के शिक्षित जनसमुदाय को यें खूब जच जाते हैं । 
उन्होने यह दर्शाया है कि वैयक्तिक तथा सामुदायिक जीवन-गठन 
मे वेदान्त किस प्रकार सहायक होता है । मनुष्य के विचारों का उच्च- 
तम स्तर वेढान्त है और इसी की ओर संसार की समस्त विचार- 
घाराएँ शनै: शने. प्रवाहित हो रही है । अन्त मे वे सब वेदान्त में ही 
छीन होंगी । खामीजी ने यह मी दर्शया है कि मनुष्य के देवी 
स्वरूप पर वेदान्त कितना ज़ोर देता है और किस प्रकार इसी मे 
समस्त विश्व की आशा, कल्याण तथा शान्ति निहित है। हमे एण 
विश्वास है कि वेदान्त तथा भारतीय संस्कृति के प्रेमियो को इस 
पुस्तक से विशेष छाम होगा । 


इस पुस्तक के अधिकांश भाग का अनुवाद बनारस के श्री 
रेख शर्मा, एम, ए., शास्त्री, ने किया है और कुछ अंश का श्री अमळ 
कप ~ 

सरकार, एम. ए... कोबिड, कलकत्ता ने किया है । इन दोनो मित्रो की 
इस सहायता के लिए हम उनके बड़े क्त है । 

डा. पँ. विद्यामास्करजी शुक्ल, एम. एस-सी., पी-एच, डी. 
काज आफ साइन्स, नागपुर के भी हम बड़े आमारी हैं जिन्होंने 
इस पुस्तक के प्रुफसशोघन कार्य मे हमे बड़ी सहायता दी है। 

नागपुर, 

ता. १९-६-१६५० भकाशक 


०८ ५०४ ८० टू 


अनुक्रमणिका 


विपथ 
सन्यासी का गीत 
माया 
मनुष्य का यथार्थ स्त्ररूप 


११ 3? 
माया और ईइ्रधारणा का क्रमविकास 
माया और मुक्ति 
ब्रह्म और जगत्‌ 
जगत्‌ (वहिजेगत्‌ ) 
जगत्‌ ( अन्तजगत्‌ ) 
वहुत्व मे एकत्व 
समी वस्तुओ मे ब्रह्मदर्शन 
अपरोक्षानुमूति 
आत्मा का सुक्त स्त्रभाव 


अमरत्व 


ज्ञानयोग 
१, संन्यासी का गीत 


छेड़ो संन्यासी, छेडो, छेड़ो बह तान मनोहर, 
गाओ वह गान, जगा जो अत्युच्च हिमाद्वि-शिखर पर-- 
सुगभीर अरण्य जह है. पार्वत्य प्रदेश जहाँ है, 
भव-पाप-ताप ज्वालामय करते न प्रदेश जहाँ है-- 
जो संगीत-अनि-छहरी अतिशय प्रशान्त रूहराती 
जो भेद जगत्‌ कोछाहल नभ-अबनी मे छा जाती, 
धन-छोभ, यशोळिप्सा या दुर्दान्त काम की माया - 
सत्र विधि असमर्थ हुई है छूने में जिसकी छाया, 
सत्‌-चित्‌-आनन्द-त्रिवेणी करती है जिसको पावन, 
जिसमे करके अवगाहन होते कृतकृत्य सुधीजन--- 
छेडो छेड़ो, हों छेडो वह तान दिव्य लोकोत्तर, 
गाओ, गाओ सन्यासी, गाओ वह गायन सुन्द्र-- 

3% तत्‌ सत्‌ उह 
तोड़ो जंजीरे जिनसे जकड़े है पैर तुम्हारे--- 


वे सोने की है तो क्या कसने में तुमको हारे ? 
१ 


ज्ञानयोग 


अब्ुराग-घृणा-सैघर्पण, उत्तम वा अधम विवेचन, 

इस द्वन्द्व भाव को त्यागो, है त्याज्य उभय आलम्बन । 

आदर गुलाम पाये या कोडो की मारे खाए, 

वह सदा गुलाम रहेगा कालिख का तिलक लगाए; 

स्वातत्र्य किसे कहते है--बह जान नही है पाता 

स्वाधीन सौख्य जीवन का--उसंकी न समझ मे आता 

त्यागो संन्यासी, त्यागो तुम इन्द्र भाव को सुखर, 

तोडो श्रृँखठ को तोड़ो, गाओ यह गान निरन्तर-- 
ॐ तत्‌ सत्‌ उ? 

घन अन्धकार हट जाए, मिंट जाए घोर महातम, 

जो मुगमरीचिका जैसा करता रहता बुद्धि-भ्रम; 

मोहक भ्रामक आकर्षण अपनी है चमक दिखाता, 

तम से घनतर तम में वह जीवात्मा को छे जाता । 

जीवन की यह मृग-तृष्णा बढती अनवरत निरन्तर, 

मेटो तुम इसे सदा को पीयूप ज्ञान का पीकर । 

यह तम अपनी डोरी मे जीत्रामा-पशु को कसकर 

खीचा करता बल्पूवेक दो जन्म-मरण-छोरों पर। 

जिसने अपने को जीता, उसने जय पायी सब पर-- 

यह तथ्य जान फन्दे मे पड़ना मत बुद्धि गर्वो कर | 

बोलो सन्यासी, बोछो हे वीयवान बलशाढी, 

सानन्द गीत यह गाओ, छेडो यह तान निराळी-- 
उठ तत्‌ सत्‌ 3% 

“ अपने अपने कमौ का फळ मोग जगत्‌ मे निश्चित ” 

कहते है सब, “ कारण पर है सभी कार्य अवरूम्बित; 


संन्यासी का गीत 


फूल अशुभ अञझुभ कर्मो के, जुम कर्मो के है शुभ फल, 
किसकी सामर्थ्य बदल दे, यह नियम अटळ औ” अविचल £ 
इस मृत्युछोक मे जो भी करता है तलु को धारण, 
बन्धन उसके अगो का होता नैसर्गिक भूषण । ” 
यह सच है, किन्तु परे जो गुण नाम-रूप से रहता 
वह नित्य मुक्त आत्मा है, स्वच्छन्द सडैव विचरतो । 
* तत्‌ ल्रमसि--वही तो तुम हो, यह ज्ञान करो इृदयांकित; 
फिर क्या चिन्ता सन्यासी, सानन्द करो उद्गोपित-- 
३% तत्‌ सत्‌ ३% 

क्या म सत्य का, इसको वे कुछ भी समझ न पाते, 
सुत बन्धु पिता माता के स्त्रप्नो मे जो मदमाते | 
आत्मा अतीत नातो से, बह जन्म-मरण से ब्रिरहित, 
चह रिंग-मेद से उपर, सुख-दुख-भात्रो से अविजित । 
बह पिता कहाँ किसका है, किसका सुत किसकी माता १ 
चहद शन्नु मित्र किसका है, उसका किससे क्या नाता १ 
जो एक, समय शाश्वत, जिसका जोडा न कहीं है, 
जिसके अभाव मे कोइ सम्भव अस्तित्व नहीं है, 
* तत्‌ ल्मसि तरही तो तुम हो, समझो हे संन्यासीवर, 
अतएव उठो, गाओ तुम, गाओ यह गान निरन्तर-- 

३% तत्‌ सत्‌ उप 


चिर मुक्त विज्ञ आत्मा है, बह अद्वितीय, वह अतुलित, 
अक्डेद अश्योष्य निरामय, वह नाम-रूप-गुण-विरहित, 


ज्ञानयोग 


उसके आश्रय मे बैठी संसार-मोहिनी माया 
देखा करती है अपने मादक स्त्रप्नो की छाया; 
साक्षी स्वरूप माया का आत्मा संदैव है सुविदित, 
जीवात्मा और प्रकृति के रूपों मे वही प्रकाशित; 
' तत्‌ त्वमसि ” वही तो तुम हो, समझो हे सेन्यासीवर, 
उच्च स्त्र में यह गाओ, यह तान अळापो सुन्दर-- 
3४ तत्‌ सत्‌ ३# 
हे बन्धु, मुक्ति पाने को तुम फिरते कहो भटकते £ 
इस जग या लोकान्तर मे तुम मुक्ति नहीं पा सकते; 
अन्वेषण व्यर्थ तुम्हारा शास्त्रो, मन्दिर मन्दर मे; 
जो तुमको खींचा करती वह रञ्जु तुम्हारे कर मे। 
दुख शोक त्याग दो सारा, तुम वीतशोक बस हो छो, 
वह रञ्जु हाथ से छोड़ो, बोलो सन्यासी, बोलो-- 
उझ तत्‌ सत्‌ ३४ 

दो अभय-दान सबको तुम-- हों सभी शान्तिमय सुखमय, 
है प्राणिमात्र को मुझसे कुछ भी न कहीं कोई भय, 
पृथ्वी पाताळ गगन में में ही आत्मा चिर-सस्थित, 
आशा भय स्रग नरक को मैंने तज दिया अशंकित ।' 
काटो काटो काटो तुम इस विधि माया के बन्धन, 
निःशंक ग्राणपण से तुम गाओ गाओ यह गायन, 

३४ तत्‌ सत्‌ ॐ 
चिन्ता मत करो तनिक भी नखर शरीर की गति पर, 
यह देह रहे या जाए, छोड़ो तुम इसे नियति पर; 


संन्यासी का गीत & 


जब कार्य शेप है इसका है, तब जाता है तो जाए; 
आरन्ध कमै फिर इसको अब चाहे जहें। वहाए; 
कोई आदर से इसको माळाएँ पहनाएगा, 
कोई निज घृणा जताकर पैरों से ठुकराएगा; 
नुम चित्त शान्ति मत तजना, आनन्द-निरत नित रहना; 
यश कहे, कहाँ अपयश है- इस धारा में मत. बहना । 
जब निन्दक और प्रशंसक, जव निन्दित और प्रशंसिंत, 
एकात्म एक ही हैं सव, तब कौन प्रशासित निन्दित ? 
यह ऐक्य-ज्ञान हृदयंगम करके हे संन्यासीवर, 
निर्भय आनन्दित उर से गाओ यह गान मनोहर-- 
3% तत्‌ सतू 3# 

करते निवास जिस उर मे मद काम छोम औ ' मत्सर, 
उसमे न कमी हो सकता आठोकित सत्य-अमभाकर; 
भार्यत्व कामिनी में जो देखा करता कामुक बन, 
वह पूण नही हो सकता, उसका न छूठता बन्धन; 
छोछुपंता है जिस नर की स्त्र्पातिस्त्रल्प भी धन में, 
-वह मुक्त नही हो सकता रहता अपार बन्धन मे; 
जजीर क्रोध की 'जिसको रखती है सदा जकड़ कर, 
वह पार नही कर सकता दुस्तर माया का सागर । 
इन सभी वासनाओं का अतएव त्याग तुम कर दो, 
“सानन्द वायुमण्डल को वस एक गूँज से भर दो-- 

3» तत्‌ सत्‌ ॐ 
सुख हेतु न गेह बनाओ, किस घर में अमा सकोगे ? 
तुम हो महान्‌, फिर कैसे पिजँडे के विहग बनोगे £ 


ज्ञानयोग - 


आकाश अन॑न्त चेँदोया, शब्या धरती तृण-शोमित, 
रहने के लिए तुम्हारे यह विश्वगेह है निर्मित; 

जैसा भोजन मिल जाए, सन्तोप उसी पर करना; 
सुस्वादु स्वाद-विरहित मे कुछ भी मत भेद समझना; 
झुद्धात्मरूप का जिसमे सद्‌ ज्ञानालोक चमकता, 

कुछ खाद्य पेय क्या उसको अपवित्र कहीं कर सकता ? 
उन्मुक्त स्वतंत्र प्रवाहित तुम नदी तुल्य बन जाओ, 
छड़ो यह तान अनूठी, सानन्द गीत यह गाओ-- 


३% तत्‌ सत्‌ उप” 


ज्ञानी विरले, अज्ञानी कर घृणा हँसेगे तुम पर; 

हे हे महान्‌, तुम उनको मत लखना ऑख उठा कर |, 
स्वाधीन मुक्त तुम, जाओ, पर्यटन करो पृथ्वी पर, 
अज्ञान-गर्त-पतितों का उद्धार करो तुम सन्वर; 
माया-आवरण-तिमिर मे जो पढेँ वेदना सहते, 

तुम उन्हे उबारो जाकर, जो मोह-नदी मे बहते । 

विचरो जन-हित-साधन को स्त्रच्छन्द मुक्त तुम अविजितः 
दुख की पीड़ा से निर्मय, सुख-अन्वेपण से विरहित; 

सुख दुख के इन्दर-स्थल के तुम परे महात्मन्‌, जाओ; 
गाओ गाओ सन्यासी, उच्चस्वर से तुम गाओ-- 


उप तत्‌ सत्‌ ३४: 


इस विधि से छीजू दिनोंदिन, है क्म स्वीय बल खोता; 
बन्धन छुटता आत्मा का, फिर उसका जन्म न होता; 


संन्यासी का गीत 


फिर कहा रह गया--मै तू, मेरा तेरा, नर ईश्त्रर ? 
मै हूँ सव मे मुझमे सव आनन्द परम लोकोत्तर । 
आनन्द परम वह हो तुम आनन्द सहित अब गाओ, 
हे बन्धुचथ सन्यासी) यह तान पुनीत उठाओ-- 
ॐ तत्‌ सत्‌ 3ॐ 


२. माया 


( लन्दन में दिया हुआ भाषण ) 


माया शब्द प्रायः आप सभी ने सुना होगा।। इसका व्यवहार 
साधारणतः कल्पना, कुहक अथवा इसी प्रकार के किसी अथ में किया 
जाता है, किन्तु यह इसका वास्तविक अर्थ नहीं है। मायावोद रूप 
एक स्तम्भ पर वेदान्त की स्थापना हुई है, अतः उसका ठीक ठीक 
अर्थ समझ लेना आवश्यक है । मै तुमसे तनिक धैर्य की; अपेक्षा रखता 
हूँ, क्योकि मुझे बड़ा मय.है कि कहीं तुम उसे (माया के सिद्धान्त को) 
गळत न समझ छो । 


वैदिक साहित्य में कुहक अर्थ में ही माया शब्द का प्रयोग 
देखा जाता है । यही माया शब्द का* सबसे प्राचीन अर्थ है। किन्तु 
उस समय वास्तविक मायावाद-तत््र का उदय नहीं हुआ था | हम 
चेद में इस प्रकार का वाक्य देखते हैं--“ इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप 
इयते,” अर्थात्‌ इन्द्र ने माया द्वारा नाना रूप धारण किये । यहाँ पर 
माया शब्द इन्द्रजाळ अथवा उसी के समान अथ में व्यवहृत हुआ है । 
चों के अनेक स्थलों में माया शब्द इसी अथ में व्यवहृत हुआ देखा 
जाता है। इसके बाद कुछ काळ तक माया शाब्द का व्यवहार एकदम 
लुप्त हो गया । किन्तु इसी बीच तप्रतिपाद्य जो अर्थ या भाव था वह 
क्रमशः परिपुष्ट हो रहा था । इसके बाद के समय में एक प्रश्न देखा 


माया ९ 


जाता है, “ हम जगत्‌ के गुप्त रहस्य को क्यों नहीं जान पाते है !” 
और इसका इस प्रकार निगूद भाव व्यञ्जक उत्तर प्राप्त होता हैः-- 
५ हम सब व्यर्थ जल्पना करते है, हम इन्द्रिय-सुख से परितृप्त होने 
'बाढे और वासनापर है, अतएव इस सत्य को नीहाराबृत करके रखने 
हैं "_“ नीहारेण प्रावृता जह्प्या चासुतृप उकथशासश्चरन्ति ! ^ 
यहे पर माया शब्द का व्यवहार तो विळकुल ही हुआ नहीं, किन्तु 
` इससे यही भाव प्रकट होता है कि हमारी अज्ञता का जो कारण 
निर्धारित हुआ है वह इस सत्य और हमारे वीच कुज्कटिका के 
समान वर्तमान है । अब इसके बहुत समय के वाद, अपेक्षाकृत आधु- 
निक 'उपनिपदो मे माया शब्द का फिर आविर्भाव देखने मे आता है । 
किन्तु इसी बीच मे इसका प्रभूत रूपान्तर हो चुका है; उसके साथ 
कई नये अर्थ संयोजित हो गये है; नाना प्रकार के मतवाद प्रचारित 
और पुनरुक्त हुये है; और अन्त मे माया विषयक धारणा एक स्थिर 
रूप प्राप्त कर चुकी है | हम खेताशखतर उपनिषद्‌ में पढते हैं“- 
“ मायान्तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनन्तु महेश्वरम्‌ | "माया को ही प्रकृति 
समझो और मायी को महेश्वर जानो | भगवान शंकराचार्य के पूर्ववर्ती 
दाशनिक पण्डितों ने इसी माया शब्द का विभिन्न अर्थो में व्यवहार 
किया है | माळूम होता है, वोद्धों ने भी माया शाब्द या मायावाद को 
कुछ रञ्जित क्रिया है । किन्तु बोद्धों ने इसको प्राय; विज्ञानबाद २ 


es 


१ ऋसिद-ढशम मण्डल, ८२ सूक्त, ऋक | 


२ हमारी इन्द्रियों से आहथ समस्त जगत्‌ हमारे मन की ही विभिन्न 


अनुभूतिमात्र है, इसकी वास्तविक सत्ता नहीं है, इसी मत को विज्ञानवाद या 
पृदहनाइफ कहते हैं । 


१० ज्ञानयोग 


(।५९०॥५७ ) में परिणत कर दिया था और माया शब्द इसी अथ 
मे साधारणतः आजकळ व्यवहृत होता है | हिन्दू छोग जव जगत्‌ 
को “ मायामय ” वताते है तव साधारण मनुष्य के मन में यही भाव 
उद्य होता है कि “ जगत्‌ कह्पना मात्र है । ” बोडो की इस प्रकार 
वी व्याख्या का कुछ आधार हे; कारण, एक श्रेणी के दार्शनिक पहले 
वाह्य जगत्‌ के अस्तित्व मे बिलकुल ही विश्वास नहीं करते थे। किन्तु 
वेदान्त मे वर्णित माया का अन्तिम निश्चित सरूप,--विज्ञानवाद, 
बास्तववाद | (९०३।७० ) अथवा किसी प्रकार का मतवांद नहीं है। 
हम क्या हैं, और अपने चारो ओर हम क्या टेखते है, इस सम्बन्ध मे 
प्रकृत घटना का यह सहज वर्णनमात्र है। मै आपसे पहले ही 
कह चुका हूँ कि जिनके अन्तःकरण से वेद निकळे उनकी चिन्ताशक्ति 
मूल तत्त की खोज में तथा आविष्फार मे ही ठगी हुईं थी । इन सव 
तत्तो का बरिस्तृत अनुशीळन करने के ढिए मानों उन्हें अवसर ही. 
नही मिठा और उन्होने इसकी आवश्यकता मी नहीं समझी । वे तो। 
बस्तु-मात्र के अन्तरतम प्रटेश में पहुँचने के लिये ही व्यग्र थै । 
ऐसा जान पड़ता है मानों उस पार उन्हे कोई बुळा रहा था। अतः वे 
ठहर नही सकने थे। वस्तुतः उपनिपदो मे इधर उधर ७. १ 
आधुनिक विज्ञान की विपयीमूत विशेष प्रतिपत्ति बहुधा अमात्मक होति 
हुये भी उनके मूल तल्लो के साथ विज्ञान के मूल तत्रो का कोई 
प्रभेद नहीं ह । यहे पर एक दृष्टान्त दिया जाता हें। आधनिन्र 
विज्ञान का इयर ( 500 ) अथवा आकाशत्रिपयक नवीन तच उपी- 
निपदो में विद्यमान है । यह आकाश-तत्त आधुनिक वैज्ञानिको के; 


। जगत्‌ केवल हमारे मन की अनुभृतिमात्र नहीं है, उसकी वास्तविक 
मत्ता ह, इस मत को वास्तववाठ या १९०१७० कहते हैं । 


माया ११ 


ईयर की अपेक्षा अधिक परिपुष्ट रूंप से पाया जाता है। किन्तु वह 
मूल तत्तर मे ही पर्यवसित था। वे लोग इस आकाशतत्र के कार्य 
की ब्याख्या करते समय बहुत से श्रमो में पड गये थे जगत्‌ की 
सम्पूर्ण जीवनी शक्ति जिसका विभिन्न विकास मात्र है वही स॒व्यापी 
जीवनी शक्ति-तत्व वेद में--उसके ब्राह्मणांस मे ही प्राप्त हो जाता है। 
संहिता के एक बड़े मंत्र मे समस्त जीवनी शक्ति के विकासक प्राण की 
प्रशंसा की गई है । इसी सम्वन्ध में आप लोगों मे से कुछ को यह 
जानकर आनन्द होगा कि आधुनिक योरोपीय वैज्ञानिको के सिद्भान्तो 
के सदृश इस पृथित्री के जीवो की उत्पत्ति का सिद्धान्त वैदिक दर्शनों 
में पाया जाता है । आप सभी निश्चय ही जानते है कि जीव अन्य 
ग्रहों से संक्रामित होकर पृथ्वी पर आता है, ऐसा एक मत प्रचित हैँ।, 
जीव चन्द्रलोक से पृथ्वी पर आता है, किसी किसी वैदिक वैज्ञानिक 
का यही स्थिर मत है । 


मूल त्त के सम्बन्ध में हम देखते है कि उन्होंने व्यापक 
साधारण तल्लो की छानबीन मे अतिशय साहस और आश्चर्यजनक 
निर्मीकता का परिचय दिया है। बाह्य जगत्‌ से इस विश्व-रहस्य के 
मर्म को निकालने में उन्हे यथा सम्भव उत्तर मिला। और, इस प्रकार 
उन्होने जितने मूल तत्तो का आविष्कार किया था उससे जगत्‌ के 
रहस्य की ठीक मीमांसा जब नहीं हो सकी, तव, आधुनिक विज्ञान की 

; विशेष प्रतिपत्ति भी उसकी मीमांसा मे अधिक सहायक न हो सकेगी, 
यह निस्चित है। यदि प्राचीन काळ मे आकाशतत्त विखरहस्य को 
भेदने मे समर्थ नहीं- हुआ तब उसका विस्तृत अनुशीलन भी हमें 
सत्य की ओर अधिक अग्रसर नहीं कर सक्ता । यदि यह सर्वव्यापी 


२२ ज्ञानयोग 


आणतत्त विज्वरहस्य के उद्घाटन मे असमर्थे रहा तो उसका विस्तृत 
अनुशीलन निरर्थक है; कारण, वह विश्वत्ख के सम्बन्ध मे कोई 
परिवर्तन नही कर सक्रता । में यह कहना चाहता हूँ कि तत्ता- 
नुशीळन मे हिन्दू दार्शनिक आधुनिक विद्वानों की माति ही एवं कमी 
कमी उनसे भी अधिक साहसी थे। उन्होने इस प्रकार के, अनेक 
'सुविस्तृत साधारण नियमो का आविष्कार किया है जो आज भी 
बिलकुछ नवीन है, और उनके ग्रन्थो मे इस प्रकार के अनेक मत 
विद्यमान है जो कि वर्तमान विज्ञान आज भी मतवाठ के रूप मे भी प्राप्त 
नही कर सका | दान्त रूप॑ से दिखलाया जा सकता है कि वे केवळ 
आकाशतक्त पर पहुँच कर ही सन्तुष्ट अथवा थकित नहीं हो गये, 
किन्तु उन्होने और मी आगे बढ़कर समष्टि मन की भी एक सूक्ष्मतर 
-आकाश के रूप मे कव्पना की है एवं उसके भी ऊपर एक अधिकतर 
सूक्ष आकाश को प्राप्त किया है । किन्तु इससे कुछ भी मीमांसा नहीं 
हुई। रहस्य का उत्तर देने में ये सब तत्त समर्थ नहीं है। संसार के 
सम्बन्ध मे व्यथै का ज्ञान कितनी ही दूर तक बिस्तृत क्यों न हो 
जाय, इस रहस्य का उत्तर न दे सकेगा । मन मे आला हे, मानों 
कुछ थोड़ा बहुत हमे मालूम हो गेया हे, कुछ सहल्न व और 
प्रतीक्षा करने पर इसकी मीमांसा हो जायगी। वेदान्तवादियों ने 
मन की ससीमता को निःसंशय ही प्रमाणित किया है, अंतएव वे उत्तर 
देते है, “ नहीं, सीमा से बाहर जनि की हमारी 'शक्ति नहीं है । हम 
देश, काळ, निमित्त के बाहर नही जा सकते । ” जिस प्रकार कोई 
मी अपनी सत्ता का उल्लंघन नहीं कर सकता उसी प्रकार देश 
और काळ के नियम ने जो सीमा का बन्धन स्थापित कर दिया है 
उसको अतिक्रमण करने की क्षमता किसी मे नही है] देश-काळ- 


~ माया १३ 


निमित्त सम्बन्धी रहस्य को-खोळने का प्रयत्न ही व्यर्थ है, क्योकि. 
इसकी चेआ करते ही इन तीनो की सत्ता स्त्रीकार करनी होगी । 
तब- यह किस प्रकार सम्मत्र है! और ऐसा होने पर जगत्‌ के 
अस्तिल्रवाद का क्या रूप रहेगा ?--“ इस जगत्‌ का अस्तित्व नहीं 
है!” जगत्‌ मिथ्या है--इसका अथे क्या है! इसका यही अथै है. 
फि उसका निरपेक्ष अस्तित्र नही है। मेरे, तुम्हारे और अन्य सब 
के मन के साथ इसका केवल आपेक्षिक अस्तित्व है। हम पाँच इन्द्रियों 
“द्वारा जगत को जिस रूप मे प्रत्यक्ष करते है, यदि हमारे एक 
इन्द्रिय और होती तो हम इससे अधिक कुछ नवीन प्रत्यक्ष करते और 
इसस मी अधिक इन्द्रिय सम्पन्न होने पर हम इसे और भी बिभिन्न 
रूपो मे देख पाते | अतएव इसकी सत्ता नही है--त्रह अपखितेनीय, 
अचळ; अनन्त सता इसकी नही है | किन्तु इसको अस्तिलश्ून्य नहीं 
कहा जा सता, कारण इसकी वर्तमानता है और इसके साथ मिलकर 
ही हमे कार्य करना होगा | यह सत्‌ और असत्‌ का मिश्रण है । 


सूक्ष्म तत्तो से लेकर जीवन के साधारण दैनिक स्थूळ कार्यों 
तक पर्याळोचन करने पर हम देखते है कि हमारा सम्पूर्ण जीवन ही 
सत्‌ और असत्‌ इन दोनो विरुद्ध भावो का सम्मिश्रण है। ज्ञान के 
क्षेत्र मे मी यह विरुद्ध भाव दिखाई पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है 
कि मनुष्य जिज्ञासु होने से ही समस्त ज्ञान प्राप्त कर छेगा; किन्तु 
दो चार पम चलने के वाद ही एक ऐसा अभेद्य व्यत्रधान देखने मे 
आता है जिसको अतिक्रमण करना मनुष्य के वश के वाहर है। उसके 
समी कार्य एक वृत्ताकार परिधि के अन्दर घूमते रहते हैं. जिसको 
वह कमी लॉघ नही सकता। उसके अन्तरतम एवं प्रियतम रहस्य 


१४ ज्ञानयोग 


_ २ 


सीमांसा के लिये उसे दिन रात उत्तेजित तथा आह्वान वरते है परन्तु 
इसका उत्तर हेने मे वह असमं है, कारण कि'बह अपनी बुद्धि की 
सीमा का उल्लघन नहीं कर सकता | फिर मी वासनाएँ उसके अन्तर मे 
ग्रवङ वेग से उठती रहती है; किन्तु इस उत्तेजना का दमन ही'एक | 
मात्र मड्गळकर पथ है, यह भी हम अच्छी तरह जानते है। हमारे 
हृत्पिण्ड का प्रत्येक स्पन्दन प्रत्येक निः्त्रास के साथ हमे स्तार्थपर 
होने का आदेश -करता है। दूसरी ओर एक अमानुपी शक्ति कहती 
है कि नि.स्रार्थता ही एक मात्र मड्गछ का साधन है | जन्म से लेकर 
अत्येक बाळक सुखाशाबादी ( 0६5६ ) होता है; वह केर 
सुख के ही स्वप्न देखता है। युवावस्था मे वह' और भी अधिक्र 
आशावादी हो जाता है। मत्यु, पराजय, अथवा अपमान नाम की.भी 
कोई वस्तु है यह बात किसी युवक की समझ मे आना कठिन है । 
अब वृद्धावस्था आती है; जीवन केवळ एक ध्वसराशि हो जाता है, 
सुख के स्वप्न आकाश में विछीन हो जाते है और वृद्ध लोग 
निराशावादी हो जाते है। इसी प्रकार हम प्रकृति से ताडित होकर 
आशाश्चन्य, सीमा तथा गन्तव्य-ज्ञान से शून्य होकर एक ध्र॒व से दूसरे 
ध्रुव की ओर दौडते रहते है। ळलितविस्तार मे छिखे हुए बुद्ध चरित का 
एक प्रसिद्ध गीत इस सम्बन्ध मे मुझे याद आता है। वर्णन इस प्रकार है 
कि बुद्धदेव ने मनुष्यों के परित्राता के रूप मे जन्म ग्रहण किया, किन्तु 
जव राजग्रासाद की विछासिता मे वे आत्मविस्मृत होने ठगे तब उनको 
जगाने के लिये ढेवकन्याओ ने एक गीत गाया था जिसका ममार्थे 
इस प्रकार है,“ हम एक प्रवाह मे वहते चळे जा रहे है, हम 
अविरत रूप से परिवर्तित हो रहे है-कही निवृत्ति नहीं है, कहीं 
विराम नही है। ” इसी प्रकार हमारा जीवन विराम नहीं जानता, 


माया १५ 


अविरत चछता ही रहता है। अब उपाय क्या है? ज़िनके पास 
खाने पीने की प्रचुर सामग्री है वे छुखाशावादी हो जाते है और 
कहते हैं, “ भय उत्पन्न करनेवाली दु.ख की वाते मत कहो, क्लेशा की 
वात मत सुनाओ। ” उनके पास जाकर कहो--“ सभी मंगळ है। ” 
वे कहेंगे, “हम तो निरापद है ही; यह ढेखो, कितनी सुन्दर अ्टा- 
लिकाओं मे हमवास करते है, हमे शीत का कोई भय नही है। अतएत्र 
हमारे सम्मुख यह भयावह चित्र मत लाना।" किन्तु दूसरी ओर 
देखिये, शीत और अनाहार से कितने ही लोग मर रहे है। जाओ 
उन्हे जाकर शिक्षा दो कि ' समी मड्गळ है। ' किन्तु यह, जो इस 
जीवन मे मीपण क्छेझा पा रहा है. वह तो सुख, सौन्दर्य और मंगल 
की बात सुनेगा ही नही, वह कहता है, “ सभी को भय दिखाओ, में 
जव रो रहा हूँ तो और सत्र कैसे हँसेगे ? मे तो अपने साथ सभी को 
रुळाऊँगा; कारण कि जब मै दुःख से पीड़ित हूँ तो समी दु.ख से 
पीडित हो, इसीसे मेरी शान्ति होगी । ” हम इसी प्रकार सुखाझावाद 
से निराशावाद की ओर चढे जाते है। इसके वाद मृत्युरूप भयावह 
व्यापार आता है--सारा संसार मृत्यु के मुख मे चता जा रहा है; 
सभी मरने जा रहे है। हमारी उन्नति, हमारे व्यर्थ के आउम्वर पूर्ण 
कार्यकलाप, समाज-संस्कार, बिलासिता, ऐसत्रय, ज्ञान--मृत्यु ही सब 
की एक , मात्र गति है। यही सर्वस्व है, यही पुनिश्चित,है। नगर 
के नगर वनते और बिगडते जाते है। साम्राज्यो के उत्थान और 

पतन होते है, प्रहादिक खण्ड खण्ड होकर धूलि के समान चूर्ण वन 

कर विभिन्न ग्रहो के वायु-प्रवाह मे इधर उधर विक्षिप्त होते रहते है । 

बसी प्रकार अनादिकाळ से चलता आ रहा हे। इस सव का लक्ष्य 

क्या है? मृत्यु ही सव का छब्य है, मृत्यु जीतन का छ्य हे, 


१६ ' ज्ञानयोग 


सौन्दर्य का लक्ष्य हे, ऐज्वर्य का लक्ष्य है, शक्ति का लक्ष्य है, और 
तो और, धर्म का भी छक्ष्य है। साधु और पापी दोनों मरते हैं, राजा 
और भिक्षुक दोनों मरने है, सभी मृत्यु को प्राप्त हते हैं। तव भी 
जीवन के प्रति यह विपम ममता विद्यमान है। हम क्यो इस जीवन 
की ममता करते हे? क्यो हम इसका परित्याग नहीं कर पाते ? 
यह हम नही जानने। यही माया है । 


- माता बड़े यत्न से सन्तान का लाऊन पाठन करती है। उसका 
समस्त मन, समस्त जीवन मानो उसी सन्तान के लिये है। वालक 
बड़ा हुआ, युत्रावस्था को प्राप्त हुआ और शायद दुइचरित्र एवं पशु 
होकर प्रतिदिन अपनी माता को मारने पीटने लगा, किन्तु माता 
फिर भी पुत्र पर मुग्ध है । जव उसकी विचारशक्ति जाग़त होती 
है तब वह उमे अपने स्नेह के, आवरण मे ढक कर रखती है । 
किन्तु वह नही जानती कि यह स्नेह नहीं है; एक अपरिजेय 
शक्ति ने उसके स्नायु-मण्डळ पर अधिकार कर लिया है । वह इसे 
दूर नहीं कर सकती | वह कितनी ही चेष्टा क्यों न करे, इस बन्धन 
को तोड़ नहीं सकती । यही माया है | 


"हम सभी कहिपत सुवर्ण छोमो की खोज में दौड़ते फिरते 
ह । सभी के मन मे होना है कि यह हमारा ही प्राप्तब्य्र है; किन्तु 


२, सुवर्गं डोम (९9५७० ॥७००७):--ओ’क पौराणिक साहित्य की कथा 
है कि ग्रीस के अन्तर्गत सेसाली देश मे राजवंशी आथामास की पत्नी नेफूल के 
गर्भ से फ्रिक्सस नामक पुत्र और हेल नाम की कन्या ने जन्म रिया । कुछ 
डिन के बाद नेफेल की मृत्यु होने पर आयामास ने केडमस की कन्या ईनो के साथ 
विवाह किया । इनो ने सप्त्नी की सन्तान के प्रति विंद्वेष होने के कारण नाना, 


माया १७ 


उनमे से कितने मनुष्य इस संसार मे जीवित है? सभी ज्ञानी छोग 
समझते ० दछ ००७ सु हुक १ को __ ०५ हरु, उनकी की ७० "करोड 
समझते हैं कि इस सुवर्ण लोम को प्राप्त करने की उनकी दो करोड़ 
मे एक से अधिक सम्भावना नही है ; तथापि प्रत्येक मनुष्य उसके 
लिये कठोर प्रयत्न करता है; किन्तु अधिकांश किसी को कुछ प्राप्त 
नही होता; यही माया है। 


इस संसार मे मृत्यु रात दिन गवे से मस्तक ऊँचा किये धूम 
रही है; हम सोचते है कि हम संदा जीवित रहेगे | किसी समय राजा 
युधिष्टिर से यह प्रश्न पूछा गया कि “ इस पृथ्वी पर अत्यन्त आश्‍चर्य 
की बात क्या है ! ” राजा ने उत्तर दिया था, “ नित्य ही लोग चारों 
ओर मर रहे हैं किन्तु जो जीवित है वे समझते है कि वें कभी मरेगे ही 
नही । ” यही माया है| 


प्रकार से अपने पति को फिक्स की देवताओ को वलि चढ़ा देने से सहमत किया। 
किन्तु बलिदान के पूव ही फ्रिक्सस की स्वर्गीया माता की आत्मा उनके सम्मुख 
आविभूत हुई और एक सुवर्ण लोम युक्त मेढे को उनके निकट लाकर उनको 
उस पर चढ़ कर समुद्र पार भाग जाने का आदेश देने लगी । मार्ग मे उसकी 
बहिन हेल गिर कर इव गई--फ्रिक्सस ने कृष्ज सागर की पूर्व दिशा मे कलचिस 
नामक स्थान में उतर कर वहों के जिउस देवता को उसी मेंढे की वलि चढ़ा 
कर्‌ उसकी खाल को मास ( मंगळ ) देवता के कुष्ज मे रॉग दिया । एक दैत्य 
उसकी रखवाली के लिये नियुक्त हुआ। कुछ दिन बाद इस सुचर्ण लोम की 
खाल को लाने के लिये आधामास का भतीजा जेसन उसके प्रतिद्वन्द्वी पेलियस 
द्वारा नियुक्त किया गया और वह आगो नामक एक वड़े जहाज से अनेक 
प्रतिद्ध वीर पुरुषों सहित बैठ कर नाना प्रकार के वाधा-विष्नो को पार 
करता हुआ उक्त सुतर्ण छोम के लाने मे सफल हुआ । ग्रीक पुरागो में यह 
कधा .g०n०७० ६x९० नाम से विख्यात है । 
२ 


१८ ज्ञानयाग 


हमारी बुद्धि, ज्ञान, जीवन, प्रत्येक घटना में यही विपम विरुद्ध 
भाव दिखाई पड़ता है । सुख दुःख का और दुःख सुख का अगामी 
हो रहा है। सुधारक आते है और किसी जाति के दोषों को दूर 
करने का प्रयत्न करते है, किन्तु इसी बीच मे किसी दूसरी दिशा मे 
वीस हजार दोष उस सुधार से पहले ही उठ खडे होते है | पतनों- 
न्सुख जीण अट्टालिका की भॉति एक स्थान पर जीर्णोद्धार करते करते 
दूसेर स्थान पर जीर्णता आक्रमण कर देती है। भारतीय स्त्रियों के 
वालविधवा हो जाने के दोष को दूर करने के लिये हमारे सुधारक 
लोग चीत्कार तथा प्रचार कर रहे है । किन्तु पाश्चात्य देशों मे 
अविवाहित रहना ही प्रधान दोष माना जाता है। एक स्थान पर 
अविवाहिताओ का कष्ट दूर करने मे सहायता करनी होगी तो दूमरे 
स्थान पर विधवाओं का कष्ट मिटाने का यत्न करना होगा; शरीर मे 
पुरानी वातव्याधि के समान शिरःस्थान से हटाने पर यह कमर आदि 
का आश्रय, ले ळेती है, बरहा से हटाने पर पैरी का आश्रय हूँहती है । 


कोई कोई दूसरों की अपेक्षा अधिक धनवान हो गये है-- 
विद्या, सम्पत्ति और ज्ञानानुशीळन केवळ उन्हीं की सम्पत्ति हो गये 
हैं । ज्ञान कितना महत्तर और मनोहर है, ज्ञानानुशीकन कितना 
सुन्दर हैं! यह केळ कुछ लोगों के हाथ में है। कितनी भयानक बात 
है। अब सुधारक आये और सर्वसाधारण में इस ज्ञान का “विस्तार 
करने रगे । इससे जनसाधारण एक प्रकार से कुछ सुखी हुए अवश्य, 
किन्तु ज्ञानानुशीलन जितना ही अधिक होने छगा, शारीरिक सुख 
शायद उतना ही अन्तर्हित होने लगा । अब कौन से मार्ग का अब- 
छम्बन किया जाय !-कयोकि सुख के ज्ञान से ही तो दुःख का 


माया १९ 


ज्ञान होता है । हम लोग जो थोडासा सुख भोग रहे है, अन्य कहीँ 
पर उससे उतना ही दुःख उत्पन्न हो रहा है। सभी वस्तुओ की 
यही अवस्था हे। युवकगण शायद इस वात को न समझ पाये ।. 
किन्तु जिन्होंने संसार में वहुत दिन विताथे है, जिन्होंने वहुतसी 
येत्रणाये भोगी है वे इस वात को समझ सकेगे । यही माया है। दिन 
रात ये समस्त व्यापार संघटित हो रहे है, किन्तु इनकी ठीक अकार 
से मीमांसा करना असम्मत्र है । इस प्रकार यह सव जो हो रहा है 
उसका कारण क्या है! इस विषय मे वास्तव में न्यायसंगत कोई प्रश्न 
हौ नही हो सकता; अतएव इस प्रश्‍न का उत्तर भी असम्मत है । 
इसका कारण जाना नहीं जा सकता। उत्तर देने से पहले इसको 
नात्र्यवोध ही नहीं होगा, यह क्या है यह हम नहीं जान सकते | 
हम इसे एक क्षण को भी स्थिर नही रख सकते--प्रति क्षण यह हमारे 
हाथ से निकलता रहता है | हम सव अन्धे येत्रो के समान परिचालित 
हो रहे हैं । यद्यपि हमने कमी कमी नि'स्वार्थ भाव से जो कार्य किया 
. है, परोपकार की जो चेष्टा की है उसे स्मरण करके कह सकते है, 
“क्यो, यह कार्य तो हमने समझ वूझ कर, सोच विचार कर किया 
था । ' किन्तु वास्तव मे हम उन कार्यो को किये विना रह ही नहीं 
सकते थे, इसी कारण उन्हे किया था । मुन्ने इसी स्थान पर खड़े हो 
कर आप लोगो को भाषण द्वारा उपदेश देना पड़ रहा हे और आप 
लोगो को वेठ कर इसे सुनना पड़ रहा है, यह मी हम लोग विना | 
किये रह नही सकते इसीलिये कर रहे हैं। आप घर लोट जायेगे, 
शायद कुछ लोग थोड़ी बहुत शिक्षा भी ग्राप्त करेगे. दूसरे शायद 
मन मे कहेंगे, यह आदमी व्यर्थ ही वक रहा है। में भी घर चळा 
जाऊँगा और सोचूँगा कि मेने आज भाषण दिया । यही माया है । 


२० ज्ञानयोग 


अतण इस संसार की गति के वर्णन का नाम ही माया है ॥ 
साधारणतया ढोग यह बात छुन कर भयमीत हो जाते है। हमें 
साहसी होना पड़ेगा | अवस्था के विषय को छिपाने से रोग का प्रति- 
कार नहीं होगा । कुत्तो से पीछा किये जाने पर जिस प्रकार खरगोश 
अपने मुँह को टॉगों मे छिपा कर अपने को निरापद समझता है, उसी 
ग्रकार हम लोग भी आशावादी अथवा निराशाबादी होकर ठीक उस 
खरगोश के समान कार्य करते है | यह रोगमुक्ति की औपधि नहीं है। 


दूसरी ओर सांसारिक जीवन की प्रचुरता, सुख और खच्छन्दता 
भोगने वाळे इस मायावाद के सम्बन्ध में बड़ी आपत्तियों उठाते है। इस 
देश में, इंग्लैण्ड मे निराशावादी होना बहुत कठिन है | समी मुझसे कहते 
है--जगत्‌ का कार्य कितने सुंदर रूपसे चळ रहा है, जगत्‌ कितना 
उन्नतिशीळ है ! किन्तु वे अपने जीवन को ही अपना जगत्‌ समझते 
है । एक पुराना प्रश्न उठता है--इसाई धर्म ही एक मात्र धर्म है। 
कारण, ईसाई धर्म को मानने वाळी सभी जातियों समुद्धिशाली है। 
इस प्रकार की युक्ति से तो यह सिद्धान्त स्वयं ही भ्रामक सिद्ध हो 
जाता है । अन्य जातियो का दुर्भाग्य ही तो ईसाई जातियों की समृद्धि 
का कारण है, क्योकि एक का सौभाग्य दूसरो के शोणित द्वारा शोषण 
के बिना नही वनता । तो जब समस्त पृथित्री ईसाई धर्म को ही मानने 
लगेगी तव भक्ष्य स्वरूप इतर जातियो का नाश करने वाढी ईसाई 
जाति स्त्रय ही दरिद्र हो जायगी। अतः इस युक्ति ने अपना ही खण्डन 
कर दिया । उद्भिज पच्चुओ के लिय अन्न स्वरूप है, मनुष्य पछुओ का 
मोक्ता ह,और सब से अधिक गहित कार्य यह है कि मनुष्य एक दूसरे 
का, दुवेछ बल्खान्‌ का मल्ल्य वन रहा है । यही हाळ सर्वत्र विद्यमान 


\ 


माया २१ 


है । यही माया है। इस रहस्य की आप क्या मीमांसा करते है ! हम 
अतिदिन ही नई नई युक्तियाँ सुनते है । कोई कहते है, अन्त मे सब 
का कल्याण होगा। इस प्रकार की सम्भावना अत्यन्त संदेहास्पद होने 
पर भी हम ने स्त्रीकार कर ढी | किन्तु इस पैशाचिक उपाय से मंगल 
होने का कारण क्या है: पैशाचिक रीति को छोड कर क्या मंगळ द्वारा 
ही मंगलसाधन नही हो सकता * वर्तमान मनुष्यो की सन्तान सुखी होगी; 
किन्तु उससे हमे क्या फळ मिलेगा जिसके ल्यि हम इस समय ये 
भयानक यन्त्रणाये भोग रहे है ? यही माया है | इसकी मीमांसा नहीं 
है | छुना जाता है कि दोषों का क्रमशः धीरे धीरे दूर होता जाना 
कमविकासवाद (57७77 ६४०।५४०॥ ) की एक विशेषता है; संसार 
से दोप का इस प्रकार क्रमशः दूर हो जाने पर अन्त में केवल मंगळ 
डी मंगळ रह जायगा | सुनने मे तो बड़ा अच्छा छगता है।इस ससार 
मे जिसके पास सब वस्तुओ का प्राच्य है, जिन्हे प्रतिदिन कठोर 
यन्त्रणा सहनी नही पडती, जिन्हे क्रमविकास के चक्र मे पिसना नहीं 
पडता, उन लोगों के दम्म को इस प्रकार के सिद्धान्त बढ़ा सकते है। 
सचमुच ही उनके लिये ये सिद्धान्त अत्यन्त हितकर और शान्तिप्रद 
हैं | साधारण जनसमूह यन्त्रणा भोगा करे--इनकी क्या हानि है ? वे 
सब मारे जायै--इसके लिय ये सोच बिचार कयां करे ! ठीक वात है, 
किन्तु यह युक्ति आदि से अन्त तक भ्रमपूर्ण हे । प्रथम तो, ये लोग 
विना किसी प्रमाण के ही धारणा कर ळेते हैं कि संसार में अमिव्यक्त 
अंगळ और अमंगळ का परिणाम एकदम निर्दिष्ट है । दूसेर, इससे भी 
अधिक दोपयुक्त धारणा यह है कि मंगळ का परिमाण तो ऋमदबद्धि- 
शीळ है ओर अमंगळ निर्दिष्ट परिमाण मे विद्यमान रहता है | अतएत्र 
` शसा समय आयेगा कि जब अमगळ का अंश इसी प्रकार क्रमविकास 


२२. ज्ञानयोग 


के द्वारा घट जाने पर अन्त मे विरकुछ नष्ट हो जायगा और केवल 
मंगल ही विराजित रहेगा--यह कहना वडा सरळ है। किन्तु क्या 
यह प्रमाणित किया जा सकता है कि अमंगळ का परिमाण निर्दिष्ट 
रहता है ? क्या अमगळ की भी क्रमशः वृद्धि नही हो रही है? एक 
जंगढी मनुष्य है जो मनोवृत्तियों के परिचाळन से सरथा अनभिज्ञ है, 
एक पुस्तक भी नहीं पढ़ सकता, हस्तलिपि किसे कहते है, उसने 
कमी सुना भी नहीं; आज रात को उसके वीस टुकड़े कर दो, कल 
वह स्वस्थ हो उठेगा। धार धरा हुआ अस्त्र उसके शरीर में घुसा कर 
वाहर निकाल लो, फिर भी वह अच्छा हो जायगा; किन्तु हम अधिक 
सम्य होने पर भी मार्ग मे चछते हुए ठोकर खाते ही मर जाते है | 


मशीनों के द्वारा घन आदि सुलम हो रहा है; उन्नति और 
क्रमतिकास की वृद्धि हो रही है; किन्तु एक व्यक्ति धनी हो जायगा 
इसडिये छाखो मनुष्यो को पीसा जा रहा है--एक व्यक्ति घनवान 
वने इसलिये सहस्रो मतुष्य दरिद्र से दरिद्रतर हो रहे है--संल्यातीत 
मनुष्य के वंशज कऋ्रीतदास बनाये जा रहे है। जगत्‌ की धारा ही 
एसी है । जो मनुष्य पञ्चुवत्‌ हैं उनके समस्त सुखभोग इन्द्रियो में 
ही सीमित हैं; उनके दुख और सुख इन्द्रियों के भीतर ही सन्निविष्ट 
हैं । यदि उस पर्याप्त भोजन नही मिळता अथवा उसे कोई दारीरिंक 
रोग या क होता है तो बह अपने को अभागा समझता है । इन्द्रियो 
में ही उसके सुख-दु ख का उव्यान और पर्यतसान हो जाता हे। 
इस प्रकार के व्यक्ति की जब उन्नति होती रहती हे तो उसके सख 
दी सीमा के विस्तार के साय ही साय उतने ही परिमाण में उसके दुःख 


की भी वृद्धि होती जाती हैं। जंगली मनुष्य ईप्या के वश में होना 


माया २२ 


नही जानता, कचहरी में जाना नहीं जानता, वह नियमित कर 
देना नही जानता, समाज द्वारा निन्दित होना नहीं जानता, पैशा- 
चिक मानव-ग्रकृति से उत्पन्न जो भीषण अत्याचार _एक दूसरे के 
इृदय के गुप्त से गुप्त भावो का अन्वेषण करने मे छगा हुआ है 
उसके द्वारा वह दिन रात पर्यवेक्षित होना नहीं जानता । वह नहीं 
जानता कि श्रान्तज्ञान से सम्पन्न गर्वित मानव किस प्रकार पश्जु से 
भी सहस्र गुना पैशाचिक स्त्रभाव वाला हो जाता है। इसीं प्रकार 
हम जिस समय इन्द्रियपरायणता से उन्मुक्त होने ळगते है, हमारी 
खुखाबुमत्र की उच्चतर शक्ति की वृद्धि के साथ साथ यन्त्रणाचुभव 
की शक्ति की मी पुष्टि होती है | स्नायुमण्डल और भी सूक्ष्म होकर 
" अधिक यन्त्रणा के अनुभत्र मे समथै हो जाता है। सभी समाजो मे 
यह बात दिन प्रति दिन प्रत्यक्ष होती जाती है कि साधारण 
मूर्ख मनुष्य तिरस्कृत होने पर अधिक हुःखी नही होता किन्तु 
अधिक प्रहार होने पर दुःखी हो जाता है। सभ्य पुरुष एक 
वात भी सहन नही कर सकते। उनका स्नायुमण्डळ इतना 
सूक्ष्म भावग्राही हो गया है। उनकी सुखानुभूति सहज हो गई 
है इसील्यि उनका दुख भी बढ़ गया है। दार्शनिक पण्डितो 
का क्रमतिकास-वाद इसके द्वारा अधिक समर्थित नही होता। हम 
अपनी सुखी होने की शक्ति को जितना ही बढ़ाते है, हमारी यन्त्रणा- 
भोग की शक्ति उसी परिमाण मे बढ़ जाती है । मेरा विनीत मत यही 
है कि हमारी सुखी होने की शक्ति यदि समयुक्तान्तर श्रेणी के 
नियम (Antec 97097०४४००) से बढ़ती है तो दूसरी ओर 
दुखी होने की शक्ति समगुणितान्तेर श्रेणी (Geometncal Prog- 


२४ ज्ञानयोग 


५8५३००) # के नियम से बढ़ेगी । जंगली मनुष्य समाज के सम्बन्ध मे 
अधिक नहीं जानता । किन्तु हम उन्नतिशीर लोग जानते है कि 
इम जितेन ही उन्नत होगे, हमारी सुख और दु:ख के अनुभव करने 
ची शक्ति उतनी ही तीज होगी । हममे से तीन चौयाई मनुष्य जन्म 
से ही जो पागल रहते है यह प्रायः सभी जानते है | यही माया ह | 


अतएव, हम ठेखते है कि माया सेसार-रहस्य की व्याख्या 
करने के निमित्त कोई विश्ोप मतवाठ नहीं है। संसार मे घटनाय 
जिस प्रकार होती रही हैं, माया उन्हीं का वर्णन मात्र है । विरुद्ध 
भाव ही हमारे अस्तित्व की मित्ति है; समत्र इन्हीं भयानक विरुद्ध 
भावों के बीच मे से होकर हम चलते हैं | जहाँ मगर है वहां 
अमगळ रहता है; जहाँ अमंगळ है वहीं मंगल है । जहॉ जीवन है 
मृत्यु वहीं छाया की भॉति उसका अनुसरण कर रही है। जो हँस 
रहा है उसीको रोना पड़ेगा; जो रो रहा है वह भी हँसेगा । यह 
क्रम बदल नहीं सकता । हम ढोग अवश्य ही ऐसे स्थान की कल्पना 
कर सकते है जहॉ केवल मड्गळ ही रहेगा, अमड्गल रहेगा नही; 
जहो हम केवल हॅँसेंगे, रोयेगे नही । किन्तु जव तक ये सब कारण 
समान रूप से विद्यमान हैं तत्र तक इस प्रकार का संघटन स्त्ये ही 
असम्भव है । जहाँ हमें हॅसाने की शक्ति विद्यमान है वहीं कलाने की 
भी शक्ति प्रच्छन्न रूप से विद्यमान है; जहॉ सुख उत्पन्न करने वाली 
शक्ति विद्यमान है दुःख देने वाळी शक्ति भी वही छिपी हुई है । 
क समयुक्तान्तर श्रेणी नियम जैंस ३।७।७।९ इत्यादि, यहाँ पर अत्यक 
परवर्ती अपने पूर्ववर्ती अझ से दो दो अधिक है। समगुणितान्तर जैसे ३।६।१२।२४ 
इत्यादि यदद पर प्रत्येक परवर्ती अङ्क अपने पूर्ववर्ती अङ्ग का दुगुना है । 


माया २५ 


अतएव वेदान्त-दडीन आशावादी अथवा निराशावादी नहीं है । 
चह तो दोनो ही वाढों का प्रचार करता है; सारी घटनाये जिस 
प्रकार होती है वह उसे उसी रूप में ग्रहण करता है; अथीत्‌ 
उसके मत में यह संसार मड्गल और अमडशळ, सुख और 
दुःख का मिश्रण है; एक को बढ़ाओ, दूसरा भी साथ साथ बढ़ेगा । 
क्षेत्रठ सुख का संसार अथवा केवल दु ख का संसार होही नदी सकता। 
इस प्रकार की धारणा ही स्त्रतःत्रिरोधी है। किन्तु इस प्रकार का 
मत व्यक्त करके और इस विइलेपण के द्वारा वेदान्त ने' यही एक- 
महारहस्य का मम निकाला है कि मड्गल और अमड्गछ ये दो एक- , 
दम विभिन्न सत्तायै नहीं है। इस संसार मे ऐसी एक मी वस्तु नही 
है जिसे एकदम मंगल जनक या एकदम अमड्गळ जनक कहा जा 
सके | एक ही घटना जो आज झुम जनकं माछूम पड़ती है, कळ 
अशुभ माळूम पड सकती है। एक ही वस्तु जो एक व्यक्ति 
को दुःखी करती है दूसरे को सुखी बना सकती है | जो अग्नि 
बच्चे को जळा देती है, वही अनशन सें जर्जर व्यक्ति के लिये 
उत्तम खाद्यान्न भी पका सकती है । जिस स्वायुमण्डळ के द्वारा 
दुःख का ज्ञान हमारे अन्दर प्रवेश करता है, सुख का ज्ञान भी उसी 
के द्वारा हम मिळता है। अमड्गल का निवारण करने का एक मात्र 
उपाय मड्गल का निवारण ही है, अन्य कोई उपाय नहीं है---यह 
निश्चित है। मृत्यु का निवारण करने के लिये जीवन का निवारण 
करना पड़ेगा । मृत्युहीन जीवन और अझुख-हीन सुख ये बातें 
अपनी ही विरोधी हैं, इनमे कोई सत्य नहीं है। कारण, दोनो 
ही एक ही वस्तु का त्रिकास हैं । करु जो छुमदायक छगता था 
आज वह वैसा नही लगता । जव हम विगत जीवन की आलोचना 


६ ज्ञानयोग 


करते है, विभिन्न युगो के समस्त आदशो की आलोचना करते है, 
तभी इस वात की सत्यता दिखाई पडती है। एक समय था जब 
कि सुन्दर तेजस्वी घोड़ो की जोड़ी को हॉक कर चलाना ही मेरा 
आउर था, अव वह भावना नही होती । बचपन मे सोचता था 
कि अमुक मिठाई प्रस्तुत कर लेने पर मै पूर्ण सुखी होउँगा । 
कमी सोचता था, स्त्री-पुत्र से युक्त तथा प्रचुर धनसम्पन्न होने पर 
छुखी होऊँगा। अव वे सव लड़कपन की वाते सोच कर हँसी 
आती है। वेदान्त कहता है कि जिन समस्त आदर्शों का अबलम्बन 
करते हुए, अपने शारीरिक व्यक्तित्व का परिहार करने मे, हममे भय 
का सञ्चार होता है, समय आने पर उन्ही आदर्शो को ठेखकर हम 
हसेगे । सभी अपनी अपनी देह की रक्षा करने मे वयग्र है । कोई 
भी इसका परित्याग करने की इच्छा नहीं करता। इस देह वी 
यथेच्छ समय तक रक्षा कर लेने पर हम अत्यन्त सुखी होगे, हम 
सत्र इसी खूप मे सोचते है । किन्तु समय आने पर यह बात भी 
याद करके हम हॅसेगे। अतएव, यदि हमारी वमान अवस्था सत्‌ 
भी नही है, असत्‌ मी नही हे--किन्तु दोनो का संमिश्रण है, असुख 
भी नही है, सुख भी नहीं है- किन्तु दोनो का ही संमिश्रण है, 
इस प्रकार का विपम बिरुद्ध भाव जव उत्पन्न हुआ तन वेढान्त की 
आवश्यकता क्या है ? अन्यान्य दर्शनशास्त्र तथा धममतादिको की 
भी क्या आवश्यकता है ? विशेषतः जुम कर्म आदि करने का ही 
क्या प्रयोजन है यही प्रइन मन मे उठता है, कारण, छोग यही 

ठगे कि यदि छुम कर्म करने का यत्न करने पर अमंगळ रहना ही 
है एव सुखोत्पाढन का यत्न करने पर पर्वत के समान असुख की 
राशि उपस्थित हो जानी है तव फिर इस यत्न की आवश्यकता ही 


हर 


` माया २७ 
क्या है! इसका उत्तर यह है कि-पहले तो दुःख को दूर करने 
के लिये तुम्हे कमी करना पडेगा; कारण, स्तय सुखी होने का यही 
एक मात्र उपाय है। हममे से प्रत्येक अपने अपने जीवन मे शीघ्र 
या देरी मे इस बात की यथार्थता को समझ लेते है। तीक्णबुद्धि 
लोग कुछ शीघ्र और मन्दबुद्धि लोग कुछ देर मे इसे समझ 
सकते हैं ! मन्दबुद्धि लोग उत्कट यन्त्रणा भोगनें के बाद तथा तीक्ष्ण- 
बुद्धि ढोग थोड़ी यन्त्रणा पाने के बाद ही इसे समझ जाते है। दूसेर, 
यद्यपि हम जानते है कि यह जगत्‌ केत्रल सुखपूण हो, दुःख न 
रहे--ऐसा समय कमी मी न आयेगा, तथापि हमे यही कार्य करना 
होगा। यदि दुख बढ़ता जाता है तो भी हम उस समय अपना 
कार्य करेगे । ये दोनो शक्तियाँ ही जगत्‌ को जीवित रखेगी; अन्त 
में एक दिन ऐसा आयेगा कि जब हम स्वप्न से जागेगे एवे इस मिट्टी 
के पुतळे का बनाना बन्द कर देगे । सचमुच हम चिरकाल मिट्टी के 
पुतले बनाने मे रंगे है | हमे यह रिक्षा छेनी होगी; और यह 
शिक्षा प्राप्त करने में बहुत देर ळगेगी । 


वेदान्त कहता है-अनन्त ही सान्त हो गया है| जमनी में 
इसी भित्ति के ऊपर दशीन-शास्त्र-रचना की चेष्टा की गई थी। 
इंल्छेण्ड मे अब भी इस प्रकार की चेष्टा चल रही है ! किन्तु इन संव 
दार्शनिको के मत का विश्लेषण करने पर यही सारांश निकलता है 
कि अनन्तस्वरूप ( Hegel's Absolute Mmd ) अपृने को जगत्‌ मे 
व्यक्त करने की चेष्टा कर रहा है| यदि यह बात सत्य मान ली जाय 
तो अनन्त कमी न कभी अपने को व्यक्त करने मे समर्थ हो ही 
जायगा । अतत्र निरपेक्षातरस्था त्रिकसितावस्था से नीची हे; कारण, 


२८ ज्ञानयोग 


विकसितावस्था मे ही तो निरपेक्ष स्वरूप अपने को व्यक्त कर रहा है। 
जब तक अनन्त स्वरूप अपने को सम्पूर्ण रूप से बाहर निकाल नहीं 
पाता तव तक हैंमे इसी अभिव्यक्ति मे उत्तरोत्तर सहायता करनी होगी। 
सुनने मे यह बात बड़ी मधुर है, और हमने अनन्त, विकास, व्यक्ति 
आदि दार्शनिक शब्दों का भी प्रयोग किया। किन्तु सान्त किस प्रकार 
अनन्त हो सकता है, एक किस प्रकार दो कोटि का हो सकता है, 
इस सिद्धान्त की न्यायसंगत मूळमित्ति क्या है, यह प्रश्न तो दाशनिक 
पण्डित लोग स्त्रभावतः ही पूछ सकते है । निरपेक्ष एव अनन्त सत्ता 
सोपाधिक होकर ही इस जगत्‌ रूप में प्रकाशित हुईं है । यहाँ पर 
सभी कुछ सीमाबद्ध रहेगा ही । जो कुछ मी इन्द्रिय, मन और बुद्धि के 
भीतर से आयेगा उसको खतः ही सीमाबद्ध होना पडेगा, अतएव ससीम 
का असीम होना नितान्त मिथ्या है । ऐसा हो ही नही सकता । 


दूसरे पक्ष मे, वेदान्त कहता है, यह टीक है. कि निरपेक्ष एवं अनन्त 
सत्ता अपने को सान्त रूप मे ब्यक्त करने की चेष्टा कर रही है! 
किन्तु एक समय ऐसा आयेगा जब इस उद्योग को असम्मव जान कर 
उसे अपने पॉव पीछे छोटाने पड़ेगे। यह पीछे पॉव ढौटाना ही 
यथार्थ धर्म का आरम्भ है। वैराग्य ही धर्म का प्रारम्म है । आधुनिक 
मनुष्य से वैराग्य की बात कहना अत्यन्त कठिन है । अमेरिका मे मेरे 
वारे मे लोग कहते हैं कि मानो मैं पाँच हजार वर्ष पूवे के किसी 
अतीत और बिकुप्त ग्रह से आकर बैराग्य का उपदेश दे रहा हूँ; 
इंग्लैंड के दार्शनिक पंडित शायद यही कहेगे । किन्तु वैराग्य और 
त्याग ही केवळ इस जीवन की एक मात्र सत्य वस्तु है। ग्राणपण से 
चेष्टा करके देखो यदि कोई दूसरा उपाय ग्राप्त कर सकते हो । यह 


माया २० 


कभी भीन हो सकेगा । ऐसा समय आयेगा जब अत्तरात्मा 
जागेगा- इस लम्बे विषादमय स्वप्न से जाग उठेगा; बाळक खेल- 
कूद छोड़ कर अपनी जननी के निकट लौट जाने को उद्यत होगा। 
वह समझेगा-- 


[4] 


न जातु कामः कामानासुपमोगेन झाम्यति । 
हृविपा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥ 


काम्य वस्तु के उपभोग से कभी वासना की निवृत्ति नहीं 
होती, वरञ्च घृताइति के द्वारा अग्नि के, समान वासना और भी 
बद्ती है । इस प्रकार क्या इन्द्रिय विलास, क्या बुद्धि-वृत्ति के परि- | 
चालन से उत्पन्न आनन्द, क्या मानवात्मा का उपभोग्य सब प्रकार का 
सुख--सभी मिथ्या है--समी माया के अधीन है । सभी इस संसार के 
बन्धन के अन्तर्गत हैं : हम उसे अतिक्रमण नही कर पाते । हम 
उसके अन्दर अनन्त काळ पर्यन्त दौडते फिर सकते है, किन्तु उसका 
अन्त नहीं पा सकते; एवं जब भी हम सुख का कण प्राप्त करने की 
चेष्टा करेगे तमी दुख का देर हमे घेर छेगा। यह कितनी भयानक 
अवस्था है ! जव मे इस पर विचार करने की चेष्टा करता हैँ, मुने 
नि'सशय ही यह अनुभूति होती है कि यही मायावाठ है--सभी कुछ 
माया हं--यह वाक्य ही इसकी एक मात्र ठीक ठीक ब्याख्या है । 
इस ससार मे क्या दुख ही वर्तमान हे! यदि आप लोग विभिन्न 
जातियो के बीच परिश्रमण करेगे तो आप समझ सकेंगे कि यदि एक 
जाति अपने दोप का एंक उपाय के द्वारा प्रतिकार करने की चेष्टा कर 
रही ह तो दूसरी किसी अन्य उपाय का अघढम्वन कर रही ह| 
` एक ही दोप को विभिन्न जातियो ने विभिन्न प्रकार से प्रतिरोध करने 


३० ज्ञानयोग 


की चेष्टा की है किन्तु कोई भी कृतकार्य न हो सका। यद्यपि होप 
को धीरे धीरे कम करते हुए किसी अश मे रोका भी जा सकता है 
किन्तु दूसरे किसी अंश मे ढेर का ढेर अशुभ सञ्चित होता रहता है। 
इसकी गति ही ऐसी है । हिन्दुओं ने जाति के जीवन मे किसी 
प्रकार सतीत्व धर्म को उत्पन्न करने के लिये अपनी सन्तान को तथा 
धीरे धीरे समस्त जाति को बाळविवाह के द्वारा अधोगामी कर दिया 
है। किन्तु यह बात भी मे अस्वीकार नही कर सकता कि वालविवाह 
ने हिन्दू जाति को सतीत्व धमे से व्रिभूपित किया है । तुम चाहते क्या 
हो ? यदि जाति को सतीत्व/धर्म से थोडा बहुत विभूषित करना चाहते. 
हो तो इसी भयानक बाल्यत्रिवाह द्वारा समस्त स्त्रीपुरुपों को शारीरिक 
विपय मे अधोगामी करना पड़ेगा। दूसरी ओर क्या तुम्हारी जाति 
बिपत्तियो से रहित है ? कमी नहीं | कारण, सतील ही जाति की 
जीवनी शक्ति है। क्या आप ने इतिहास में नही पढ़ा है कि जातियों 
की मृत्यु का चिन्ह असतील के भीतर से ही आता है--जब यह 
किसी जाति के भीतर प्रवेश करता है तभी उसका विनाश निकट 
पहुँचता है । इन सब दु'खजनक प्रश्न की मीमांसा कहाँ मिलेगी ? 

यादि माता-पिता अपनी सन्तान के लिये पात्र या पात्री का निबीचन 

करे तब इस तथाकथित प्रेम के दोप का निवारण हो सकता है। 

भारत को बेटियों भाबुक होने की अपेक्षा कार्यकुशल अधिक होती 

है । उनके जीवन में कनाप्रियता को अधिक स्थान नही मिळता | 

“किन्तु यहि छोग अपने आप ही स्वामी और स्त्री का निर्वाचन करते 
है तव उन्हे इससे अधिक सुख नही मिळता | भारतीय नारियाँ अधिक 
सुखी है । स्त्री और स्वामी के वीच कलह अधिकांश नहीं होता। 

दूसरी ओर अमेरिका मे जहाँ स्वाधीनता की अधिकता है वहां सुखी 


माया ३१ 


परिबार बहुत कम देखने मे आते है । थोडे वहुत मुखी परिवार हो भी 
सकते हे, परन्तु असुखी परित्रारों तथा असुखकर विवाहों -की सख्या 
वर्णनातीत है । मै जिस किसी समा मे गया हूँ, वहों सुनता हूँ कि 
उसमे उपस्थित एक तिह स्त्रियों ने अपने पति-पुत्रो को बहिष्कृत 
कर दिया है । इसी प्रकार सभी जगह है । इससे क्या सिद्ध होता दै? 
सिद्ध होता हे कि इस सब आदी के द्वारा अधिक सुख प्राप्त नहीं 
हो सकता | हम सभी सुख के लिये उत्कट चेष्टा कर रहे है, किन्तु 
एक ओर कुछ प्राप्न होने के पहले ही दूसरी ओर दु'खु उपस्थित 
हो जाता है। 


तब क्या हम कोई मी शुम कमै न करे ? अवश्य कर, और 
पहले की अपेक्षा अधिक उत्साहित होकर हम इस कार्य को करे। 
किन्तु यही ज्ञान-शिक्षा हमारे औद्धत्य एवं तआस्सुव ( Fanatcism ) 
को नष्ट करेगी | तब अगरेज उत्तेजित होकर हिन्दू को “ओह्‌, 
पेशाचिक हिन्दू ! नारियो के प्रति कैसा असदव्यबहार करता है [?*.... 
यह कहकर अभिशप्त नही करेगे । तब वे विभिन्न जातियों की 
ग्रथाओं को आदरणीय बनाने की शिक्षा देगे । तआस्सुब कम होगा, 
कार्य अधिक होगा | तआस्सुत्र मे आदमी अधिक कार्य नही कर पाता । 
वह, अपनी शक्ति का तीन चौथाई व्यर्थ ही व्यय कर देता है । 
जिन्हे धीर प्रशान्त चित्त ' काम के आदमी ' कह कर पुकारा 
जाता है चे ही कर्म करते है। निरर्थक वाक्यपटु तआस्खुबी व्यक्ति 
कुछ भी नहीं कर पाता | अतण्व इसी ज्ञान के द्वारा कार्यकारिणी 
शक्ति की वृद्धि होगी।` घटनाचक्र ऐसा ही है, यह जान कर 
हमारी तिनिक्षा भी अधिक होगी । दुःख और अमडगळ के दृश्य 


२ ज्ञानयोग 


माव स च्युन नही कर सकेंगे और छाया के पीछे पीछे 
सुको । अतण्य संसार की गति ही ऐसी हे यह जान 
सहिप्ण वनगे | उदाहरण स्वरू हम कह सकते हैं कि 


क्ष, 
ध्प 
| 


TO ९ 
Rl 
a ?| 
4 27 
ha 
RY 
दो 
| श 
EE श्‌ 
ज ७ 
5? ५) 
, 32 ‘ly 
न्द “भर 
क 
= 
पे 
दा 
खा छ ८ 
र बु? 
) छै = 
2, 
अ ॐ 
000 न 
खु 
हत E 
५ 
Cee] 
a 54 


हे और सम्भवत विपरीत दिशा झा में बहने की भी चेष्टा कर रहे 


N ८ | | 


उँ॥' 5» 


त 
sl 
4 
हि 
७ "पर 
ब; 
KS 
Ss 
~ 
a 
व 
) रु 
Ff 
न्श 
| 
29 | 
Es 
2“ 
श्र ८ 
a, 
Tl 
३३३ 


प्रचल वेग से प्रत्राद्दिन दो गहा है. यह निश्चित है और वेब्रळ समय 
है जघ कि तुम, में, जीव, उद्भिद और साधारण जीवाण 
छे भी जह पर ह. रह चका है स्व कुछ उसी अनन्त 


मण्क वार फिर कहता हूँ कि वेदान्त का दृष्टिकोण आज्ञावादी 
अद्रा निगश्ागदी नही है।यह ममार केवल मंगलमय है अयता 


क्र अमगरमत हे ऐसा मत चह व्यक्त नहाीं करता | वह कहता 
ह कि हमारे मंगळ और अमंगळ दोनो का मूल्य वरावर है । ये दोनो 
एपी प्रजार हिलमिद्ध कर रहा करते है। ममार जेमा ही है. यह समझ 
झर नु्र सहेप्यता ळा साथ कम कगे। किन्नु क्रिम खिय? वढि 
बदनाचऋ रमा 


चक्र रमा टर आह तो हम क्या कर ? हम अज्ञेयवादी 
~ २? ०”, ha] 2, 


जाये? आजवाट क अनेबत्रादी भी तो कहते है कि 


माया डरे 


इस रहस्य की कोई मीमांसा नही है; वेदान्त की भाषा मे कहेंगे 
कि इस मायापाश से मुक्ति नही है। अतएव सन्तुष्ट होकर सब उपभोग 
करो । किन्तु यहाँ भी एक अति असंगत महाश्रम रह जाता ह| 
और वह यह है.। तुम जिस जीवन से चारो ओर से धिरे हुए 
हो उस जीवन के त्रिपय में तुम्हारा ज्ञान किस प्रकार का है ! 
क्या जीवन शब्द से तुम केवल पाँच इन्द्रियो से आवद्ध जो 
जीवन है उसे ही ळेते हो ? इन्द्रियात्म ज्ञान मे तो हम पशुओं से 
अधिक भिन्न नहीं है । किन्तु मुझे विश्वास है कि यहीँ वैठे इए लोगो 
मसे एक भी ऐसा नहीं है जिसकी आत्मा सम्पूर्ण भाव से केळ 
इन्द्रियो मे आवद्ध हौ । अतएव हमारे अतेमान जीवन का अर्थ इन्द्रि- 
यात्म ज्ञान की अपेक्षा और भी कुछ है । सुखदुःख का अनुभव कराने 
चाली हमारी मनोवृत्ति और चिन्ता-शक्ति भी तो हमारे जीवन का 
प्रंधान अग है । और उस महान आदश अ्थीत्‌ पूर्णता की ओर अग्न- 
सर होने की कठोर चेष्टा मी क्या हमारे जीवन का उपादान नहीं है? 
अज्ञेयवादियो के ( 990०७ A9n०५४०।७७ ) मत में वर्तमान जीवन 
की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है| किन्तु जीवन कहने से हमारे 
सामान्य सुखदु:ख के साथ साथ हमारे जीवन के अस्थि मज्जा स्वरूप 
अयीत्‌ सारभूत इस आदर्श के अन्वेपण की, इस पूर्णता की ओर अग्न- 
सर होन की चधा का भी तान्पय है। हम इसी को प्राप्त करना 
दोगा | अतएव हम अन्नेयवादी नही हो सकते और अज्ञेयवादी के 
प्रत्यक्ष ससार को लेकर नहीं चळ सकते। अज्ञेयत्रादी तो जीवन के उप- 
युक्त उपादान को छोड़कर अवशिष्ट अंश को सवैस्त्र मानते है। वे 
इस आदर को ज्ञान का अगोचर कह कर इसके अन्वेषण का परित्याग 
कर देते है। यही स्त्रभाव, यही जगत्‌, इसे ही माया कहते है।वेढान्त 


है. 
क 


३४ ज्ञानयोग 


के शब्दों मे यही प्रकृति है। किन्तु चाहे ढेवोपासना के द्वारा हो, 
चाहे मूर्तिपूजा द्वारा, चाहे दार्शनिक विचारों के अवलम्वन से आचरित 
हो, अथवा देव चरित्र, पिशाच चरित्र, प्रेत चरित्र, साधु चरित्र, ऋषि 
चरित्र, महात्मा चरित्र अथवा अत्रतार चरित्र की सहायता से अनुष्ठित 
हो, सभी धर्मों का, चाहे वे उन्नत धर्म हो चाहे अपरिणत, सभी का 
उद्देश्य एक ही है। सभी धर्म इस ग्रकृति के वन्धन को तोडने की थोडी 
बहुत चेष्टा कर रहे है । सक्षेप मे सभी धर्म स्वाधीनता की ओर अग्रसर 
होने की कठोर चेष्टा कर रहे हैं। जाने या अनजानि मनुष्य समझ गये है 
कि वे बन्दी हैं। वे जो वनने की इच्छा करने है सो नहीं है। जिस समय, 
जिस मुहूर्त में उन्होने अपने चारों ओर दृष्टिपात किया उसी मुहूर्त मे 
वे समझ गये कि वे बन्द्री है। उसी क्षण उन्हे अनुभूति हो गई कि 
वे बन्दी है । वे यह भी समझ कि इस सीमा से जकडा हुआ जो 
कोई भी उनके भीतर रह रहा है वह देह से भी अगम्य स्थान को 
उड जाना चाहता है। ससार के उन निम्नतम धमी मे भी जहाँ 
ढुढान्त, चृशंस, आत्मीयों के घरो मे छुक छिप कर फिरने वाळे, हत्या 
नथा सुराप्रिय मृत पितर या मूत-गरेतों की पूजा की जाती है उनम 
भी स्वाधीनता का यह भाव हम पाते हैं। जो ढोग देवताओं की 
उपासना करते हे वे उन्हीं सव देघताजो को अपनी अपेक्षा अधिक 
स्वाधीन देखते है--द्वार बन्द होने पर भी देवता लोग घरकी दीवारों को 
पार करके आ सकते है; टीवोर उनके मार्ग मे वाधक नही होतीं, ऐसा 
भक्त का विम्वास होता है। यही स्वाधीनता का भाव क्रमशः बढते 
बढ़ते अन्त मे सगुण ईश्वर के आदर्श मे परिणत होता है। इस आदश 
का केन्द्रीय भाव है-ईसत्रर माया से अतीत है । मुन्ञे मानों ऐसा छगता 
है कि मे दूर से आता हुआ एक शब्द सुन रहा हूँ और देखता हैँ कि 


माया ३५ . 


मारत के प्राचीन आचाये, प्राचीन ऋषि जगळ मे बैठे इस प्रन पर 
बिचार कर रहे है, बड़े बडे वयोवृद्ध पवित्रमय महर्षिण भी इसकी 
मीमांसा करने मे असमर्थ रहे है परन्तु एक वाळक उनके वीच खड़े हो 
कर घोषणा करता है'-- हे दिव्य धामत्रासी अमृत के पृत्रगण ! सुनो, 
मुझे मार्ग मिल गया है । जो अन्धकार से अतीत हे उसे जान लेने 
प्र अन्धकार के वाहर जाने का मारी मिल जाता है । 
श्रृण्वन्तु विने अमृतस्य पुत्राः । 
आ ये धामानि दिव्यानि तस्थु. ॥ 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्ण तमस. परस्तात्‌ । 
तमेब विद्वित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 
( खेताखतर उपनिषद्‌ ) 


इसी उपनिपद से हमे यह उक्ति भी मिलती है कि यह माया 
हमे चारों ओर से घेरे हुये है एवं बह अति भयङ्कर है । माया के वीच 
म से होकर कार्य करना असम्भव है । जो यह कहता है कि “ भे इस 
नदी के तट पर बैठा हूँ, जब सारा पानी समुद्र मे पहुँच जायगा तब 
भै नदी के पार जाऊँगा, ” वह उतनी ही भूळ करता है जितनी कि 
यह कहने वाळा कि “जब तक पुथित्री पूर्ण मगलमय नहीं हो 
जाती उतने ढिन कार्य करते रहने के वाद सुल भोग करूंगा । 
दोनो ही वाते असम्भत्र है | माया के बीच मे से रास्ता नही है, 
माया के विरुद्ध चछ कर ही रास्ता मिलेगा--यह बात मी मानर्न 
पड़गी । हमारा जन्म प्रकृति के सहायक रूप मे नही वरञ्च 
ग्रति के विरोधी के रूप मे हुआ हे। हम बन्धन के कर्ना होकर 
भी स्प्रय को बन्दी बनाने की चेष्टा करने है । यह मकान कहो से 


“इद ज्ञानयोग 


आया ? प्रकृति ने तो दिया नहीं । प्रकृति कहती है--- जाओ, वन 
मे जाकर वसो / मनुष्य कहता है--“ मै मकान वनाडेँगा, ग्रकृति 
के साथ युद्ध करूँगा।” और वह यही कर रहा है | मानव जाति 
का इतिहास प्राकृतिक नियमो के साथ युद्ध का इतिंहास है. और मनुप्य 
की ही अन्त मे प्रकृति पर विजय होती है । अन्तर्जगत्‌ मे आकर 
देखो, वहाँ भी यही युद्ध चछ रहा है, यही पाशव मानव और 
आध्यात्मिक मानव का संग्राम, प्रकाश और अन्धकार का संग्राम निर- . 
न्तर जारी है। मानव यहों भी जीत रहा है। खाधीनता की प्राप्ति 
के लिये प्रकृति के वन्धन को चीर कर मनुप्य अपने गन्तव्य मार्ग 


~ 


को प्राप्त करता है | हमने अभीतक माया का ही वर्णन ढेखा हैं। 


ha 


वेदान्ती पण्डितो ने इस माया को अतिक्रमण करके एमी किसी वस्तु 
को जान लिया है जो माया के अधीन नहीं है, और यदि हम उसके 
पास पहुँच सके तो हम भी माया के पार हो जायँगे । ईश्वरवार्दी 
सभी धमो की यह साधारण सम्पत्ति है | किन्तु वेदान्त के. मत मे यह 
धर्म का प्रारम्भ है. अन्त नहीं । जो विश्व की सृष्टि तथा पालन करने 
वाळे है, जो मायाधिष्टित हैं, जिन्हे माया या प्रकृति का कर्ता कहा 
जाता है, उन्हीं सगुण ईखर का ज्ञान वेदान्त का अन्त नही है। 
यही ज्ञान बढ़ते वढ्ने, अन्त मे बेढान्ती देख्ता है कि जिसे वह बाहर 
खडा हुआ समझता था वह उसके अन्दर ही है और वह स्त्रय बही है ! 
जो अपने को वद्भभावापन्न समझता था वह स्वयं ही अही मुक्त- 
स्वम्द्प है । 


३ 


३, मनुष्य का यथार्थ स्वरूप 


( छन्दन में दिया हुआ सापण ) 


पृञ्चेन्दरियग्रा्म जगत्‌ मे मनुष्य इतना अधिक आसक्त हो 
जाता है कि वह उस सहज मे ही त्याग करना नहीं चाहता । किन्तु 
चह इस बाह्य जगत्‌ को चाहे कितना ही सत्य या साररूप क्यो न 
समझे प्रत्येक व्यक्ति तथा जाति के जीवन मे एक समय ऐसा आता 
है कि जब उसे अनिच्छा से भी जिज्ञासा करनी होती हे, कि क्या 
यह जगत्‌ सत्य है? जिन व्यक्तियों को अपनी इन्द्रियो की गवाही 
मे अविश्वास करने का तनिक भी समय नही मिळता, जिनके 
जीवन का प्रत्येक क्षण किसी न किसी प्रकार के विपयमोग मे 
वीतता है, मृत्यु उनके भी सिरहाने आकर खड़ी हो जाती है और 
' विवश होकर उन्हे भी कहना पड़ता है--क्या यह जगत्‌ सत्य है? 
उसी एक प्रश्न मे धम का आरम्भ होता हे और इसी फे उत्तर में 
चमे की इति भी हो जाती है | इतना ही कयो, सुदूर अतीत काळ में 
जिसका निस्चित इतिहास भी अब नही मिळता, उसी रहस्यमय 
सौराणिक युग मे भी, सम्यता के उस अस्फुट उषाकाळ मे भी, हम 
देखते है कि यही एक प्रश्‍न उस समय भी पूछा गया है--क्या यह 
जगत्‌ सत्य है १ 


कवित्वमय कठोपनिपद के प्रारम्भ मे हम यह प्रश्‍न देखते है, 
CTC 


मनुष्य के मरने पर, कोई कोई लोग कहते है कि उसका अस्तित्व 


३८ ज्ञानयोग 


समाप्त हो जाता है, और कोई कहते हैं कि, नही, उसका अस्तित्व 
फिर भी रहता है नों बातों में कौन सी सत्य है ? ( येये प्रेत 
विचिकिसा मनुष्ये, अस्तीत्येके नायमस्तीति चके )।” जगत मे इस 
सम्बन्ध मे अनेक प्रकार के उत्तर मिलते है । जितने प्रकार के दशन 
या धर्म ससार-मे है वे सब वास्तव मे इसी प्रश्न के विभिन्न रूप के 
उत्तरो से परिपूर्ण है । अनेक तो ऐसे है जिन्होंने इस प्रश्‍न को ही-- 
ग्राणों की इस महती आकांक्षा को--संसार से अतीत परमार्थ सत्ता; 
के इस अन्वेषण को--व्यर्थ कह कर उडा देने की चेष्टा की है। 
किन्तु जब तक मृत्यु नाम की कोई वस्तु जगत्‌ मे है तब तक इस 
अइन को यो ही उड़ा देने की सारी चेष्टाये विफल रहेगी । यह कहना 
सरळ है कि हम जगत्‌ के अतीत की सत्ता का अन्वेपण नहीं करेंगे. 
वर्तमान क्षण मे ही हम अपनी समस्त आशा, आकांक्षा को सीमित 
रक्खेगे; हम इसके लिये भरपूर चेष्टा कर सकते हैं और बढिजिगत्‌ 
की सव वस्तुये ही इमे इन्द्रियो की सीमा के भीतर बन्द करके 
रख सकती है, सारा संसार मिलकर वर्तमान की क्षुद्र सीमा 
के वाहर दृष्टि प्रसारित करने से हमें रोक सकता है; किन्तु जितेन 
डिन जगत्‌ मे मृत्यु रहेगी उतने दिन यह प्रश्‍न वार वार उठेगा-- 
हम जो इन सव वस्तुओं को स्य का सत्य, सार का भी सार समझ 
कर इनमे भयानक रूप से आसक्त है, क्या मृत्यु ही इस सब का 
अन्तिम ,परिणाम है? जगत्‌ एक क्षण मे ही धवंस होकर न जाने 
कहो चला जाता है । ऊँचे गगनस्पर्शी पर्वत के नीचे की गम्भीर 
गुफा मानो मुँह फैछाये जीवो को निगलने को आरही है। इस 
भीषण प्त के पास खडे होकर, कितना ही कठोर अन्तःकरण क्यो 
न हो, निश्‍चय ही सिहर उटेगा और पूछेगा--यह सब क्या सत्य 


मनुष्य का यथार्थ स्वरूप ३९ 


है? कोई तेजस्त्री इदय जीवन भर बड़े आग्रह के साथ जिस 
आशा को अपने हृदय मे रख कर पाळता रहा वह एक मुहूर्त मे 
ही उड कर न जाने कहाँ चढी गई, तो क्या हम इस सब आशा को 
सत्य कहे ? इस प्रइन का उत्तर देना होगा। प्राणो की इस आकांक्षा 
की, दृढय के इस गम्भीर प्रश्न की शक्ति का कमी भी हवास नही 
होगा, वरञ्च काळ का खोत ज्यो ज्यो आगे बढता जायगा त्यो त्यो 
इस प्रशन की शक्ति बढती जायगी और उतने ही अधिक प्रबळ वेग 
से यह प्रश्न हृदय के उपर आधात करेगा । मनुष्य को सुखी होने 
की इच्छा होती है। अपने को सुखी करने की इच्छा से मनुष्य 
समी ओर दौडता फिरता है- इन्द्रियो के पीछे पीछे दौड़ता फिरता 
है--पागल की मॉति वहिजंगत्‌ में कायै करता जाताहै। जो 
युवक जीवनसड्ग़ाम मे सफल हुये है उनसे यदि प्रूछो तो कहेंगे, 
यह जगत्‌ सत्य है-उन्हे सभी वाते सत्य प्रतीत होती है। 
ये ही व्यक्ति जत्र बूढ़े हो जायेगे, जव सौमाग्यलक््मी उन्हें वार 
वार धोखा देगी तव उन्हीसे यदि पूछोगे तो यही कहेगे कि 
` सत्र ही अदृष्ट है? | उन्होने इतने दिन तक यही देख पाया कि 
वासना की पूति नही होती। वे जिधर जाते है उधर ही मानों 
वज्ज के समान दृढ दीवार उनके सामने खड़ी हो जाती है जिसे 
लघ कर जाना उनके लिये असम्भव है । इन्द्रियो की चञ्चलता 
की ही प्रतिक्रिया होनी रहती है। सुख और दुःख ढोनों ही 
क्षणस्यायी है । विळास, विमत, शक्ति, दारिद्रय, यहाँ तक कि जीवन 
भी क्षणस्थायी है । 
उपयुक्त प्रश्न के दो उत्तर हैं। एक है-शून्यवादियो की मोति 
विश्वास करना कि समी यन्य है, हम कुछ भी नही जान सकते, हम 


३० , ज्ञानयोग 


“भृत, भविष्यत्‌ या वतमान के सम्बन्ध मे भी कुछ नहीं जान सकते | 


w 


कारण कि जो व्यक्ति भूत भविष्य को अस्त्रीकार कर वेबळ वतमान 
को स्त्रीकार करते हुए उसी मे अपनी दृष्टि को सीमित रखना चाहता 
है वय केवळ वाती है; क्योकि ऐसा होने पर वह माता-पिता को 
स्वीकार न करने हुए मी सन्तान के अस्तित्व को स्वीकार करेगा ! 
और ऐसा कहना इस अवस्था मे युक्निसंगत ही होगा; क्योकि भूत 
भविष्य को अस्वीकार करने का अर्थ है वर्तमान को भी अस्वीकार 
करना । यही एक माव--यही शून्यवादियो का मत है। किन्तु मैने 
एसा मनुष्य आज तक नहा देखा जो एक मुहूत के लिये मी शून्यवादी 
हो सके;-सुख से कहना तो अवश्य ही बहुत मरळ है । 


दूसरा उत्तर यह है कि इस प्रन के वास्तविक उत्तर की खोज 
करो--सत्य की खोज करो--इस नित्य परिवर्तनशीछ नश्त्रर जगत्‌ मे 
क्या सत्य है इसकी खोज करो । यह शरीर जो कुछ भौतिक अणुओ 
का समछि मात्र है, क्या इसके अन्दर कुछ स॒त्य भी है ? दखा जाता 
है कि मानवजीवन के इतिहास मे सर्वदा ही इस तत्व का अन्वेषण 
किया गया है | हम देखते हैं कि अति ग्राचीन काळ मे ही मनुष्य के 
मन में इस तत्व का अस्पष्ट प्रकाश उद्धासित हो गया था | हम 
देखते हैं कि उसी समय से मनुष्य ने स्थल देह से अतीत एक अन्य 
देह का भी पता पा छिया हे--यह देह अधिकांश इसी स्थूल देह के 
समान अत्य है किन्तु पूर्ण रूप से नहीं; यह स्थूळ देह से श्रेष्ट ह--- 
शरीर का नाश हो जाने पर भी इसका नाश नहीं होगा। हम 
ऋग्वेढ के एक सूक्त मे किसी मृत शरीर का ढाह करने तराले 
अग्निदेव के प्रति कहा हुआ यह स्तत्र देखते हैं, “ हे अग्नि ! 


मनुष्य का यथार्थं स्वरूप ३१ 


तुम इसे अपने हाथो मे लेकर धीरे धीरे छे जोओ--इसे सांग सुन्दर 
ज्योतिभिय देह से सम्पन्न करो--इसे उसी स्थान मे ले जाओ जहाँ 
पितृगण बास करते है, जहाँ दुःख नही है, जहो मृत्यु नही है। ” 
तुम देखोंगे कि सभी धमी मे यही एक भाव विद्यमान है, और इसके 
साथ ही हम एक और तत्र भी पाते है। आइचर्थ की बात हे-समी 
चै एक स्वर से घोषणा करते है कि मनुष्य पहले निष्पाप और 
पवित्र था, इस समय उसकी अनति हो गई है--यही भात्र, चाहे वे 
रूपक की भाषा म, या ढशन की सुस्पष्ट भाषा मे, अथवा कविता की 
सुन्दर भाषा मे ळपेट कर प्रकाशित कयो न करे किन्तु सभी इस एक 
तत्व की घोषणा करते अवश्य है । सभी शास्त्रो और पुराणो मे यही 
एकँ तत्व पाया जाता है कि मनुष्य जैसा पहले था वैसा अव नही है 
और इस समय वह पहले था वैसा अव नही है और इस समय वह 
पहले से गिरी हुईं दशा मे है। यहूदियों के शास्त्र बाइबिल के 
प्राचीन भाग मे आदम के पतन की जो कथा है उसमे भी सार यही 
है। हिन्दू शास्त्रो मे इसका वार बार उल्लेख हुआ है | उन्होने 
सतयुग कहकर जिस युग का वर्णन किया है, जव कि मनुष्य की 
मृत्यु उसकी इच्छानुसार होती थी, जब मनुष्य जितने दिन चाहे अपने 
शरीर को धारण कर सकता था, जब मनुष्यों का मन शुद्ध और दृढ 
था, इस सब मे भी उसी एक सार्वभौमिक सत्य का इशारा दीखता है । 
बे कहते है कि उस समय मृत्यु नही थी एवं किसी प्रकार का अभ 
और दुख नहीं था, और वर्तमान युग उसी उन्नत अवस्था का 
अवनत भात ही तो है| इस वर्णन के साथ साथ हम सभी धमी मे 
जळप्छावन अर्थात्‌ जळप्रळ्य का वर्णन मी पाते है। यह जलप्रलय 
की कथा ही इस वात को प्रमाणित करती है कि सभी धर्म वर्तमान 


४२ ज्ञावयोग 


युग को प्राचीन युग की अवनत अवस्था ही मानते है। जगत्‌ की 
अवनति क्रमशः बढ़ती ही गई । इसके बाद जब जलप्रलय हुआ तो 
अधिकाश जगत्‌ उसमे डूब गया । फिर उन्नति आरम्म हुई । और 
अब यह जगत्‌ अपनी उसी प्राचीन पबित्र अवस्था को प्राप्त करने 
के लिये धीरे धीरे अग्रसर हो रहा हे । आप सब (0०७ Testament 
(पुराने बाइबिल ) मे जरप्रछ्य की कथा जानते ही है । यही एक 
कथा प्राचीन बेबीलोन, मित्र, चीन एवं हिन्दू धर्म मे मी प्रचलित थी। 
हिन्दू शास्त्र मे जछप्रलय का इस प्रकार का बर्णन मिळता है,-- 
महर्षि मनु जब एक दिन गंगातट पर सन्ध्या वन्‍्द्रन मे ठगे थे, तब 
एक छोटी सी मछली ने उनसे आकर कहा--- मुझे आश्रय दीजिये! 
मनु ने उसी क्षण पास रखे हुए पात्र मे उसे रख कर उससे पूछा-- 
“तू क्या चाहती है ” मछली बोली--/ एक बडी भारी मछली मुझे 
मार डालने के ढिये मेरा पीछा कर रही है। मेरी रक्षा कीजिये! 
मनु उसे घर छे गये, प्रातःकाल देखा, वह बढ कर पात्र 
के वराबर गई है । मछली बोली-- भै अब इस पात्र में नहीं रह 
सकती |” तब मनुने उसे एक कुण्ड मे रख दिया । दूसरे दिन 
चह कुण्ड के बराबर हो गई और कहने ठगी-- मै इसमे भी नहीं 
रह सकती । तब मनु ने उसे नदी में डाळ दिया । प्रात'काल को 
देखा कि उसका शरीर सारी नही मे फैल गया है । तब उन्होने उसे 
समुद्र मे डाळ दिया | तब मछली कहने छगी,-- मनु, मै जगत्‌ का 
सृष्टिकर्ता हूँ। मे जछप्रछय से जगत्‌ को ध्वंस करूँगा । तुम्हे साव- 
वान करने के लिये मै मछली का रूप धारण करके आया था। तुम एक 
वहुत वडी नौका बना कर सभी प्रकार के प्राणियों का एक एक जोडा 
उसमे रख कर उनकी रक्षा करो और स्त्रय मी सपरिवार उसमे बैठों । 


मनुष्य का यथार्थे स्वरूप धरे 


सभी स्थान जब उस जल मे इव जाएँगे तब उस जलं मे तुम्हे मेरा 
एंक सीग (कोटा) दिखेगा, तुम नौका को उससे बॉध देना। उसके बाद 
जळ घट जाने पर नौका से उतर कर प्रजावृद्धि करना । ' इसी प्रकार 
भगवान के कथनानुसार जछगरूय हुआ और मनु ने अपने परिवार 
सहित प्रत्येक जन्तु के एक एक जोडे और उदमिदो के बीज की प्रलय 
से रक्षा की, और प्रळय समाप्त हो जाने पर इस नौका से उतर कर 
वे प्रजा उत्पन्न करने मे छग गये--और हम लोग मनु के वंशज होने 
से मानव कहलाने लगे (मन्‌ धातु से मनु बनता है; मन्‌ धातु का 
अर्थ है मनन अथीत्‌ चिन्ता करना) । अव देखो, मनुष्य की भाषा 
उस आम्यन्तरीण सत्य को प्रकाशित करने की चेष्टा मात्र है। मेरा 
त्थिर बिश्वास है कि यह सब कथा और कुछ नहीं, मानो एक 
छोटा बालक, जिसकी एकमात्र भाषा अस्फुट अस्पष्ट शब्दराशि 
ही है, अपनी तोतढी भाण मे एक महान्‌ गम्भीर दार्शनिक सत्य 
को प्रकाशित करने की चेष्टा कर रहा है-वेवळ उसके पास 
इसको प्रकाशित करने के लिये कोई उपयुक्त इन्द्रिय अथवा अन्य 
कोई उपाय नही है । उच्चतम दार्शनिक और शिझु की भाषा मे 
प्रकार का कोई भेद नहीं है, भेद है केवळ मात्रा ( ००:०९ ) का | 
आजकल की बिशुद्ध, प्रणालीवद्ध, गणित के समान कटी छेटी 
भाषा और प्राचीन ऋषियो की अस्फुट रहस्यमय पौराणिक भाषा 
मे अन्तर केळ मात्रा की अधिकता और अल्पता का है। इन 
सव कथाओं के पीछे एक महान्‌ सत्य छिपा है जिसे प्रकाशित करने 
की प्राचीन छोगो; ने चेष्टा की है । बहुधा इन सब प्राचीन पौराणिक 
कथाओ के भीतर ही महामूल्य सत्य रहता है, और दुख के साथ 
कहना पड़ता हं कि आधुनिक छोगो की चटपटी भाषा मे बहुधा 


४3 ज्ञानयोग 


मस्ती ही रहती है, तत्व नहीं रहता । अतएव, रूपक मे सत्य छिपा 
है यह कह कर और आजकल के “राम! “श्याम ' की* समझ मे 
नहीं आता यह कह कर सभी प्राचीन बातो को ताक पर रख देना 
चाहिये, इसका भी कोई अथ नही हे । ' अमुक महापुरुष ने ऐसा 
कहा है, अतएत्र इस पर विश्वास करो ' इस प्रकार बोलने के कारण 
ही यदि सभी धर्म उपहासारगद हो जाते है तव आजकल के लोग और 
मी उपहासास्पढ हैं | आजकल यहि कोई मूसा, वुद्ध अथवा बसा की 
उक्ति को उद्धृत करता है तो उसकी हँसी उड़ाई जाती है; किन्तु 
हक्सठे, टिण्डळ अथवा डारविन का नाम लेते ही बात एकदम अकाटथ 
और प्रामाणिक बन जाती है। ' हक्सठे ने यह कहा ” बहुतो के डिये 
तो इतना ही कहना पर्याप्त है! मचमुच ही हम कुसस्कागे या अन्ध- 
विश्वासों से मुक्त हो गये हैं । पहले था धर्म का कुसस्कार, अब है 
विज्ञान का कुसंस्कार; किन्तु पळे के कुसस्कार के भीतर एक जीवन- 
दायक आध्यासिक भाव रहता था पर आधुनिक कुसंस्कार द्वारा 
तो केवळ काम और लोम ही उत्पन्न होता है | वह अन्धविश्वास था 
इद्र की उपासना को लेकर और आजकल का अन्धविश्वास हे 
महाधृणित घन, यश और शक्ति की उपासना को लेकर | यही भेद्र 
है। अब हम ऊपर कही हुई पौराणिक कथा के सम्बन्ध मे विवेचना 
करेंगे । इन सव कथाओ के भीतर यही एक प्रधान भाव देखने मे 
आता है कि मनुष्य जिस अवस्था मे पहले था अत्र उससे गिरी हुई 
दशा मे है। आजकल के तत्रान्वेपी लोग इस वात को एकदम अखी- 
कारः करते हैं । क्रमविकासवादी विद्वानों ने तो मानो इस सत्य का 
सम्पूर्ण रूप से ही खण्डन कर दिया है | उनके मत मे मनुष्य एक 
विशेष प्रकार के क्षुद्र मांसछ जन्तु( ५०५४० ) का क्रमविकास मात्र है, 


मनष्य का यथार्थ स्वरूप ४५ 


अतएव पूर्वोक्त पौराणिक सिद्धान्त मत्य नहीं हो सकता । किन्तु 
भारतीय पुराण तो दोनो ही. मतो का समन्वय करता है । भारतीय 
पुराणों के मत के अनुसार समी प्रकार की उन्नति तरंग के आकार 
की होती है। प्रत्येक तरंग एक बार उठती है, फिर गिरती है, गिर 
कर फिर उठती है, फिर गिरती है, इसी प्रकार क्रम चलता रहता है । 
प्रत्येक गति ही चक्राकार होती है | आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से 
ठेखने पर भी मनुष्य केबळ क्रमविकास का परिणाम है, यह बात सिद्ध 
नहीं होती | क्रमत्रिकास कहने के साथ साथ ही क्रमसंकोच की 
प्रक्रिया को भी मानना पडेगा । बिज्ञानवेत्ता ही तुमसे कहते है कि 
किसी यन्त्र मे तुम जितनी शक्ति का प्रयोग करोगे उतनी ही शक्ति 
तुम्हे उसमे से मिलेगी । असत्‌ ( कुछ नही ) से कभी भी सत्‌ ( कुछ) 
की उत्पत्ति नही हो सकती | यदि मानव-पूर्ण मानव--बुद्ध-मानव 
ईसा-मानब, एक क्षुद्र मांसळ जन्तु का क्रमविकास ही हे तो इ 
श्रुट जन्तु को भी क्रमसंकुचित बुद्ध कहकर मानना पडेगा । यदि 
ऐसा नहीं तो ये सत्र महापुरुष कहाँ से उत्पन्न इए १ असत्‌ से सत्‌ 
की उत्पत्ति तो कभी होती नही। उसी रूप से हम शास्त्र के साथ 
आधुनिक विज्ञान का समन्वय कर सकते हैं। जो शक्ति धीरे धीरे 
अनेक सीढियो से होती हुई पूण मनुष्य के रूप मे परिणत होती है 
कमी भी शून्य में से उत्पन्न नही हो सकती । वह कही न कहां 
वर्तमान थी; और यदि तुम विश्लेषण करते करते इसी प्रकार के क्षद्र 
जन्तुविशेप या जीवाणु ( ?०००।३७० ) तक ही पहुँच कर उसी 
को आदिकारण सिद्ध करते हो तो यह निश्चय है कि इसी जीबाण 
मे यह शक्ति किसी न किसी रूप मे विद्यमान थी । आजकल यही एक 
महान विचार चळ रहा है कि क्या यह देह ही जो पञ्चभूत की 


३६ र ज्ञानयोग 


समष्टि मात्र है, आत्मा अथवा चिन्ता ( 7१०५५७४ ) आदि कही जाने 
बाछी शक्ति के विकास का कारण हें? अथवा चिम्ताशक्ति ही 
ेहोसत्ि का कारण है ? अवश्य ही संसार के समी धर्म कहते है 
कि चिन्ता नाम की शक्ति ही शरीर की प्रकाशक है--कोई भी परम 
इसके विपरीत विश्वास नहीं प्रकट करता | किन्तु आधुनिक अनेक 
सम्प्रदाय ( ०००४४ ९०३४: ) मानते है कि चिन्ताशक्ति केवड 
शरीर नामक यन्त्र के विभिन्न अँशों के एक विशेष रूप के सन्निवेश 
से उत्पन्न होती है । यरि इसी मत को मान कर कहा जाय कि यह 
आत्मा, मन अथवा इसका जो कुछ भी नाम रक्खा जाय, यह सव 
इसी जड देह रूप यत्र का ही फलस्वरूप है, जिन सव जड़ परमाणुओं 
से मस्तिप्फ और शारीर का गठन होता है उन्ही के रासायनिक अथवा 
भौतिक योग से उतपन्न होने वाळी वस्तु है, तब तो यह प्रश्न ही 
अमीमांसित रह जायगा । शरीर गठन कौन करता है, कौन सी 
शक्ति इन भौतिक अणुओं को शरीर के रूप मे परिणत करती 
है ! कौन सी शक्ति प्रकृति मे पडी हुई जड वस्तुओ के देर मे से 
कुछ अझ ठेकर तुम्हारा शरीर एक प्रकार का और मेरा शरीर दूसरे 
प्रकार का वना डाळती है? यह सत्र बरिमिन्नता क्यों होती है ! 
आत्मा नामक शक्ति शरीर मे रहने घाले भौतिक परमाणुओं के 
विभिन्न सन्निवेशो से उत्पन्न होती है यह कहना ऐसे ही है जैसे गाडी 
के पीछे की ओर घोडे को जोत देना। यह सन्निवेश कैसे उत्पन्न हुआ! 
किस शक्ति ने ऐसा कर दिया? यदि तुम कहो कि अन्य किसी 
शक्ति ने यह संयोग कर दिया है, और आत्मा--जो इस समय 
एक विशेष जड़रागि के साथ सयुक्त रूप से दृट्टिगोचर हो रहा है 
चह इन्ही सत्र जड परमाएओ के सयोग का फल है, तब तो उत्तर 


मनुष्य का यथार्थ स्वरूप ४७ 


ठीक दहीं हुआ | जो मत अन्यान्य मतों का खण्डन किये विना ही, 
चाहि उसमे सव का समन्वय न हो, अविकांश घटनाओं की, अधि- 
कांश विषय की व्याख्या कर सकता हे वही ग्राह्य है । अतएव यही 
वात थुक्तिसंगत है कि जो शक्ति जड़राशि को लेकर उसमें से 
शरीर का निर्माण करती है और जो शक्ति शरीर के मीतर प्रकाशित 
रहती है ये दोनों एक ही है । अतः यह कहना कि“ जो चिन्ता- 
शक्ति हमारे शरीर मे प्रकाशित होती हैं बह केवछ जड़ अणुओ 
के सयोग से उत्पन्न होती हे और इसीलियि शरीर से पृथक उसका 
कोई अस्तित्र नही ” बिळकुळ ही निरर्थक है। और शक्ति कभी 
जड्वस्तु से उत्पन्न हो नही सकती । वरञ्च यह प्रमाणित करना 
अधिक सम्मत है कि हम जिसे जड़ कहकर पुकारते है उसका 
अस्तित्व ही नही है । यह केवळ शक्ति की एक विशेष अवस्था है । 
यह सिद्ध किया जा सकता है कि काठिन्य आदि जो जड़ के गुण है वे 
सब त्रिमिन्न रूप के स्पन्दनो के फळ है । जड़ परमाणुओं के भीतर 
प्रबळ स्पन्दन या कम्पन उत्पन्न कर देने से बे कठिन हो जायेगे | 
थोड़ी सी वायुराशि मे यदि अतिशय प्रबळ गति उत्पन्न कर दी जाय 
तो वह मेज के काठ से भी अधिक कठोर माळूम होगी | अदृश्य 
वायुरारि यदि प्रबळ झटके के साथ गतिशील हो जाय तो वह 
लोहे के डण्डे को मोड़ देगी और तोड़ दगी--केवछ गतिशीलता 
के द्वारा ही उसमे कठिनता का धर्म या गुण उत्पन्न हो जायगा। 
इसी थ्ष्टान्त से यह कल्पना भी की जा सकती है कि अननुभान्य 
अजड ईयर को यदि प्रबळ चक्र की गदि से चळाया जाय तो इसेम 
जड पाथा के सभी शुणो का साइइय दीख पड़ेगा। इसी प्रकार 
से विचार करने पर यह पूर्ण रूप से सिद्ध किया जा सकता है कि 


४८ ज्ञानयोग 


हम जिन्हें पञ्चभूत कहते है उनका कोई अस्तित्व नहीं है, , किन्तु 
दूसरा मत सिद्ध नहीं किया जा सकता । 


शरीर के भीतर यह जो शक्ति का विकास देखा जाता है 
यह क्या है ? हम सभी यह बात सरलता से समझ सकते है कि यह 
शक्ति जो कुछ भी हो, यही शक्ति जड परमाणुओ को लेकर उनसे 
एक विशेष आकृति--मनुष्य देह--को तैयार करती है। और कोई 
आकर तुम्हारे मेरे शरीर को नहीं बनाता। दूसरा कोई मेरे लिये 
खा रहा है ऐसा मैने कमी नहीं देखा। मुझे ही इस मोजन का 
सार शरीर मे लेकर उससे रक्त, मास, अस्थि आदि का गठन 
करना होता है। यह अद्भत शक्ति कया हें? भूत भविष्य के. 
सम्बन्ध मे कोई भी सिद्धान्त मनुष्यो को भयावह प्रतीत होता है 
बहुत छोगों को तो यह केवळ एक अमानुषिक बात माळूम होती 
है । अतएव वर्तमान में क्या होता है, हम यही समझने की चेष्टा 
करेंगे | हम वर्तमान विपय को ही ठेगे। वह, शक्ति क्या है जो 
इस समय हमारे भीतर बैठी काम कर रही है ? हम देख चुके है 
कि सभी प्राचीन शास्त्रों मे इस शक्ति को लोगो ने इसी शरीर 
के समान शरीर से सम्पन्न एक ज्योतिमैय पढाथे माना हैं; उनका 
विश्वास था कि इस शरीर के चळे जाने पर भी वह शरीर रहेगा। 
क्रमशः हम देखते है कि केवल ज्योतिर्मय देह कहने से सन्तोष 
नहीं होता--एक और भी उँचा भाव छोगों के मन पर अधिकार 
करता दिखाई ठेता है। वह यह है कि किसी प्रकार का शरीर 
शक्ति का स्थान नही ले सक्रता। जिस किसी वस्तु की आकृति 
है वह वस्तु केवछ बहुत से परमाणुओं का एक समृह है, अतएव 
उसको चछाने के लिये और कुठ मी चाहिये | यदि इस शरीर 


मनुष्य का यथार्थ स्वरूप ४९ 


का गठन और परिचालन करने के लिये इस शरीर के अतिरिक्त 
किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता है तो इसी कारण से उस ज्योतिर्मय 
देह का गठन और परिचालन करने के लिये भी तदतिरिक्त और 
कुछ चाहिये। यही “ और कुछ” आत्मा नाम से पुकारा जाने 
लगा | आत्मा ही मानो इस ज्योतिर्मय देह के भीतर से स्थूळ शरीर 
के ऊपर काम कर रहा है। यही ज्योतिर्मय शरीर मन का आधार 
कहा जाता है, और आत्मा इससे अतीत है। आत्मा मन नहीं है, 
वह मन के ऊपर कार्य करता है और मन के भीतर से शारीर के 
ऊपर कार्य करता है। तुम्हारे एक आत्मा है, मेरे मी एक आत्मा है 
सभी के पृथक्‌ एक-एक आत्मा है और एक-एक सूक्ष्म शरीर भी है; 
इसी सूक्ष्म शारीर की सहायता से हम स्थूळ शरीर के ऊपर कार्य 
करते है । अब प्रन उठा--आत्मा और उसके स्वरूप के सम्बन्ध मे | 
शरीर और मन से पृथक्‌ इस आत्मा का क्या स्वरूप है १ बहुत से 
से वाद प्रतिवाद होने ठगे, बहुत से सिद्धान्त और अनुमान माने 
जोन छगे, बहुत से दाशैनिक अनुसन्धान होने ळगे--मै आपके 
समक्ष इस आत्मा के सम्बन्ध मे उन्होने जो कई एक सिद्धान्त अपनाये 
है उनका वर्णन करने की चेष्टा करूँगा। भिन्न-भिन्न दर्शनों का इस 
एक बिपय मे मतैक्य देखा जाता है कि आत्मा का स्॒रूप जो कुछ 
मी हो, उसकी कोई आकृति नही है, और जिसकी आकृति नहीं 
वह अवश्य ही सर्धेन्यापी होगा। काळ मन के अन्तर्गत है- देश 
मी मन के अन्तर्गत है | काळ को छोड़ कार्य-कारण-भाव भी नहीं 
रह सकता । क्रमत्रतिभाव को छोड कार्य-कारण-भाव भी नहीं रह 
सकता । अतएत्र, देश-काल-निमित्त मन के अन्तर्गत है और यह 


आत्मा, मन से अतीत और निराकार है, इसलिये वह भी अत्रइय 
ड 


८५७० “ ज्ञानयोग 


ही देश-काछू-निमित्त से अतीत है। और जब वह देश-काल-निमित्त 
से अतीत है तो अवश्य ही अनन्त होगा। अब इस वार हिन्दूढशन 
का उच्चतम विचार आता है | अनन्त कमी ठो नहीं हो 
सफते। यरि आत्मा अनन्त है तो बेबळ एक ही आत्मा हो 
सकता है, और यह जो अनेक आत्माओ की धारणा है--तुम्हारा 
एक आत्मा, मेरा दूसरा आत्मा-यह सत्य नहीं है । अतएव मनुष्य 
“का प्रकृत स्वरूप एक ही है, अनन्त और सर्थव्यापी, और यह 
'व्यवहारिक जीव मनुष्य के इस वास्तविक स्वरूप का केबल एक 
सीमाबद्ध भाव है । इसी हिसाब से पूर्वोक्त पौराणिक तत्व भी सत्य 
हो सकते है कि व्यवहारिक जीव, चाहे वह कितना ही वडा क्यो 
न हो जाय फिर मी मनुष्य के इस अतीन्द्रिय प्रकृत रतरूप का अस्फुट 
प्रतिबिम्बमात्र ही है । अतएव मनुष्य का प्रकृत स्वरूप--आत्मा-- 
जो कार्य-कारण से अतीत है--जो देश-काळ से अतीत है--अवश्य ही 
मुक्त स्वभाव है---वह कभी बद्ध नही था, उसको बद्ध करने की शक्ति 
क्रिसीमे नहीं थी। यह व्यवहारिक जीव, यह प्रतिबिम्व देश-काछ-निमित्त 
के द्वारा सीमावद्ध है, इसलिये यह बद्ध है । अथवा किल्ही-किन्हो 
दाशीनिको की भाषा मे यो कहेंगे कि “ माळूम होता है कि जैसे वह 
बद्ध हो गया है, परन्तु वास्तव मे वह बद्ध नही है। ” हमारी आत्मा 
के भीतर यथाथै सत्य केवळ इतना ही है--यही सर्वव्यापी, अनन्त 
चेतन्यस्त्रभाव है; हम स्वभाव से ही ऐसे है- चेष्टा करके हमे ऐसा 
वनने की आवश्यकता नही । प्रत्येक आत्मा ही अनन्त हे इसलिये 
जन्म और मृत्यु का प्रश्न उठ ही नहीं सकता। कुछ बाळक परीक्षा 
दे रहे थे । परीक्षक कठिन कठिन प्रश्न पूछ रहे थे | उनमे यह भी 
प्रघन था-- पृथिवी गिरती क्यों नही * बे मध्याक्मण के नियम आदि 
सम्बन्धी उत्तर की आशा कर रहे थे। अधिकांश वाळक-बालिक 


हि शत 
मनुष्य का यथाथ स्वरूप ७१ 


कोई उत्तर नही दे सके । कोई कोई वाळक मध्याकर्पण या और 
कुछ कह कह कर उत्तर देने छगे। उनमे से एक बुद्धिमती वालिका 
ने एक और प्रश्‍न करके इस प्रश्न का समाधान कर दिया--/ पृथित्री 
गिरेगी कहें। पर ? ” यह प्रश्‍न ही गळत है | पृथिवी कह गिरे ” गृयितरी 
के छियि पतन और उत्थान का कोई अर्थ नहीं है | अनन्त देश का 
ऊपर और नीचे कैसा ” यह दोनो तो आपेक्षिक है। जो अनन्त 
है वह कहो जायगा और कर्हे से आयेगा £ जब मनुष्य मृत और भविष्य 
की चिन्ता का--उसका क्या क्या होगा, इस चिन्ता का--त्याग 
कर देता है, जब वह देह को सीमाबद्ध और इसीलिये उत्पत्ति-विनाश- 
शीळ जान कर देहाभिमान का त्याग कर देता है, उसी समय वह 
एक उच्चतर अवस्था मे पहुँच जाता है | देह भी आत्मा नहीं, मन भी 
आत्मा नहीं; कारण इनका हास और वृद्धि होती है। केबळ जड़ 
जगत्‌ से अतीत आत्मा ही अनन्त काल तक रह सकता है । शरीर 
और मन प्रतिनियत परिर्तनशीछ है। ये दोनो ही कई एक परि- 
वतनशीळ घटनाश्रेणियो के नाममात्र है। ये मानो एक नदी के 
समान है जिसका प्रत्येक जळपरमाणु नियत, चञ्चछ है। तव भी 
हम देखते है कि यह वही एक नदी है । इस देह का प्रत्येक परमाणु 
नियतपरिणामशील हे; कोई भी व्यक्ति कुछ क्षण को भी एक ही रूप 
का शरीर नही रख सकता । तथापि मन के ऊपर एक प्रकार का 
सस्कार वेठ गया है जिसके कारण हम इसे एक ही शरीर कह दार 
विवेचना करते हैँ । मन के सम्बन्ध में भी यही बात है। क्षण मे सुखी, क्षण 

में दु खी, क्षण मे सवळ, क्षण मे ढुवेछ--नियत परिणामशीळ भेंत्रर के 

समान | अतएत्र मन भी आत्मा नही हो सकता, आत्मा तो अनन्त है। 

परिवर्तेन केवछ ससीम वस्तु मही सम्भव है। अनन्त से किसी प्रकार का 


२ ज्ञानयोग 


परिवर्तन हो, यह असम्भव बात है। यह कमी नहीं हो सकता। शरीर 
के हिसाव से तुम और मै एक स्थान से दूसरे स्थान को जा सकते 
है, जगत्‌ का प्रत्येक अणु-परमाणु ही नित्य परिणामशीळ है; किन्तु 
जगत्‌ को समष्टि रूप मे लेने पर उसमें गति या परिवर्तन असम्भब 
है । गति सब जगह सापेक्ष होती है। मे जब एक स्थान से दूसरे 
स्थान को जाता हूँ तब एक मेज़ अथवा और किसी वस्तु के 
साथ तुलना करके देखना होगा; जगत्‌ का कोई परमाणु दूसरे 
किसी परमाण के साथ तुलना करके ही परिणाम को प्राप्त 
हो सकता है; किन्तु सम्पूण जगत्‌ को समष्टि रूप मे लेने पर 
किसके साथ तुलना करके उसका स्थान परिवर्तन होगा! इस 
समष्टि के अतिरिक्त तो और कुछ है नहीं। अतण्व यह अनन्त-- 
एकमेत्राद्ितीयम्‌, अपरिणामी, अचळ और पूण है और यही पार- 
मार्थिक सत्ता है। इसलिये सर्वव्यापी के भीतर ही सत्य है, सान्त के 
भीतर नहीं। यह धारणा कि मैं एक क्षुद्र, सान्त, सदा परिणामी जीव हूँ 
कितनी ही आराम देनेवाली क्यों न हों, फिर भी यह एक पुराना 
भ्मज्ञान ही है । यदि किसी से कहो कि--“ तुम सबेव्यापी अनन्त 

पुरुप हो । तो वह डर जायगा। सब के भीतर बैठ कर तुम कार्य 
कर रहे हो, सब पैरो के द्वारा तुम चढ़ रहे हो, -सब-मुखों से तुम 
बातचीत कर रहे हो, सब नासिकाओ के द्वारा तुम खास-प्रश्वास के 
कार्य को चछा रहे हो--किसी से यह सब कहने से वह डर जाता 

है। वह तुमसे बार बार कहेगा यह ' अहं? ज्ञान कमी नहीं जायगा। 

लोगो का यह “मै! कौन सा है, यह तो मे देख ही नहीं पाता हूँ। 

देख पाता तो सुखी हो जाता । 


मनुष्य का यथाथ स्वरूप ५३ _ 


छोटे वालक के मूँछै नहीं होतीं। बड़े होने पर उसके दाढ़ी मूँछ 
निकल आती है। यदि “अह! शरीर मे रहता है तब तो बाळक 
का 'अहं' नष्ट हो गया | यदि ' अह ' शरीरगत होता तब हमारी एक. 
ऑख अथवा हाथ टूट जाने पर “अहँ” भी नष्ट हो जाता | शरावी का 
झाराव छोड़ना ठीक नही, क्योकि इससे उसका 'अह” नष्ट हो जायगा ! 
चोर का साधु वनना भी ठीक नही, क्योकि इसत उसका 'अहे' भी 
छट जाबगा | इसी भय से किसी को भी अपना व्यसन छोडना 
उचित नहीं। अनन्त को छोड़कर और किसी मे अहं” है ही 
नही। केवछ इस अनन्त का ही परिवर्तन नही होता, और सभी 
का क्रमागत परिणाम होता है। “अहं” भाव स्मृति मे भी नहीं 
है । स्मृति मे यदि “अहं ' होता तो मस्तिष्क मे गहरी चोट छगने के 
कारण स्मतिछोंप हो जाने पर वह 'अहृ' भी नष्ट हो जाता और 
हमारा बिलकुल ही छोप हो जाता ! प्रारम्भिक बचपन के 
दो तीन वर्ष का मुझे कोई स्मरण नहों; यदि स्मृति के ऊपर ' मेरा 
अस्तित्व निर्भर करता होता तो ये दो-तीन वर्ष मेरा अस्तित्व ही नहीं 
था--कहना ही पड़ेगा तब तो मेरे जीत्रन का जो अंश मुझे स्मरण 
नहीं, उस समय में जीवित नही था, यह कहना ही पंड़ेगा। अवश्य 
ही यहाँ 'अह' का बहुत ही सङ्घीग अर्थ लिया गया है। हम 
अमी तक “मे? नहीं हैं। हम इसी “मैं? को प्राप्त करने की चेष्टा 
कर रहे है--यह अनन्त है, यही मनुष्य का प्रकृत स्वरूप है। 
जिनका जीवन सम्पूर्ण जगत्‌ को व्याप्त किये हुये है वे ही जीवित 
है, और हम जितना ही अपने जीवन को शरीर रूपी छोटे-छोटे 
सान्त पदार्थों मे वद्ध करके रखेंगे 'उतना ही हम मृत्यु की ओर 
अग्रसर होगे । हमारा जीबन जिस मुहूत मे समस्त जगत्‌ मे ब्याप्त 
रहता है, जिसक्षग से वह दूसरे मे व्याप्त रहता है, उसी मुहूत 


॥ ज्ञानयोग 


मे हम जीवित है, और जिस समय हम इस क्षुद्र जीवन मे अपने 
को वद्ध करके रखते है उसी मुहूत में मृत्यु है एवे इसी कारण हरमे 
मृत्युभय होता है। मृत्युभग को तमी जीता जा सकता है जव 
मनुष्य यह समझले कि जब तक जगत्‌ मे एक मी जीवन शेष है तब 
तक वह भी जीवित है । इस प्रकार के व्यक्तियो को ऐसी उपलब्धि 
होती है कि, “मै सब वस्तुओ मे, सब देहो मे वर्तमान हूँ। सव 
जन्तुओं मे मे वर्तमान हूँ | मै ही यह जगत्‌ हूँ, सम्पूर्ण जगत्‌ ही मेरा 
शरीर है। जितने दिन एक मी परमाणु रोप है उतने दिन मेरी मृत्यु 
की सम्भावना ही क्या है! कौन कहता है कि मेरी मृत्यु होगी ! ”-ऐसा 
ज्ञान हो जाने पर ऐसे लोग निर्भय हो जाते हैं, ऐसे ही समय 
निर्भीक अवस्था आ जाती है | नियतपरिणामशील छोटी-छोटी 
वस्तुओं मे अविनाशल है यहं कहना मूर्खता है । एक प्राचीन 
भारतीय दार्शनिक ने कहा है कि आत्मा अनन्त है इसलिये आत्मा ही 
'अहं' हो सकता है। अनन्त का भाग नहीं किया जा सकता, अनन्त कोः 
खण्ड-खण्ड नहीं किया जा सकता। यही एक अत्रिभक्त, समष्टिरूप 
अनन्त आत्मा है, वही मनुष्य का यथार्थ मे? है, वही “प्रकृत मनुष्य? 
है। मनुष्य के नाम से जिसको हम जानते है वह केवल इस “मै? 
को व्यक्त जगत्‌ मे प्रकाशित करने की चेष्टा का फळ मात्र है; 
और आत्मा मे कभी ' क्रमविकास? नही रह सकता । यह जो सव 
परिवर्तन हो रहा है, बुरा-मळा हो रहा है, पझु मनुष्य हो रहा है, 
यह सव कमी आत्मा मे नही होता । कल्पना करो कि एक पढी मेरे 
सामने है और उसमे एक छोटा सा छिद्र है; इसके भीतर से मे केवल 
कुछ चेहरे देख पा रहा हूँ । यह छिद्र जितना वड़ा होता जाता है 
उतना ही अधिक सामने का दृश्य मेरे सम्मुख प्रकाशित होता जाता है 


मनुष्य का यथार्थ स्वरूप ष्णुः 


और जब्र यह छिद्र सम्पूर्ण पर्दे को ब्याप्त कर लेता है तब मै तुम सव 
को स्पष्ट देख पाता हुँ | यहीँ पर तुम्होरे अन्दर कोई परिबरतन नहीं 
हुआ; तुम जो थे, वही हो । केवळ छिद्र का क्रमविकास होता रहा, 
और उसके साथ साथ तुम्हारा प्रकाश होता रहा । आत्मा के सम्वन्ध में 
भी यही बात है । तुम मुक्त स्वभाव और पूर्ण ही हो। इसके लिये 
चेष्टा करनी नही होगी । धर्म, इत्र या परकाळ, यह सव धारणा 
कहाँ से आई ? मनुष्य 'ईशत्रर, ईश्वर! करता क्यो घूमता फिरता है ! 


` सभी जातियों, सभी समाजो मे मनुष्य क्यों पूर्ण आदझ का अन्वेषण 


करता फिरता है चाहे वह आदर्श मनुष्य में हो या ईर मे यां अन्य 
किसी वस्तु में ? इसका कारण यह है कि वह तुम्हारे भीतर ही वर्तमान 
है । तुम्हारा अपना ही हृदय धक-धक करता है, तुम सोचते हो, 
वाहर कोई वस्तु यह शब्द कर रही है। तुम्हारी आत्मा के अन्दर बैठा 
ईश्वर ही तुम्हे अपना अनुसन्धान करने को--अपनी उपलब्धि करने 
को प्रेरित कर रहा है । 


यहाँ, वहाँ, मन्दिर मे, गिरजाघर मे, स्वर्ग-मर्त्य मे, नाना स्थानो 
मे नाना उपायो से अन्वेषण करने के वाद अन्त मे हमने जहाँ से 
आरम्म किया था--अर्थीत्‌ हमारी आत्मा में ही हम वत्ताकार घम कर 
वापस आते है और देखते हैं कि जिसकी हम समस्त जगत्‌ मे खोज करते 
थे, जिसके लिये हमने मन्दिरों, गिरजाओ मे जाकर कातर होकर 
प्रार्यनाये की, ऑसू बहाये, जिसको हम सुदूर आकाश मे मेघराशि के 
पीछे छिपा हुआ अव्यक्त रहस्यमय समझते रहे, बह हमारे निकट से 
भी निकट है, प्राण का प्राण है, वही हमारा शरीर है, वही हमारा 
आत्मा ह्‌-तुम ही 'मे ' हो, मे ही ' तुम ' हूँ । यही तुम्हारा स्वरूप 


७ ज्ञानयोग 


हे- इसीका प्रकाश करो। तुम्हें पवित्र होना नहीं पड़ेगा--तुम 
पवित्र स्वरूप ही हो । तुम्हें पूर्ण स्त्रूप होना नहीं पड़ेगा-तुम पूर्ण 
स्त्रूप ही हो । समस्त प्रकृति ही पर्दे के समान अपने अन्दर रहने 
चाले सत्य को ढांके रहती है। तुम जो कुछ मी अच्छा विचार या 
अच्छा कार्य करते हो वह मानों केवल उस आवरण को धीरे-धीरे 
ङिन्न करते हो और वही मानों प्रकृति के अन्दर स्थित शुद्ध स्वरूप 
अनन्त इद्र प्रकाशित हो रहा है। यही मनुष्य का सारा इतिहास 
है । यही आवरण जितना ही सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होता जाता है, उतना 
ही प्रकृति के अन्दर स्थित प्रकाश भी अपने स्वभाव के अनुसार ही 
क्रमशः अधिकाधिक दीप्त होता जाता हे, क्योंकि उसका स्वभाव 
ही इसी प्रकार दीप्त होना है उसको जाना नही जा सकता, हम 
सत्र उसको जानने की वृथा ही चेष्टा करते हैं | यदि वह ज्ञेय होता 
तो उसका स्वभाव ही बदळ जाता, कारण वह नित्यज्चाता है। 
और ज्ञान तो ससीम है; किसी वस्तु का ज्ञान-छाभ करने के छिये 
उसकी ज्ञेय वस्तु के रूप में, विषय के रूप में चिन्ता करनी होती 
है | वह तो सकळ वस्तुओं का ज्ञाता स्वरूप है, सब विषयो का विषयी 
स्वरूप है, इस विश्यत्रह्माण्ड का साक्षी स्वरूप हे, तुम्हारा ही आत्मा 
स्वरूप है | ज्ञान तो मानो एक नीचे की अवस्था हे-केवल एक 
अत्नत भाव है । हम ही वह आत्मा हैं, फिर इसे हम किस प्रकार 
जानेंगे ? प्रत्येक व्यक्ति वह आत्मा है और विभिन्न उपायो से इसी 
आत्मा को जीवन मे प्रकाशित करने की सभी चेष्टा कर रहे है ; यदि 
ऐसा न होता तो ये सब नीतिम्रणाळिया कहाँ से आती ? सभी नीति- 
ग्रणाळियो का तातर्य क्या है ? सभी नीतिम्रणालियों में एक ही भाव 
भिन्न-भिन्न रूप से प्रकाशित हुआ है--दूसरों का उपकार करना । 


मनुष्य का यथाथे स्वरूप प्‌ 


सानवजाति के समस्त सत्कमो की मूल अभिसन्धि दै- मनुष्य, जन्तु 
आदि समी के प्रति दया। किन्तु ये सव “मै ही जगत्‌ हूँ, यह जगत्‌ एक 
अखण्ड स्त्र है,' इसी सनातन सत्य के बिभिन्न माव मात्र है । यदि 
ऐसा नहीं हो तो दूसरो का हित करने में क्या युक्ति है ! में क्यों 
ूसरों का उपकार करूँ! परोपकार करने को मुझे कौन बाध्य 
करता है ! सत्र जगह समशन से उत्पन्न जो सहानभूति का भाव 
है उसी से तो यह वात हुई । अत्यन्त कठोर अन्तःकरण भी कमी- 
` कमी दूसरो के ग्रति सहानुभूति से मर जाता है। और तो क्या, जो 
व्यक्ति यह आपातप्रतीयमान ( 4०००7९० ) ` अहं ? वास्तव मे श्रम- 
मात्र है? इस म्रमात्मक ' अह ' में आसक्त रहना अत्यन्त नीच कार्य 
हेये सब वाते सुनकर भयभीत हो जाता है--वही व्यक्ति तुमसे 
कहेगा कि सम्पूर्ण आत्मत्याग ही सत्र नीतियों की भित्ति है । किन्तु 
पूणे आत्मत्याग क्या है ! सम्पूर्ण आत्मत्याग हो जाने एर शेष क्या 
रहेगा ! आत्मत्याग का अर्थ है इसी आपातप्रतीयमान ' अहं ? का 
` त्याग, सत्र प्रकार की खार्थपरता का त्याग । यह अहंकार और ममता 
पूर्व कुसंस्कारों के फळ स्त्रख्म हे और जितना ही इस ' अहं ? का 
त्यागहदोता जाता है उतना ही आत्मा अपने नित्य स्वरूप में, अपनी पूर्ण 
महिमा में प्रकाशित होता है। यही वास्तविक आत्मत्याग है, यही 
समस्त नैतिक शिक्षा की भित्ति हे, केन्द्र है । मनुष्य इसको जाने या 
न जानि, समस्त जगत्‌ धीरे-धीरे इसी दिशा मे जा रहा है, अल्पाधिक 
परिमाण मे इसीका अभ्यास कर रहा है। वेव्रल, अधिकाश लोग 
इसे अज्ञात भाव से ही कर रहे है। वे इसे ज्ञात भाव से करे | यह 
प्रकृत आत्मा नहीं है यह समझ कर वे इस त्याग-यज्ञ को करे | यह 
व्यवहारिक जीव ससीम जगत्‌ के भीतर आवद्ध है। इस समय जिसको 


७८ ज्ञानयोग 


मनुष्य नाम से पुकारा जाता है वह इसी जगत्‌ की अतीत अनन्त सुत्त 
का सामान्य आभास मात्र है, उसी सर्वस्वरूप अनन्त अग्निका एक 
कण मात्र है | किन्तु वह अनन्त ही तो उसका वास्तविक स्वरूप है । 


इस ज्ञान का फछ- इस ज्ञान की उपकारिता क्या है ! आज- 
कळ सभी विषयो को उनकी इस उपकारिता से ही नापा जाता है। 
अथीत मोटी बात यो है कि इससे कितने रुपये, कितन आने और 
कितने पैसो का लाम है ? किन्तु लोगो को इस प्रकार प्रश्न करने का 
क्या अधिकार है ? क्या सत्य को भी उपकार या घन के मापदण्ड 
से नापा जायगा ? मान छो कि इससे कोई लाम नही होता तो क्या 
यह सत्य कुछ कम सत्य हो जायगा! उपकार अथवा प्रयोजन सत्य का 
निर्णायक कभी नहीं हो सकता ( Bentham's Uhltanamsm and ' 
James Pragmatism ) | जो भी हो, इस ज्ञान मे बडा उपकार तथा 
प्रयोजन भी है। हम देखते है, सब लोग सुख की खोज करते है; " 
किन्तु अधिकांश लोग नशर मिथ्या वस्तुओं मे उसको ढूँढते फिरते है । 
इन्द्र्यो मे कमी किसी को सुख नही मिळता । सुख तो केल आत्मा 
म ही मिङता है । अतएत्र आत्मा मे इस सुख की प्राप्ति ही मनुष्य १ 
का सबसे बड़ा प्रयोजन है| और एक बात यह है कि अज्ञान ही , 
सत्र दुःखो का कारण है, और मेरी समझ मे सब से बड़ा अज्ञान 
यही है कि जो अनन्त स्वरूप है वह अपने को सान्त मान कर , 
रोता है; समस्त अज्ञान की मूठभित्ति यही है कि अबिनाशी 
नित्य शुद्ध पूर्ण आत्मा होते इए भी हम सोचते हैं कि हम छोटे 
मन) टोट छोट देह मात्र हैं; यही समस्त स्त्रार्यररता का मूल है। 
जब ह में अपने को एक क्षुद्र देह समझ कर विवेचना करता 


मनुष्य का यथार्थ स्वरूप पद्‌ 


हूँ तभी मैं उसकी--जगत्‌ के अन्यान्य शरीरो के छुछ-दु.ख की 
ओर दृष्टि बिना डाले ही--रक्षा करने की तथा उसका सौन्दर्य 
सम्पादन करने की इच्छा करता हूँ । उस समय तुम और मे मित्र 
हो जाता हूँ । और जव ही यह मेद-ज्ञान आता है तभी यह सव 
प्रकार के अमंगल का द्वार खोळ देता है और सब प्रकार के 
दुखों की उत्पत्ति करता है। अतः पूर्वोक्त ज्ञानळाम सें यह छाम 
होगा कि आजकल की भनुष्य-जाति का एक बहुत छोटा अश भी 
यदि क्षुद्र भाव का त्याग कर सके तो कळ ही यह संसार स्वर्गरूप मे 
परिणत हो जायगा, किन्तु नाना प्रकार के यन्त्रो के तथा बाह्य जगत्‌ 
सम्बन्धी ज्ञान की उन्नति से यह कभी नही हो सकता । जिस प्रकार 
अग्नि मे तेल डालने से अग्निशिखा और भी वर्धित होती है उसी 
प्रकार इन सव वस्तुओ से दुःखों की ही वृद्धि होती है | आत्मज्ञान 
के अतिरिक्त जितना भी भौतिक ज्ञान उपार्जित किया जाता है वह 
वेत्र अग्नि मे घृताइति मात्र है। इससे केवळ स्त्रार्थपर लोगों के 
- हाथों मे दूसरों का कुछ लेने के छिये, दूसरों के लिये अपना जीवन 
बिना दिये दूसरों के कन्धो पर बैठ कर खाने के लिये एक और यंत्र 
एक और सुविधा मात्र आजाती है । 


एक और प्रश्न है--क्या इसे कार्य रूप मे परिणत करना 
सम्भव है ? वर्तमान समाज मे क्या इसको कार्य रूप मे परिणत किया 
जा सकता है? इसका उत्तर यही है कि सत्य--प्राचीन अथवा 
आधुनिक किसी समाज का मी सम्मान नही करता | समाज को ही 
सत्य का सम्मान करना पड़ेगा, अन्यथा ध्वस अव्यम्भावी है । सत्य 
ही समस्त प्राणियो तथा समाज का मूल आधार हे, अतः सत्य कभी 


६० ज्ञानयोग 


भी समाज के अनुसार अपना गठन नहीं करेगा । यदि निःस्ार्थपरता 
के समान महान सत्य समाज में कार्य रूप मे परिणत नहीं किया जा 
सक्ता तो एसे समाज को छोड़ कर वन मे जाकर बसना ही अच्छा 
है । इसीका नाम साहस है । साहस दो प्रकार का होता है। एक 
साहस होता है तोप के मुँह मे दौड़ पडना। यदि यही वास्तविक 
साहस होता तो सिंह आदि मनुष्य से श्रेष्ठ होते। किन्तु एक और 
साहस होता है जिसे सात्तिक साहस कह कर पुकार सकते है । एक 
बार एक दिखिजयी सम्राट भारतवर्ष मे आया । उसके गुरु ने उसे 
अरतीय साधुओं से साक्षात्कार करने का आदेश दिया था । बहुत 
खोज करने के बाद उसने देखा कि एक वृद्ध साधु एक पत्थर के ऊपर 
बैठे है। सम्राट को उनके साथ कुछ देर बातचीत करने से बड़ा 
सन्तोष हुआ । अतएव उसने साधु को अपने साथ देश छे जाने की 
इच्छा प्रकट की । साधु ने इसे स्वीकार नही किया और कहा--“ मै 
, इसी बन मे बड़े आनन्द मे हूँ।” सम्राट बोला--“ मैं समस्त 
पृथिवी का सम्राट हूँ । मे आपको असीम ऐशत्रये तथा उच्च पद- 
मर्यादा दूँगा । ” साघु बोले--“ ऐश्वर्य, पदमयीदा, किसी मे भी मेरी 
आकांक्षा नहीं है । ” तब सम्राट ने कहा--“ आप यदि मेरे साथ 
नही जायेगे तो मैं आपका विनाश कर दूँगा । ” इस पर साधु बहुत 

हसे और बोले--“ महाराज, तुमने जितनी बाते कही, उनमे यही 

सब से अधिक अज्ञानपूर्ण मालूम होती है । क्या तुम मेरा संहार कर 

सकते हो * सूर्य मुझे सुखा नहीं सकता, अग्नि मुन्ने जळा नही सकती, 

कोई यंत्र भी मेरा संहार नहीं कर सकता, कारण कि मैं जन्म रहित 

अविनाशी, नित्यविदयमान, सभैब्यापी, सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ । ? यह 

एक अन्य प्रकार की साहसिकता है। सन १८५७ ई. मे सिपाही-विद्रोह 


मनुष्य का यथार्थ स्वरूप ६१ 


॥ 
के समय एक मुसलमान सिपाही ने एक संन्यासी महात्मा को तलवार 
से भोंक दिया । हिन्दू विद्रोहियों ने इस मुसछमान को स्वामीजी के 
पास लाकर क्रहा--“ आप कहे तो इसकी हत्या कर दे हम!” 
स्तरामीजी ने उनकी ओर मुँह फिरा कर कहा--“ भाई, तुम्हीं वह 
हो, तुम्ही वह हो । ” यही कहते-कहते उन्होंने शरीर छोड़ दिया। 
यह, भी एक प्रकार की साहसिकता है । यदि तुम सत्य के आदश 
पर समाज का संगठन नही कर सकते, यदि तुम इस प्रकार समाज- 
संगठन नहीं कर सकते कि जिसमे वह सर्वोच्च सत्य-स्थान पा 
सुके तब फिर तुम अपने बाहुबळ पर क्या अभिमान करते हो: 
तब फिर तुम अपनी सारी पइुचात्य संस्थाओं का क्या अभिमान करते 
हो ! अपनी मह्दानता तथा श्रेष्ठता का तुम क्या गौरत करते हो, यदि 
तुम दिन-रात यही कहते रहते हो कि, “ इसका कायै मे परिणत 
करना असम्मत्र है । ” पेसा-कौड़ी को छोड़ कर क्या और कुछ भी 
करने योग्य नहीं है ! यदि यही है तो अपने समाज पर इतना 
अहकार कयो करते हो? वही समाज सर्वश्रेष्ठ है जहाँ सर्वोच्च 
सत्य को कार्य मे परिणत किया जा सकता है--यही मेरा मत है॥ 
और यदि समाज इस समय उच्चतम सत्य को स्यान देने मे 
,समर्य नही;है तो उसे इस योग्य, बनाओ । उसको इस योग्य बनाओ 
और जितनी शीघ्र तुम इस कार्य मे सफल होगे उतना ही अच्छा | 
हें नरनारिगण ! आत्मा के सम्बन्ध मे जाग्रत होओ, सत्य मे 
विश्वास करने का साहस करो, सत्य के अभ्यास का साहस करो। 
संसार मे कितने ही साहसी नरनारियो की आवश्यकता है। साहसी 
होना वडा कठिन है । शारीरिक साहस मे तो व्याघ्र मनुष्य से भ्रष्ट 
है, उसके स्वभाव मे ही इस प्रकार की साहसिकता है। बल्कि इस 


परन्तु इस शारारक 
हसं का अम्यास करो 
बो मृत्यु के समक्ष भयभीत नहीं होता, जो मृत्यु का" खागत कर 


क) 
A 


, सै 
र 2” 


नाता हैं. जिसस मठुप्प जान सके--कि वह आत्मा ह, ओर समस्त 
जनत्‌ म कोई मी अस्त्र ऐसा नही जो उसे संहार कर सके, सारे 
इच्र मिळ कर भी 


उसका संहार नहीं कर सकते, जगत्‌ की समस्त 
उसे द नहीं कर सकती--जो साहसिकता सत्य को 
जानने का साहस करती है और जीवन में उस सत्य को दिखा 

नी ह, ऐसी साहसिकता जिसम है वही व्यक्ति सुकत पुरुप हैं, 
त्रही व्यक्ति वास्तव में आत्मसरूप हो गया | यह इसी समाज म 
प्रत्येक समाज म--अम्यास करना होगा । “आत्मा के सम्बन्ध में 


श्रत्रण, फ्रि मनन, उसके बाद निदिव्यासन करना होगा | ! 


आज कछ के समाज में एक वात देखी जाती है- कार्य करने 


आदि पर विल्कुठ ध्यान त देना | अवश्य ही काय अच्छा हो सकता 


ह. किन्तु बह भी तो चिन्ता से ही उत्पन्न होता है । मन के भीतर 
जो छोटी-छोटी शक्तियो का विकास होता रहता है वही जब शरीर 
द्वारा अनुष्टित होता है तब उसी को कार्य कहते हैं। विना चिन्ता के 


कोइ कार्य नहीं हो सकता । मस्तिष्क को ऊँची-ऊँची चिन्ताओ, ऊॅचे- 
भ्र 


ऊँचे आदश स भर छो, उन्हीं को दिन-रात मन के सम्मुख स्थापित 
रके रक्खो होने पर इन्हीं विचारो से बड़े-बड़े काय होगे | 


अपवित्रता के सम्बन्ध मे कोई वात मत कहो किन्तु मन से कहो कि 
म छुड़ पत्रित्र स्वरूप हुँ । हम क्षु हैं, हमने जन्म छिया, हम मरेंगे, 


मनुष्य का यथार्थ स्वरूप ६३. 


इन्हीं चिन्ताओं में हमने अपने आप को एकदम अभिभूत कर रक्खा 
है, और इसीलिये हम़ सर्वदा एक प्रकार के भय से कॉपते है । 


एक सिंहनी जिसका प्रसतकाल निकट था, एक बार अपने 
शिकार की खोज मे बाहर निकली । उसने दूर पर भेड़ों के एक झुण्ड 
को चरते देख कर उन पर आक्रमण करने के लिये जैसे ही छर्लेंग 
मारी वैसे ही उसके प्राणपखेरू उड गये और एक मातृहीन सिंह के 
बच्चे ने जन्म छिया । मेडो ने उस सिंह के बच्चे की देखरेख प्रारम्भ 
कर दी और वह भेडो के बच्चो के साथ साथ बड़ा होने गा, भेडो 
की भॉति घास-पात खाकर प्राण-धारण करने लगा, मेडो की मॉति 
“म्मे? भी करने ळगा। यद्यपि बह ठीक एक सिंह के समान हो उठा 
था, फिर मी वह अपने को भेड समझता था | इसी प्रकार दिन बीत 
रहे थे कि एक दिन एक बड़ा मारी सिंह शिकार के लिये उधर आ 
निकला, किन्तु उसे यह देख कर बडा आइचये हुआ कि भेड़ों के 
चीच मे एक सिह भी है और भेडों की मॉति ही वह विपत्ति आनि की 
सम्भावना मात्र से ही माग रहा है। तब सिंह उसके पास जाकर- 
“वह सिंह है, भेड़ नहीं? यह समझाने की चेष्ठा करने लगा, किन्तु 
जैसे ही वह आणे बढ़ा चैसे ही भेड़ों का झुण्ड भागने लगा और 
उसके साथ-साथ बह ' मेप-सिंह ? भी भागने छगा। जो हो उसने उस 
मेप-सिंह को अपने यथार्थ स्वरूप को समझाने का सकर्प नहीं 
छोड़ा। वह रक्ष्य करने छगा कि भेड-सिंह कहाँ रहता है, क्या 
करता है । एक दिन उसने देखा कि वह एक जगह पड़ा सो रहा है । 
देखते ही वह उसके ऊपर कूर कर जा पहुँचा और वोळा--“ अरे, 
तुम भेड़ों के साथ रह कर अपना स्वभाव किस प्रकार भूछ गये ! 


६४ ज्ञानयोग 


तुम तो मेड नहीं हो, तुम सिंह हो ।” मेप-सिंह बोल उठा--“ क्या 
कह रहे हो ! मे भेड हूँ, सिंह कैस हो सकता हूँ! ” उसे किसी 
प्रकार विश्वास नहीं हुआ कि बह सिंह है, और वह भेड़ों की भॉतिं 
चीत्कार करने छगा । तब सिंह उसे उठा कर एक सरोवर के किनारे 
ले गया और बोछा--“ यह देखो अपना प्रतिबिम्ब, यह देखो मेरा 
प्रतिबिम्ब |” और तब वह इन दोनों की तुळना करने ढूगा। वह 
एक बार सिंह की ओर, और एक बार अपने प्रतिब्रिम्ब की ओर ध्यान 
से देखने छगा। उस समय क्षण भर में ही उसका यह ज्ञान जाग 
गया कि ' सचमुच, मै तो सिंह ही हूँ।' तब वह सिंहगर्जना करने 
लगा और उसका भेडों का सा चीत्कार न जाने कहाँ चला गया ! 
तुम सब सिंह स्वरूप हो, तुम आत्मा हो, झुद्धस्वरूप, अनन्त और 
पूण । जगत्‌ की महाराक्ति तुम्हारे भीतर है। “हे सज़ा, क्यो रोदन 

करते हो ! जन्म-मृत्यु तुम्हारा भी नहीं है, मेरा भी नहीं है । क्यों 
रोते हो! तुम्हे रोग, दुःख कुछ भी नहीं है, तुम अनन्त आकाश 
स्वरूप हो जिसके ऊपर नाना प्रकार के मेघ आते है और कुछ देर 
खेल कर न जाने कहा अन्तर्हित हो जाते है; किन्तु आकाश जैसा 
पहले नीला था वैसा ही नीळा रह जाता है।” इसी प्रकार के ज्ञान 
का अभ्यास करना होगा | हम जगत्‌ मे पाप-ताप क्यों देखते है, ! 

कारण, हम स्त्रय ही असत्‌ है । एक मार्ग मे एक दूँठ खडा था । एक. 
चोर उधर से जा रहा था, उसने समझा यह कोई पहरेवाला है । 

नायक ने समझा, वह उसकी नायिका है। एक बच्चे ने जब उसे 

देखा तो भूत समझ कर चीत्कार करने लगा। भिन्न-भिन्न व्यक्तियों 

ने इस प्रकार यद्यपि उसे भिन्न-भिन्न रूपों मे देखा, तथापि वह एक. 
दूठ के अतिरिक्त और कुछ भी नही था। 


मनुष्य का यथार्थ स्वरूप दछ 


हम स्वयं जैसे होते है जगत्‌ को वैसा ही देखते है। एक मेज 

पर एक मोहर की थैली रख दो और सोचो कि यह पर एक वच्चा 
बैठा है। एक चोर ने आकर उस थी को ले छिया । क्या बच्चा 
समझेगा कि चोरी हो गई? हमारे भीतर जो हे वही हम बाहर भी 
देखते हैं। वच्चे के मन में चोर नहीं था, अतएव उसने चोर को 

` नहीं देखा । सब प्रकार के ज्ञान के सम्बन्ध मे ऐसा ही होता है । 
जगत्‌ के पाप, अत्याचार की बात मत कहना । किन्तु तुम्हे जगत्‌ मे 
अव भी जो पाप देखना पड़ता है उसके लिये रोदन करो | अपने 
लिये रोओ कि तुम्हें अब भी सर्वत्र पाप देखना पड़ता है । और 
यदि तुम जगत्‌ का उपकार करना चाहते हो तो जगत्‌ के ऊपर 
दोषारोपण करना छोड़ दो । उसे और भी दुबछ मत करो । यह सव 
पाप, दुःख आदि क्या हैं? यह सब तो दुर्बलता का ही फल है। 
लोग बचपन से ही शिक्षा पाते है कि वे दुर्बल है, वे पापी है। इस 
प्रकार की शिक्षा से जगत्‌ दिन पर दिन दुर्बळ होता जा रहा है | 

` उनको सिखाओ कि वे सब उसी अमृत की सन्तान हैं-और तो 
क्या, जिसके भीतर आत्मा का प्रकाश अति क्षीण है उसे भी यही 
सिाओ। वाल्य-काळ से ही उनके मस्तिष्क में इस प्रकार की चिन्ताएँ 
प्रविष्ट कर दो जिनसे कि उनकी यथार्थ सहायता हो सके, जो 
उनको सवल वनाय, जिनसे उनका कुछ यथार्थ हित हो, जिससे 
दुवेछता तथा अत्रसादकारक चिन्ता उनके मस्तिष्क मे प्रवेश ही न 
करे | सब्चिन्ता के स्रोत मे शरीर को डुत्रा दो, अपने मन से सर्वदा 
कहो-- मे ही वह हैँ, मै ही वह हुँ । तुम्हारे मन में दिन रात यह 
वात संगीत की भॉति वजती रहे, और मृत्यु के समय भी ' सोऽहम्‌, 
` सोऽहम्‌ वोळते इए मरो । यही सत्य है--जगत्‌ की अनन्त शक्ति 


द्द ज्ञानयोग 


तुम्हारे भीतर है। जो कुसंस्कार तुम्हारे मन को ढके रखता है, उसे 
भा दो । साहसी बनो | सत्य को जान कर उसे जीवन मे परिणत 
करो, चरम लक्ष्य बहुत दूर हो सकता है, किन्तु ' उत्तिष्ठत, जाग्रत, 
राप्य वरान्‌, निबोधत ।" 


` ४. मनुष्य का यथार्थ स्वरूप 


( न्यूयार्क में दिया हुआ भाषण ) 


हम यहे खडे है परन्तु हमारी दृष्टि दूर, बहुत दूर--अनेक 
समय, कोसो दूर चडी जाती है । जब से मनुष्य ने चिन्ता 
करना आरम्भ किया तभी से उसको यह आदत रही: है | मनुष्य 
सदा ही वर्तमान से बाहर देखने की चेष्टा करता है, वह जानना 
चाहता है कि इस शरीर के नष्ट होने के बाद वह कहाँ चछा जाता 
है । इसी रहस्य को उद्घाटित करने के छिय अनेक मतो का प्रचार 
हुआ; सैकडों मतो की स्थापना इई, और सेकडो मत खण्डित होकर 
छोड मी दिये गये; और जितने दिन मनुष्य इस जगत्‌ मे रहेगा, 
जितने दिन वह चिन्ता करता रहेगा उतने दिन ऐसे ही चलेगा । 
इन सब मतो में ही कुछ " कुछ सत्य है। और इन्ही मे बहुतसा 
असत्य भी हे। इस सम्बन्ध मे मारत मे जो अनुसन्धान हुआ है 
उसीका सार, उसीका फल में आपके सामने रखने की चेष्टा करूँगा। 
भारतीय दादीनिकों के इन सब मतों का समन्त्रय करने तथा यदि 
हो सका तो उसके साथ आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धान्तों का मी समन्वय 
करने की चेष्टा करूँगा । 


वेदान्त-ददीन का एक ही उद्देश्य है--एकल्र का अनुसन्धान 
या अन्त्रेपण | हिन्दू छोग बिशेष के पीछे नही दौड़ते, वे सदा ही 
` सामान्य वस्तु का-नही नहीं, सर्वन्यापी सार्वमौमिक वस्तु का 


६८ शानयोंग 


अन्वेषण करते हैं। हम देखते है कि उन्होंने वार वार इसी एक 
सत्य का अनुसन्धान किया है--” ऐसा कोन सा पदार्थ है जिसके. 
जान छेने से सव कुछ जाना जा सकता है ! ” जिस प्रकार मिट्टी 
के एक ढेडे को जान ठेने पर जगत्‌ की सारी मिट्टी को जान छिया 
जाता हैं उसी प्रकार एसी कौनसी वस्तु है जिसे जान कर जगत्‌ 
की सभी वस्तुये जानी जा सकती हैं ! यही उनका एक मात्र अनु- 
सन्वान है, यही उनकी एकमात्र जिज्ञासा है| उनके मत से समस्त 
जगत्‌ का किलेपण करके उसे एक मात्र “आकाश ' में पर्यचसित किया 
जा सकता है | हम अपने चारो ओर जो कुछ भी देखते है, छूते 
है, आस्त्रादन करने है, अधिक क्या, हम जो कुछ मी अनुभव करते 
हैं बह सव केवळ इसी आकाश का विभिन्न विकास मात्र है। यह 
आकाश सूक्ष्म और सर्वव्यापी है। कठिन, तरळ, वाष्पीय, सत्र 
पढार्थ्‌, सव प्रकार की आकृतियो, शरीर, पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र, तारा--” 
सत्र इसी आकाश से उत्पन्न है। किस शक्ति ने इस आकाश पर 
कार्य करके इसमे से जगत्‌ की सृष्टि की ! आकाश के साथ एक 
सर्वव्यापी शक्ति रहती है । जगत्‌ में जितनी मी भिन्न भिन्न शक्तियो 
हे--आकर्षण, विक्मण, यहॉ तक कि चिन्ताशक्ति भी, सभी प्राण 
नामक एक महाशक्ति का बिकास मात्र है | इसी प्राण ने आकाश 
के ऊपर कार्य करके इस जगत्‌-प्रपञ्च की रचना की है। कल्प 
के प्रारम्भ में यही प्राण मानो अनन्त आकाइा-समुद्र में प्रसुप्त रहता 
है। प्रारम्भ मे यह आकाश गतिहीन होकर अवस्थित था। बाद 
में प्राण के ग्रभाव से इस आकाइ-समुद्र मे गति उत्पन्न होती है । 
और इस प्राण की जैसे ही गति होती है वैसे ही इस आकाश-- 
समुद्र मे से नाना ब्रह्माण्ड, नाना जगत्‌, कितने ही सूर्य, चन्द्र, तारा- 


मनुष्य का यथाथे स्वरूप ६९ 


गण, पृथ्वी, मनुष्य, जन्तु, उद्भिद्‌ औरे नाना शक्तियाँ उत्पन्न होती 
रहती हैं | अतएव हिन्दुओ के मत से सब प्रकार की शक्ति प्राण 
का और सत्र प्रकार के दृश्य पदाथ आकाश का विभिन्न स्वरूप मात्र 
हैं; कत्पान्त मे सभी घन पदार्थ पिघठ जायेंगे, और वह तरळ पदार्थ 
वाष्पीय आकार में परिणत हो जायगा। वह फिर तेज रूप धारण 
करेगा | अन्त मे सब कुछ जिसमे से उत्पन्न हुआ था उसी आकाश 
मे निढीन हो जायगा | और आक्रर्षण, विकर्षण, गति आदि समस्त 
शक्तियों धीरे धीरे मूछ प्राण मे परिणत हो जायँगी। उसके वाद 
जब तक फिर कस्पारम्भ नहीं होता तव तक यह प्राण मानो 
निद्वित अवस्था मे रहेगा। करपारम्म होने पर वह फिर जाग 
कर नाना खूपों को प्रकाशित करेगा और कल्पान्त मे सभी कुछ 
ल्य हो जायगा | इसी प्रकार वह आता है, जाता है, एक वार पीछे 
और एक बार आगे--मानो झूछ रहा है। आधुनिक विज्ञान की 
आघा मे कहेंगे कि एक समय वह स्थितिशील ( 5४०० ) रहता है, फिर 
गतिशील (07०००० ) हो जाता है; एक समय प्रसुप्तं रहता है 
और पिर क्रियाशील हो जाता है। इसी रूप से अनन्त काळ से. 
चला आरहा है। 


किन्तु यह विस्छेषण भी अधूरा ही रहा। आधुनिक पदाथ- 
बिज्ञान ने मी यही तक्‌ जान पाया है| इसके ऊपर मौतिक विज्ञान 
की गति नहीं है। किन्तु इस अनुसन्धान का यहीं अन्त नही हो 
जाता | हमने अभी तक उस वस्तु को प्राप्त नहीं किया जिसे जान 
कर सब कुछ जाना जा सके | हमने समस्त जगत्‌ को भूत और 
. शक्ति मे अयवा प्राचीन भारतीय दाशनिको के शब्दों मे आकाश 


So झानयोग . 


और प्राण मे पर्यवसित कर दिया । अब आकाश भौर प्राण को किसी 
एक बस्तु मे पर्यवसित करना होगा । इन्हे मन नामक उच्चतर क्रिया- 
शक्ति मे पर्यवसित किया जा सकता है । महत्‌ अथवा समष्टि चिन्ता- 
शक्ति से प्राण और आकाश दोनो की उत्पत्ति होती है। चिन्ता- 
शक्ति ही इन दो शक्तियों के रूप में विभक्त हो जाती है। प्रारम्भ 
यही सर्वव्यापी मन था। इसी ने परिणत होकर आकाश और 
प्राण रूप धारण किये और इन्हीं दोनो के सम्मिश्रण से समस्त 
जगत्‌ बना । 
अब हम मनस्तत्व की आलोचना करेगे | मै आपको देख रहा 
हूँ । ऑखे विषय को ग्रहण कर रही है और अनुभूतिजनक स्नायु 
उसे मस्तिष्क मे प्रेरित कर रहे है। ऑखे देखने का साधन नही है, 
चे केवल बाहरी यन्त्र है, कारण देखने का जो वास्तबिक साधन है, 
जो मस्तिष्क मे विषय-कज्ञान को संवाद ले जाता है, उसको यदि नष्ट 
कर दिया जाय तब मेरी बीस आँखे रहते हुए भी आप मे से किसी 
को भी मै नही देख सकूँगा । अक्षिजाल ( ७४०६ ) के ऊपर पूरा 
अक्स या प्रतिबिम्त्र पड़ सकता है फिर मी तुम सब को मै देख नहीं 
पाऊँगा । अतएव सिद्ध है कि वास्तविक दरनेन्द्रिय इस ऑख से 
पृथक्‌ कोई वस्तु है; प्रकृत चक्षुरिन्द्रिय अवश्य ही चल्लुयन्त्र के पीछे 
विद्यमान है | सभी प्रकार की विषयालुभूति के सम्बन्ध मे इसी प्रकार 
समझना चाहिये । नासिका. ध्राणेन्द्रिय नही है; वह केवल यन्त्र मात्र 
है, उसके पीछे प्राणेन्द्रिय है । प्रत्येक इन्द्रिय के सम्बन्ध मे समझना 
होगा कि पहले तो इस स्थूल शरीर मे बाह्य यन्त्र रगे हुये है; पीछे 
किन्तु इसी स्थूळ शरीर मे इन्द्रियों भी मौजूद हैं | किन्तु इन सब से 
भी काम नही चळता ! मान ळीजिये, मै आपसे कुछ कह रहा हुँ “ 


मनुष्य का यथार्थ स्वरूप ७१ 


और आप बड़े मनोयोग के साथ मेरी बात छुन रहे हैं, इसी समय 
यह एक घण्टा बजता है; शायद आप उस घण्टे की ध्वनि को नहीं 
सुन सकेगे। यह शब्द-तरंग आपके कान मे पहुँच कर कान के पर्दै 
मे लगी, स्नायुओ के द्वारा यह संवाद मस्तिष्क मे पहुँचा, किन्तु फिर 
भी आप उसे क्यों नहीं सुन सके ? यदि मस्तिष्क में संवाद वहन 
करने तक ही समस्त श्रत्रण-प्रक्रिया सम्पूर्ण हो जाती, तो फिर तुम 
कयो नही छुन पा सके ! अतएव माळूम हुआ कि सुनने की प्रक्रिया 
के लिये और भी कुछ आवश्यक हे--मन इन्द्रिय से युक्त नहीं था । 
जिस समय मन इन्द्रियों से पृथक रहता है उस समय इन्द्रियां उसके 
पास जो कुछ मी संवाद छायेगी मन उनको ग्रहण नही करेगा | जब 
मन उनसे युक्त रहता है तभी वह किसी संवाद को अहण करने मे 
समर्थ होता है । किन्तु इससे भी विषयानुभूति , पूर्ण नही होगी | 
बाहरी यन्त्र संवाद वहन कर सकता है, इन्द्रियगण उसे भीतर ले जा 
सकती है और मन इन्द्रियों से सयुक्त रह सकता है, फिर मी विषया- 
चुभूति पूण नही होगी । एक वस्तु और आवश्यक है । भीतर से प्रति- 
क्रिया आवश्यक है । प्रतिकिया से ही ज्ञान उत्पन्न होगा। बाहर की 
वस्तु ने मानों मेरे अन्दर संवाद-प्रवाह प्रेरित किया । मेरे मन ने उसे 
लेकर बुद्धि के निकट अर्पण कर दिया, बुद्धि ने पहले से बने हुये 
मन के संस्कारो के अबुसार उसे सजाया और बाहर की ओर प्रति- 
क्रिया-प्रवाह की प्रेरणा की, इसी प्रतिक्रिया के साथ साथ विपयानुभूति 
होती है । मन की जो शक्ति इस प्रतिक्रिया की प्रेरणा करती है उसे 
* बुद्धि ` कहते है । किन्तु फिर भी अभी विपयाचुभूति पूर्ण नहीं हुई । 
मान ठीजिये, एक चित्रक्षेपक यन्त्र है और एक पदी है। मै 
इस पर्दै पर एक चित्र डालने की चेष्टा कर रहा हुँ । तो मै क्या 


५७२ ज्ञानयोग 


करूँगा! मै उस यन्त्र से नाना प्रकार की प्रकारा-किंरण इस 
पर्दै पर डाळने की और उन्हे एक स्थान में एकत्रित करने की चेष्टा 
करूँगा। एक ऐसी अचळ वस्तु की आवश्यकता है जिस पर चित्र 
डाला जा संके। किसी चञ्चछ वस्तु पर यह करना असम्भव है, 
कोई स्थिर वस्तु चाहिय । कारण, मै जो प्रकाश-किरणि डाळना चाहता 
हूँ वे चञ्चढ है; इन चञ्चछ प्रकाश-किरणों को किसी अचल वस्तु 
के उपर एकत्रीमूत, एकीभूत करके एक जगह छाना होगा । यही 
बात उन संबादों के विषय मे भी हे जिन्हें इन्द्रियो मन के आगे और 
मन बुद्धि के आगे समर्पित करता है, जब तक ऐसी कोई वस्तु नहीं 
मिल जाती जिस पर यह चित्र डाला जा सके, जिस पर भिन्न भिन्न 
भाव एकत्रीभूत हो कर मिछ सके तब तक यह विषयानुभूति भी पूर्ण 
नही होगी । वह क्या वस्तु है जो समुदय को एकत्व का भाव प्रदान 
करती है। वह कौनसी वस्तु है जो विभिन्न गतियो के भीतर भी 
प्रतिक्षण एकत्व की रक्षा विय रहती हे? वह कौन सी वस्तु है जिसेक 
ऊपर भिन्न भिन्न भाव मानो एक ही जगह मूँथे रहते है; जिसके 
ऊपर विपय आकर मानो एक जगह वास करते है और एक अखण्ड 
माव को धारण करते है ? हमने देखा कि ऐसी कोई वस्तु आवश्यक 
ह और उस वस्तु का शरीर और मन की तुळना मे अचळ होना भी 
आवश्यक है। जिस पर्दे के ऊपर यह चित्रक्षेपक यन्त्र चित्र डाळ रहा 
है वह इन म्रकाश-किरणो की तुळना म अचछ है, ऐसा न होने पर 
चित्र पडेगा ही नही। अथीत्‌ इसका एक व्यक्ति ( १०,७०७३ ) 
होना आवश्यक है । यही वस्तु, जिसके ऊपर मन यह सब चित्रांकन 
करता हे, यही वस्तु जिसके ऊपर मन और वुद्धि द्वारा छे जायी 


मनुष्य का यथार्थ स्वरूप “७३ 


जाकर हमारी विपयाजुभूति स्थापित, श्रेणीबद्ध और एकत्रीमूत होती 
है, इसी को मनुष्य की आत्मा कहते हैं। 


तो, हमने देखा कि समष्टि मन या महत्‌ , आकाश और प्राण 
इन दो मागो मे विभक्त रहता है। और मन के पीछे आत्मा रहता 
है । समष्टि मन के पीछे जो आत्मा है उसको ईश्वर कहते है। व्यष्टि 
मे यह मनुष्य की आत्मा मात्र है। जिस प्रकार समष्टि मन आकाश 
और प्राण के रूप मे परिणत हो गया है उसी प्रकार समष्टि आत्मा 
भी मन के रूप मे परिणत हो गया है | अब प्रश्न उठता है--क्या 
इसी प्रकार व्यष्टि मनुष्य के सम्बन्ध मे मी समझना होगा ? मनुष्य का 
मन भी क्या उसके शारीर का सरष्टा है और क्या उसका आत्मा उसके 
मन का सद्टा है! अथीत्‌ मनुष्य का शरीर, मन और आत्मा--ये 
तीन बिभिन्न वस्तुये है, अथवा ये एक के भीतर ही तीन है, अथवा ये 
सब एक पदार्थ की ही तीन विभिन्न अवस्थाएँ मात्र है ? हम क्रमशः 
इसी प्रश्न का उत्तर देने की चेष्ठा करेगे । जो भी हो, हमने अब 
तक यही देखा कि पहले तो यह स्थूळ देह है, उसके बाद इन्द्रियो, 
मन, बुद्धि और बुद्धि के भी बाद आत्मा। तो पहली बात यह हुई कि 
आत्मा शरीर से पृथक तथा मन से भी पृथक वस्तु है। यहां से धर्म 
जगत्‌ मे मतभेद देखा जाता है। द्वैतवादी कहते है कि आत्मा 
सगुण है अथीत्‌ भोग, सुख, दुःख--सभी यथार्थ में आत्मा के धर्म 
है; अट्वैतवादी कहते है कि वह निर्गुण है । 


हम पहले द्वेतवादियों के मत का--आत्मा और उसकी गति 
के सम्बन्ध मे उनके मत का वर्णन करके उसके बाद जो मत इसका 
सम्पूर्ण रूप से खण्डन करता है उसका वर्णन करेंगे। अन्त मे 


७४ ज्ञानयोग 


` अट्वैतवाद के द्वारा दोनों मतों का सामञ्जस्य सिद्ध करने की चेष्टा 
करेंगे | यह मानवात्मा शरीर और मन से पृथक हें एवं आकाश 
और प्राण से गठित नही है इसीलिये अमर है । क्यों: मर्व्यत्व या 
बिनस्रल का अथै क्या है ? जो विरिष्ट हो जाता है वही विनर 
है। और जो वस्तु कई एक पदाथा के संयोग से बनती है वही 
विश्डिष्ट होगी; केवल वह पदार्थ जो अन्य पढाथी के संयोग से 
उततन्न नहीं दै, कमी विदिलएट नहीं होता, इसीलिये उसका कमी 
बिनाश नहीं हो सकता । वह अविनाशी है | वह अनन्त काळ से 
हे, उसकी कमी सृष्टि नही हुई। सृष्टि तो केरळ सयोग मात्र है। 
शन्य से कमी किसी ने सृष्टि नही देखी । सृष्टि के सम्बन्ध में हम 
केवळ यह जानते है कि यह पहले से वर्षमान कितनी ही वस्तुओ 
का नये नये रूप मे एकत्र मिळन मात्र है | यद्वि ऐसा है तो यह 
मानवात्मा मिन्न भिन्न वस्तुओ के संयोग से उत्पन्न नही है, अतः 
वह अवश्य ही अनन्त काळ से है और अनन्त काळ तक रहेगा | 
इस शरीर का नाश हो जाने पर भी आत्मा रहेगा । वेदान्तवादियों 
के मत से-जव इस शरीर का नाश हो जाता है तब मनुष्य की 
इन्द्रियो का मन में लय हो जाता है, मन का प्राण मे ल्य हो जाता 
है, प्राण आत्मा मे प्रविष्ट हो जाता है और उस समय वही मानवात्मा 
मानो सूक्ष्म शारीर अबा छिंग शरीर रूपी वस्त्र पहिन कर चछा 
जाता है । इसी सूक्ष्म शरीर मे मनुष्य के समस्त संस्कार वास करते 
हैं । संस्कार क्या है ? मन मानो ताळाव के समान हे--और हमारी 
प्रत्येक चिन्ता मानों उसी ताळात्र की छहर के समान हे । जिस 
अकार ताठाव म ळहर उठती हे, गिरती ह, गिरकर अन्तहित हो 
जाती है उसी प्रकार मन म ये सव चिन्ताओ की तरंगे लगातार * 


मनुष्य का यथार्थ स्वरूप ७५. 


उठती और अन्तर्हित होती रहती हैं | किन्तु वे एकदम अन्तर्हित 
भी नहीं होतीं। वे क्रमशः सूक्ष्मतरः होती जाती है, परन्तु वर्तमान 
रहती ही है । प्रयोजन होने पर फिर उठ्ती हैं। जिन चिन्ताओ ने 
सूक्ष्मर रूप धारण कर छिया है उन्हीं मे से कुछ एक को फिर 
तरडगाकार मे छाने को ही स्मृति कहते है । इसी प्रकार हमने जो 
कुछ ही चिन्ता की है, जो कुछ कार्य हमने किये है सभी कुछ मन 
के अन्दर अवस्थित है | ये सब सूक्ष्म भाव से ही स्थित रहते है और 
मनुष्य के मर जाने पर भी ये संस्कार उसके मन मे रहते है--फिर 
वे सूक्ष्म शरीर के ऊपर कार्य करते रहते है। आत्मा ये ही सब 
संस्कार एवं सूक्ष्म शरीर रूपी वस्त्र धारण करके चछा जाता 
है और यह विभिन्न संस्कार रूप विभिन शक्तियों का समवेत 
फल ही आत्मा की गति को नियमित करता है | उनके मत से आत्मा 
की तीन प्रकार की गति होती है । 


जो अत्यत धार्मिक हैं उनकी मृत्यु के बाद वे सूर्यररिमियों का 
अनुसरण करते है; सूयेरश्मियो का अनुसरण करके वे सूर्यलोक मे 
जाते है; वर्ह से वे चन्द्रलोक और चन्द्रलोक से विद्युल्छोक मे 
उपस्थित होते है; व्हॉ एक मुक्त आत्मा से उनका साक्षातकार होता 
हैं; ने इन जीवात्माओं को सर्वोच्च ब्रह्मलोक मे छे जति है। यहाँ उन्हे 
सर्वता और सर्वशक्तिमत्ता प्राप्त होती है; उनकी शक्ति और ज्ञान 
प्रायः ईखर के समान हो जाता है, और द्वेतवादियों के मत में वे 
अनन्त काळ तक वहाँ वास करते है, अथवा अद्वैतवादियो के अनुसार 
कस्पान्त मे ब्रह्म के साथ एकल लाभ करते है । जो लोग सकाम भाव 
से सत्कार्य करते है वे मृत्यु के बाद चन्द्रलोक मे जति है, वहाँ नाना 


हि ज्ञानयोग 


प्रकार के खगै हैं। वे वहाँ पर सूक्ष्मशरीर--देवशरीर प्राप्त करते हैं। 
वे देवता होकर वहाँ बास करते हे और दीर्घे काळ तक स्वर्ग के छुखों 
का उपभोग करते है। इस भोग का अन्त होने पर फिर उनका 
प्राचीन कर्म बढ्वान हो जाता है; अतः फिर उनका मर्यैछोक मे 
पतन हो जाता है | वे सब वायुलोक, मेघठोक आदि लोकों के भीतर 
होकर अति है और अन्त मे वृषटियारा के साथ पृथ्वी पर गिर पड़ते 
है। वृष्टि के साथ गिर कर वे किसी शास्य का आश्रय ले कर रहते हैं। 
इसके वाद जब कोई व्यक्ति उस अन्न को खाता है तब उसकी 
औरस सन्तति मे बह जीवात्मा फिर शरीर धारण करता है। जो ढोग 
अत्यंत दुए है उनकी मृत्यु होने पर वे भूत अथवा दानव हो जाते हैं 
और चन्द्रलोक और पृथ्वी के बीच किसी स्थान मे वास करते हैं। 
उनमे से कोई कोई मनुष्यों के ऊपर बड़ा अत्याचार करते है और 
कोई कोई मनुष्यो से मैत्री भी कर ठेते है। वे कुछ समय तक इसी 
स्यान मे रहकर फिर पृथ्वी पर आकर पशु-जन्म रेते है। कुछ समय 
पञु-देह मे रहकर वे फिर मनुष्यत्व लाम करने है और फिर एक बार 
मुक्तिकाम करने की उपयोगी अवस्था को प्राप्त करते है। तो हमने 
देखा क्रि जो छोग मुक्ति की निकटतम सीढ़ी पर पहुँच गये है, जिनके 
भीतर कम अपवित्रता रह गइ है वे ही सूर्य की किरणों के सहारे 
ब्रह्मलोक में जाते है। जो मध्य वर्ग के लोग हैं, जो खर्ग जाने की 
इच्छा से सत्कम करते है त्रे ही सब चन्द्रलोक में जाकर वहाँ के स्वगो 
मे वास करते है और देवशरीर को मी प्राप्त करते है, किन्तु उन्हे 
सुक्र्तिठाम करने के लिये फिर मनुष्य देह धारण करना पडता है। और 
जो अत्यन्त दुष्ट है वे भूत, दानव आदि रूप मे परिणत होते है, उसके 


ME 


चाद वे पछ होते हे; और सुक्तिळाभ के लिये उन्हे फिर मनुष्यजन्म 


मजुष्य का यथार्थ स्वरूप ७७ 


ग्रहण करना पड़ता है। इस पृथ्वी को कर्मभूमि कहा जाता है। अच्छा 
बुरा सभी कर्म यहीं करना होता है। मनुष्य स्वर्गकाम होकर 
सत्कार्य करने पर स्त्र्ग मे जाकर देवता हो जाता है; इस अवस्था 
मे वह कोई नया कमै नहीं करता, केतरु पृथ्वी पर किये हुये अपने 
सत्कर्मों का फल भोग करता है | और जब ये सत्कर्म समाप्त हो 
जाते है उसी समय जो असत्‌ या बुरे कर्मे उसने पृथ्वी पर किये थे 
उनका सञ्चित फछ वेग के साथ उसके ऊपर आ जाता है और उसे 
वहाँ से फिर एक वार पृथ्वी पर घसीट छाता है। इसी प्रकार 
जो भूत हो जाते है वे उसी अवस्था मे कोई नूतन कर्म न करते 
हुए केवल भूत कम का फङ भोग करते रहते है; उसके बाद 
पशुजन्म ग्रहण कर वहाँ भी कोई नया कर्म नहीं करते | उसके 
बाद वे भी फिर मनुष्य हो जाते है। 

मान छो कि एक व्यक्ति ने जीवन मर अनेक बुरे काम किए 
किन्तु एक बहुत अच्छा काम भी किया । ऐसी दशा मे उस सत्कार्य 


. का फळ उसी क्षण प्रकाशित हो जायगा, और श्स सत्काये का फल 


4 


शेप होते ही बुरे कार्यो का फळ भी उसे मिलेगा । जिन सव छोगो 
ने अनेक 'अच्छे अच्छे वडे बड़े कार्य किये है किन्तु उनके समस्त 
जीवन की गति अच्छी नही रही, वे सब देवता हो जायेंगे | देवदेह 
से सम्पन्न होकर देवताओं की शक्ति का कुछ काळ तक सम्भोग 
करके उन्हे फिर मनुष्य होना पड़ेगा । जिस समय सत्कर्मो की शक्ति 
क्षय हो जायगी उस समय फिर वही पुरातन असत्कार्यों का फल होने 
मेगा | जो अत्यन्त बुरे कमै करते है उन्हे भूतयोनि, दावनयोनि मे 
जाना पड़ेगा, और जव उनके बुरे कर्मों का फळ समाप्त हो जायगा 
उस समय उनका जितना भी सत्कर्म शेप हे उसके फळ से वे फिर 


२७८ ज्ञानयोग 


मनुष्य हो जायेंगे । जिस मार्ग से क्रह्मछोक मे जाया जाता है, जहाँ से, 
पतन अथवा प्रत्यावतेन की सम्भाबना नहीं रहती उसे देवयान 
कहते है, और चन्द्रलोक के मार्ग को पितृयान कहते हैं । 


अतएब वेदान्त-दर्शीन के मत मे मनुष्य ही जगत्‌ मे सर्वश्रेष्ठ 
प्राणी है और यह पृथ्वी ही सर्वश्रेष्ठ स्थान है, कारण कि एक मात्र 
यहाँ पर मुक्त होने की सम्भावना है। देवता आदि को भी मुक्त 
होने के लिये मनुष्य-जन्म ग्रहण करना पड़ेगा । इसी मानव-जन्म में 
ही मुक्ति की सब से अधिक सुविधा है । 


अब हम इसके बिरोधी मत की आलोचना करेगे । बौद्ध छोग 
इस आत्मा का अस्तित्व एकदम अस्त्रीकार करते है । वे कहते है कि 
शरीर और मन के पीछे आत्मा नामक एक पदाथ है, यह मानने की 
क्या आवश्यकता है ! इस शरीर और मन का यन्त्र स्त्रतःसिद्ध है, 
यह कहने से क्या यथेष्ट व्याख्या नहीं हो जाती ! और एक तीसरे 
पदाथ की कर्पना से क्या लाभ ? यह युक्ति खूब प्रवळ है। जितनी 
दूर तक अनुसन्धान किया जाय, यही माळूम होता है कि यह शरीर 
और मन का यन्त्र स्वत:सिद्ध है, और हमम से अनेक इस तत्र को 
डसी माव से देखते है । तब फिर शरीर और मन के अतिरिक्त अथच 
शरीर और मन के आश्रयभूमि स्वरूप आत्मा नामक एक पदाथ के 
अस्तित्व की कल्पना की आवश्यकता क्या है! बस शरीर और मन 
कहना ही तो पर्याप्त है; नियत परिणामशीळ जडखोत का नाम 
शरीर है और नियत परिणामशीळ चिन्ताल्नोत का नाम मन है| तब 
जो एकत्व की प्रतीति हो रही है वह -केसे ! बौद्ध कहते है कि 
यह एकत्र वास्तबिक नहीं है| मान छो कि एक जळती मझाळ को 


मनुष्य का यथार्थ स्वरूप ७२, 


घुमाया जा रहा है। घुमाने पर एक ही अग्नि का वृत्तस्वरूप या गोळ 
आकार हो जायगा | वास्तव में कोई वृत्त है नहीं, किन्तु मशाळ के ' 
नियमित धूमने से उसने यह हू का आकार धारण कर छिया है। 
इसी प्रकार हमारे जीवन मे भी एकत्व नही है; जड़ की राशि 
क्रमागत रूपे से चळ रही है। सम्पूर्ण जड़राशि को एक कह कर 
संबोधित करने की इच्छा होगी तो कर सकते हो, किन्तु उसके अतिरिक्त 
वास्तव मे कोई एकत्व नहीं है। मन के सम्बन्ध मे भी यही बात है; 
प्रत्येक चिन्ता दूसरी चिन्ताओं से पृथक है । इस प्रबळ चिन्ताखरोत मे 
ही इस भ्रमात्मक एकत्र का भाव रख दिया जाता है; अतएव फिर 
तीसरे पदार्थ की आवश्यकता क्या है ! यह जो कुछ देखा जाता है, 
यह जड़ख्रोत और यह चिन्तात्रोत--केवळ इन्हीं का अस्ति है; इनके 
बाद और कुछ सोचने की आवश्यकता ही क्या है ! अनेक आधुनिक 
सम्प्रदायो ने बौद्धों के इस मत को ग्रहण कर लिया है, किन्तु वे सभी 
इस अपना अपना आविष्कार कह कर प्रतिपादित करना चाहते है। 
- अधिकांश बौद्ध दरीनो मे मोटी वात यही है कि यह दृश्यमान जगत्‌ 
पयीप्त है। इसके पीछे और कुछ है कि नहीं यह अनुसन्धान करने 
"की बिलकुल ही आवश्यकता नहीं है । यह इन्द्रियग्राम जगत्‌ ही 
सस्व है--किसी वस्तु को इस जगत्‌ के आश्रय रूप में कह्पना 
करने की आवश्यकता ही क्यो पड़ी ! सब ही गुणसमध्टि है | ऐसे 
आनुमानिक पदाथ की कल्पना करने की क्या आवश्यकता है कि जिस . 
मे वे सव गुण लगे रहे हो १ पदारथ का ज्ञान आता है केवल गुणराशि 
के वेग से स्थान-परिवर्तन के कारण, कोई अपरिणामी पढाथ वास्तव 
मे इनके पीछे है, ऐसी बात महीं | हम देखते हैं कि यह युक्ति अति , 
म्रवळ है और साधारण मनुष्य की अनुभूति के पक्ष मे खूब सहायक 


८० : ज्ञानयोग 


हो जाती है | वास्तव में एक छाख मनुष्यों में एक व्यक्ति भी इस 
दृश्य जगत्‌ से अतीत और किसी वस्तु की धारणा भी कर सकता है 
कि नहीं इसमें सन्देह है । अधिकांश लोगों के लिये प्रकृति नित्य- 
परिणामशीळ मात्र है। हम लोगों मे भी कम लोगों ने हमारे सब के 
पीछे स्थित उस स्थिर समुद्र का कुछ कुछ आमास भी पाया होगा । 
हमारे लिये यह जगत्‌, केवळ तरंगपू्ण है । इस प्रकार हमे दो मत 
मिळते हैं । एक तो यह कि शरीर और मन के पीछे एक अपरिणामी 
सत्ता रहती है; दूसरा यह कि इस जगत्‌ में निश्चछत्व नामक कुछ भी 
नहीं हे, सब कुछ चञ्चल है, सभी कुछ परिणाम है, जो हो अद्वैत- 
वाद में ही इन दोनो मतो का सामञ्जस्य मिलता है । 

उद्रैतवादी कहते हैं, ' जगत्‌ का एक अपरिणामी आश्रय 
है '-.द्वैतवादियों की यह वात सत्य है। किसी अपरिणामी पदाथ 
की कह्पना किये बिना हम परिणाम की कल्पना कर ही नहीं 
सकते । किसी अपेक्षाकृत अप्पपरिणामी पदार्थं की तुलना 
मे किसी पदाथ की परिणाम के रूप मे चिन्ता की जा सकती 
है, और 'उसकी अपेक्षा 'भी अल्प परिणामी पदाथ के साथ तुलना , 
मे उसे भी परिणामी रूप मे निर्देश किया जा सकता है जब 
तक कि एक पूर्ण अपरिणामी पढाथ को बाध्य होकर स्वीकार न कर 
छिया जाय | यह जगत्‌-ग्रपञ्च अवश्य ही एक ऐसी अवस्था में था 
जव यह स्थिर शान्त था; जब यह दो शक्तियो के सामञ्जस्य-रूप 
मे था अथीत्‌ जव वास्तव मे किसी भी शक्ति का अस्तित्व नही था; 
कारण, वेषम्य न होने पर शक्ति का विकास नहीं होता। यह ' 
ब्रह्माण्ड फिर उसी साम्यावस्था की प्राप्ति की ओर जा रहा है। यदि ` 
हमारा किसी विषय के सम्बन्ध में निश्चित ज्ञान है, तो वह यही है |' 


मनुष्य का यथार्थे स्वरूप ८१ 


द्वैतवादी जब कहते हैं कि कोई अपरिणामी पदार्थ है तब वह ठीक 
ही कहते हैं; किन्तु बह शरीर और मन से बिलकुर अतीत है, 
शरीर और मन से बिळकुछ पृथक्‌ है, यह कहना भूछ “है। बौद्ध 
लोग जो कहते है कि समुदय जगत्‌ केवछ परिणाम-प्रवाह मात्र है 
यह बात भी सत्य है; कारण, जब तक मै जगत्‌ से पृथक हूँ; जब तक 
भै अपने अतिरिक्त और सभी कुछ देख रहा हूँ, मोटी बात है कि जब 
तक द्वेतमात्र रहेगा;तब तक यह जगत्‌ परिणामशील ही प्रतीत होगा। 
किन्तु वास्तविक बात यह है कि यह जगत्‌ परिणामी भी है और अप- 
रिणामी भी । आत्मा, मन और शरीर ये तीनो पृथक वस्तुएँ नहीं है 
वरञ्च एक ही है । एक ही वस्तु कमी देह, कमी मन और कमी देह 
और मन से अतीत आत्मा प्रतीत होती है। जो शरीर की ओर 
देखते हैं व मन तक को भी नहीं देख सकते; जो मन को देखते है वे 
आत्मा को नही देख पाते; ओर जो आत्मा को देखते है उनके लिये 
शरीर और मन दोनो न जाने कहाँ चले जाते है ! जो लोग केवछ 
गति देखते है वे सम्पूर्ण स्थिर भाव को नही देख पाते, और जो इस 
सम्पूर्ण स्थिर भाव को देख पाते है उनके निकट गति न जाने कहाँ 
चेछी जाती है। सर्प मे रज्जु का श्रम हुआ | जो व्यक्ति रज्जु मे 
सर्प ही देखता है उसके लिये रज्जु कहो चढी जाती है, ओर जब 
श्रान्ति दूर होकर वह व्यक्ति रज्ज ही देखता है तो फिर उसके लिये 
सर्प नही रहता । 


तो हमने देखा कि वस्तु एक ही है और वही एक नाना रूप 
से प्रतीत होती है | इसको आत्मा कहे या वस्तु कहे या अन्य कुछ 
नाम दे, जगत्‌ में एकमात्र इसी का अस्तित्व है। अह्ैवादियों की 


<२ ज्ञानयोग . 


आषा मे यह आत्मा ही ब्रह्म है, जो केवल नानारूप उपाधिवश 
अनेक प्रतीत हो रहा है। समुद्र की तरडगो की ओर देखो; एक भी 
तरडू समुद्र से पृथक्‌ नहीं है | तब फिर तरडूग पृथक्‌ क्यो प्रतीत 
होती है ? नामरूप ने--तरड्ग की आकृति और हमेन .जो इसे 
ब्ररड्ग नाम दे दिया है उसी ने उसे समुद्र से पृथक्‌ कर दिया है । 
नामरूप के नष्ट हो जाने या चळे जाने पर वह जो समुद्र था वही 
रह जाता है। तरंग और समुद्र के वीच कौन प्रमेर कर सकता है ! 
अतएव यह समुदय जगत्‌ एक स्वरूप हुआ। जितना मी पार्थक्य है वह 
सब नामरूप के ही कारण है। जिस प्रकार सूर्य लाखों जलकणो पर 
अतिबिम्बित होकर प्रत्येक जळकण के ऊपर सूर्य की एक सम्पूर्ण प्रति- 
कृतिकी सृष्टे कर देता है उसी प्रकार वही एक आत्मा, वही एक सत्ता 
विभिन्न वस्तुओ में प्रतिबिम्बित होकर नाना रूप मे दिखाई पड़ता है। 
'किन्तु वास्तव भे वह एक है । वास्तव मे ' भै' अथवा “तुम? नामक कुछ 
नहीं है-सब एक है। चाहे कहो--सभी मै हूँ, या कहो--सभी तुम 
हो। किन्तु यह द्वेतज्ञान बिलकुल मिथ्या है, और समुदय जगत्‌ इसी 
द्वैतज्ञान का फळ है। जब विवेक उदय होने पर मनुष्य देख पाता 
है कि दो वस्तुएँ नहीं है, एक ही बस्तु है, तब उसे बोध होता है कि 
वही स्त्रयं यह अनन्त ब्रह्माण्ड स्वरूप हो गया है।मैं ही यह 
परिवर्तनशील जगत्‌ हुँ, और मे ही अपरिणामी, निगुण, नित्यपूर्ण 
ननित्यानन्दमय हूँ । 


अतएव नित्यशुद्ध, नित्य, एण अपरिणामी अपरिवतेनीय एक 
- आत्मा है; उसका परिणाम कमी नही होता, और ये सब विभिन्न परिणाम 
उसी एकमात्र आत्मा मे ही प्रतीत होते हैं। उसके ऊपर नामरूप" 


7 


मनुष्य का यथाथ स्वरूप ट्रे. 


ने ये सत्र विभिन्न स्त्रप्नचित्र अङ्कित किये है। आकृति ने ही तरंग को 
समुद्र से पृयक्‌ किया है । मान छो: कि तरंगे मिङ गई, तब क्या यह 
आकृति रहेगी ? नही, वह विळकुछ ही चढी जायगी । तरंग का 
अस्तिल पूर्ण रूप से समुद्र के अस्ति के ऊपर निर्भर रहता हैं; किन्तु 
समुद्र का अस्तित्र तरग के अस्तिल के ऊपर निर्भर नहीं रहता । जब 
तक तरंग रहती है तब तक रूप मी रहता है, किन्तु तरंग की निवृत्ति 
होने पर वह रूप नहीं रह सकता। इसी नाम-रूप को माया कहते है । 
यह माया ही भिन्न व्यक्तियो का सजन करके एक ब्यक्ति का दूसरे 
ब्यक्ति से पृयक् बोध करा रही है। किन्तु वास्तव में इसका अस्तित्व नहीं 
है। माया-का अस्तित्व है यह नही कहा जा सकता । रूप या आकृति 
का अस्तित्र है यह नहीं कहा जा सकता, कारण, वह तो दूसरे के अस्तित्व 
पर निर्भर रहती है। और वह नहीं है यह भी नही कहा जा सकता, 

कारण, उसी ने तो यह सब भेउ उत्पन्न किया है । अद्वैतवाटियो के 
मत मे यही माया या अज्ञान या नामरूप अथवा योरोपीय लोगो के मत 
मरेदेश-काळ-निमित्त ही इसी एक अनन्त सत्ता से इस विभिन्नर्य जगत्‌ 
की सत्ता दिखा रहे हैं। परमार्थतः यह जगत्‌ एक अखण्ड स्वरूप है; 
जब तक कोई दो वस्तुओ की कल्पना करता है तब तक वह भ्रम में 

है । जब वह जान जाता है कि एक मात्र सत्ता है तमी वह यथार्थ को 

जानता है । जितना ही समय बीतता जाता है उतना ही हमारे निकट 
यह सत्य प्रमाणित होता जाता है। क्या जड़ जगत्‌ में, क्या भनोजगत्‌ 

मे और क्या अध्यात्म जगत्‌ मे, सभी जगह यह सत्य प्रमाणित हो रहा 
है। अब प्रमाणित हो गया है कि तुम, मे, सूर्य, चन्द्र, तारे-ये सभी 

एक जड़ समुद्र के विभिन्न अशो के नाम सात्र हँ । इस जडराशि 

का क्रमागत परिणाम हो रहा है | जो झक्ति का कण कुछ मास 


८४ _ ज्ञानयोग 
पहले सूर्य में था, हो सकता हैकि आज वह मनुष्य के भीतर 
आगया हो, कछ शायद वह पशु के भीतर और परसो शायद 
किसी उद्भिद के भीतर प्रवेश कर जायगा । आना जाना निरन्तर 
हो रहा है | यह सव एक ही अखण्ड जड़राशि है--वकेवल नामरूप 
से पृयक्‌ पृथक्‌ है। उसके एक बिन्दु का नाम सूर्य दै, एक का नाम 
चन्द्र, एक का तारा, एक का मनुष्य, एक का पशु, एक का उद्भिद, इसी 
प्रकार और भी, और ये जो भिन्न मिन्न नाम हैं ये भ्रमात्मक हैं; कारण, 
इस जड़ राशि का क्रमागत परिवर्तन हो रहा है | इसी जगत्‌ को एक 
दूसरे भाव से देखने पर यह एक विशाळ चिन्ता-समुद्र के समान प्रतीत 
होगा जिसका एक एक बिन्दु एक एक मन है। तुम एक मन हो, मैं एक 
मन हूँ, प्रत्येक व्यक्ति केवळ एक एक मन है। और इसी जगत्‌ को ज्ञान 
की दृष्टि से देखने पर, अर्थात्‌ जव आँखों पर से मोह का आवरण हट 
जाता है, जब मन शुद्ध हो जाता है तब वही नित्य शुद्ध, अपरिणामी, 
अविनाशी, अखण्ड पूर्ण स््रूप पुरुप के रूप मे प्रतीत होगा । तब 
दवैतवादियो का परलोकवाद--मनुष्य मरने के बाद स्वर्ग जाता है 
अथवा अमुक ठोक मे जाता है, असत्‌ लोक में भूत हो जाता है, उस 
के वाढ पशु होता है--ये सव वाते क्या इई? अद्वैतवादी कहते हैं--न 
कोई आता है न कोई जाता है--तुम्हारे लिये जाना आना किस तरह 
सम्भव हे ¦ तुम तो अनन्त स्वरूप हो; तुम्हे जाने के लिये स्यान 
कहो हे? 


__ किसी स्कूल में छोटेवच्चों की परीक्षा हो रही थी। परीक्षक इन 
र, 0००, ~ ७ क श "७, 

छोटे छोटे वच्चो से कठिन कठिन प्रश्न कर रहे थे। उन्हीं प्रइनों मे एक 
प्रश्न था कि “ पृथ्वी गिरती क्यो नहीं?” प्रायः सभी वाळक इस प्रश्न ' 


मनुष्य का यथार्थ स्वरूप ८५ 


को समझ्न नहीं सके और अपनी अपनी समन्न से उल्टे सीधे उत्तर देने छंगे। 
तब एक बुद्धिमती बालिका ने उसृका 
“ पृथ्वी गिरेगी किस पर ?” यह प्रश्न ही तो भूळ है। जगत्‌ में ऊँचा 
नीचा तो कुछ है नहीं। ऊँचा नीचा तो केवल आपेक्षिक ज्ञान 
मात्र है । आत्मा के सम्बन्ध में मी यही बात है। जन्म-मृत्यु का प्रश्न 
ही भूछ है। कौन जाता है, कौन आता है ? तुम कहें नहीं हो ! 
वह खर कहाँ है जहे तुम पहले से ही नही हो ? मनुष्य का आत्मा 
सर्बन्यापी है। तुम कहाँ जाओगे ? कहाँ नहीं जाओगे ? आत्मा तो 
सब जगह है। अतएव पूर्ण रूप से जीवन्मुक्त व्यक्ति के लिये यह 
बालकों का सा स्वप्न, जन्म-मृत्यु के सम्बन्ध मे यह वाळकों का सा 
खम, स्वगे-नरक आदि का स्त्रप्न-समी कुछ एकदम अन्तहित हो 
जाता है, जिनके भीतर कुछ अज्ञान अवशिष्ट है उनको वह नाना 
ग्रकार के ब्रह्मलोक पर्यन्त दृश्य दिखा फर अन्तहित हो जाता है 
और अञ्ञानियो के लिये वह रह जाता है। 


समस्त जगत्‌, स्वर्ग जायेगे, मरेगे, पैदा होंगे--इन सब बातों 
पर विश्वास क्यों करता है ! मैं एक पुस्तवा पढ़ रहा हूँ, उसके पृष्ठ 
पर पृष्ठ पढे जा रहे है और उळटे जा रहे हैं । एक पृष्ठ आया, उलट 
दिया गया | परिणाम किसका हो रहा है ! कौन आ जा रहा है ! मै 
नहीं, केवळ इस पुस्तक के पन्ने उुछटे जारहे हैं। समस्त प्रकृति 
आत्मा के सम्मुख रखी एक पुस्तक के समान है। उसका एक के 
बाद दूसरा अध्याय पढ़ा जा रहा है, उलटा जा रहा है, और प्रति वार 
एक नूतन दृश्य सामने आ रहा है | पढ़ने वो बाद इसे भी उलट 
दिया गया। फिर एक नया अव्याय सामने आया; किन्तु आत्मा जो 


<दे ज्ञानयोग 


था वही है--अनन्तस्वरूप । परिणाम प्रकृति का हो रहा है 
आत्मा का नहीं । उसका कभी मी परिणाम नहीं होता। जम्म मृत्यु 
प्रकृति म है, ठुममे नहीं। तथापि अज्ञ लोक श्रान्त हो कर सोचते 
है, हम मर रहे है, जी रहे है, प्रकृति नहीं; ठीक उसी तरह जेसे हम 
भ्रन्तिवश समझते है कि सूर्य चल रहा है, पृथ्वी नही। अतः यह सब 
भ्रान्ति ही हे, जैसे रेलगाडी पर बैठ कर खमवरातः उसे चछती हुई 
न समझकर खेत आदि को चलायमान समझते है। जन्म और मृत्यु 
की भ्रान्ति भी टीक ऐसी ही है। जब मनुष्य किसी विशेष भाव में 
रहता है तत्र बह इसे पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र, तारा आदि के रूप मे देखता है; 
और जितने मनुष्य इस मनोभाव से युक्त हैं वे सब इसी रूप में 
देखते हे । मेरे तुम्हारे बीच लाखो जीव हो सकते है जो विभिन्न 
्रकृतिसम्पन्न है । वे हमे कभी न देख पायेंगे और हम भी उन्हे 
कभी नहीं | हम एक ही प्रकार की चित्तवृत्ति सम्पन्न प्राणी कां 
देख पाते ह। जिन वाद्य-यन्त्रो में एक ही प्रकार का कम्पन हैं, 
उनमे से एक के वजने पर वाकी सब वजेगे | मान छो कि हम अब जिस 
प्राण-कम्पन से युक्त है, उसे हम मानव-कम्पन नाम से पुकार सकते 
है; यदि यह परिवर्तित हो जाय तो अब यहाँ मनुष्य दिखाई नहीं पड़ेगे; 
उसके बदले म और ही अनुरूप ब्य हमारे सामने आ जायेंगे--या तो 
देव जगत्‌ और देवतादि आयेंगे अथवा दुए मनुष्यों केलिये दानव और 
दानव जगत्‌; किन्तु ये सत्र एक ही जगत्‌ के विभिन्न भाव मात्र हैं। 
यह जगत्‌ मानव दृष्टि से पृथिवी, सूर्य, चन्द्र, तारा आदि रूपमे और 
दानवो की इष्टि से देखने परयही नरक या शास्तिस्यान के रूप मे प्रतीत 
होगा और जो स्वर्ग जाना चाहते है उन्हें स्वर्ग के रूप मे प्रतीत 
होगा। जो व्यक्ति आजीत्रन यह सोचता रहा कि मै स्वर्ग मे सिंहासन 


मनुष्य का यथार्थ स्वरूप ९७ 


पर वैंठे हुए झत्रर के निकट जा कर सारा जीवन उनकी उपासना: 
करूँगा, उसकी मृत्यु होने पर वह अपने. चित्त में स्थित इसी विषय 
को देखेगा | यह जगत्‌ ही उसके लिय एक बृहत्‌ स्वर्ग मे परिणत 
हो जायंगा; वह देखेगा कि नाना प्रकार की अप्सराये, किन्नर आदि 
उडते फिर रहे है और देवता लोग सिंहासनों पर बेठे है। स्तरमै 
आदि समस्त ही मनुष्य कृत है।अतएव अद्दैतवादी कहते है-- 
द्वैतव्रादियों की बात तो सत्य ही है, परन्तु यह सब उनका अपना 
ही बनाया हुआ है।ये सब लोक, ये सब दैत्य, पुनजन्म आदि 
सभी रूपक (24१४०००४ ) है, और मानवजीवन भी ऐसा ही है । 
ये सव रूपक हों और मानव जीवन सत्य हो, यह नही हो सकता। 
मनुष्य संश यही भूछ करता है। अन्यान्य वस्तुओ को--जैसे स्र्ग 
नरक आदि को रूपक कहने से उसकी समझ मे आता है किन्तु 
अपने अस्तित्व को वह कभी भी रूपक स्वीकार करना नहीं चाहता। 
यह दृश्यमान जगत्‌ सभी रूपक मात्र है और सब से वड़ा मिथ्या ज्ञान 
यह है कि हम शरीर हैजो हम न कमी ये, न कभी हो सकते है । हम 
केवळ मनुष्य है, यह एक भयानक असत्य है। हमी जगत्‌ के झर है। 
इत्र की उपासना करके हमने सदा अपने अव्यक्त आत्मा की ही 
उपासना की है। तुम जन्म से ही दुष्ट और पापी हो यह सोचना 
ही सत्र से बड़ी मिथ्या बात है। जो स्त्रये पापी है वह केवळ दूसरों 
को पापी ही देखते है। मान छो कि एक वच्चा यहाँ है और सोने की 
मोहरों की एक थैली तुम यहाँ मेज पर रख देते हो । मान लो कि एक 
चोर आया और थैली ळे गया । वच्च की दृष्टि मे थैली का रखा जाना 
और चोरी हो जाना--दोनों ही समान हैं। उसके भीतर चोर नहीं है 
इसलिये वह वाहर भी चोर नही देखता | पापी और दुष्ट मनुष्य ही 


८८ ज्ञानयोग 


बाहर पाप देख पाता है, किन्तु साधु मनुष्य को उसका बोध नहीं 
होता । अत्यन्त असाधु पुरुष इस जगत्‌ को नरक ख्रूप देखते है; 
मध्यम श्रेणी के छोग इसे स्वर्गस्वरूप देखते है; और जो पूर्ण सिद्ध 
पुरुष है वे इसे साक्षात्‌ भगवान के रूप में ही देखते हैँ । बस, तभी 
उनके नेत्रों का आवरण हट जाता है, और तब वे ही व्यक्ति 
पवित्र और वुद्ध होकर देख पाते है कि उनकी दृष्टि बिलकुल बदछ 
गई हे। जो दु'स्रप्न उन्हें लाखों वषी से पीड़ित कर रहे थे 
वे सब एकदम समाप्त हो जाते है, और जो अपने को इतने दिन 
मनुष्य, देवता, दानव, आदि समझ रहे थे, जो अपने को कर्मी 
ऊपर, कमी नीचे, कमी पृथ्वी पर, कमी खर्ग मे अथवा कमी, 
किसी और स्थान में स्थित समझते थे वे देख पाते है- वे वास्तव मे 
सर्वव्यापी है, वे काळ के अधीन नहीं हैं, काळ उनके अधीन है, 
समस्त स्प उनके भीतर है, वे स्वयं किसी स्वर्ग मे अवस्थित नहीं 
हैं---और मनुष्य ने किसी काळ के जिस किसी देवता की उपासना 
की है वे सब उसके भीतर ही है, वह किसी देवता के अन्दर 
अत्रस्यित नहीं है; वह देव, असुर, मानुष, पञ्च, उद्भिद, प्रस्तर आदि 
का सृष्टिकती है, और उस समय मनुष्य का स्वरूप उसके निकट 
इस जगत्‌ से श्रेष्ठतर होकर, स्त्रग से भी श्रेष्ठतर और सर्वव्यापी 
आकाश से भी अधिक सर्वव्यापी रूप में प्रकाशित होता है। उसी 
समय मनुष्य निभेय हो जाता है, उसी समय मनुष्य मुक्त हो जाता 
` है। उस समय सब भ्रान्ति दूर हो जाती है, समी दुःख दूर हो 
जाते हैं, सभी मय एक बार में ही चिर काळ के लिये समाप्त हो 
जाते हैं| तब जन्म न जाने कहाँ चछा जाता है और उसके साथ 
मुत्यु भी चढी जाती है; दुःख मी चला जाता है और उसके साथ 


मनुष्य का यथार्थ स्वरूप ८९ 


सुख भी चला जाता है। पृथिवी उड़ जाती है और उसके साथ साथ 
स्वर्ग भी उड़ जाता है; शरीर चला जाता है, उसके साथ मन भी 
चछा जाता है । उस व्यक्ति की दृष्टि मे यह समस्त जगत्‌ ही मानों 
अव्यक्त भाव धारण कर लेता है।यह जो शक्तियों का निरन्तर 
संग्राम, निरन्तर संघर्ष है यह सब एकदम स्थगित हो जाता है, 
और जो शक्ति और भूत रूप में, प्रकृति की विभिन्न चेशओ के 
रूप मे प्रकाशित हो रहां था, जो स्तयं प्रकृति खूप मे प्रकाशित 
हो रहा था, जो स्वर्ग, पृथिवी, उद्भिद, पशु, मनुष्य, देवता आदि के 
रूप मे प्रकट हो रहा था, वही समस्त एक अनन्त, अच्छेच्च, अपरि- 
णामी सत्ता के रूप में परिणत हो जाता है; और ज्ञानी पुरुष देख 
पाते है कि वे उत्त सत्ता से अभिन्न है। “ जिस. प्रकार आकाश 
मे नाना वर्ण के मेध आकर कुछ देर खेळ फिर अन्तर्हित हो जाते 
हैं, ” उसी प्रकार इस आत्मा के सम्मुख पृथ्वी, स्त्री, चन्द्रकोक, 
देवता, सुख, दु.ख आदि आते है; किन्तु वे उसी अनन्त, अपरिणामी, 
नीलवण आकाश को हमारे सम्मुख छोड़कर अन्तर्हित हो जति 
हैं| आकाश का कमी मी परिणाम नही होता, परिणाम केवळ मेघ 
का ही होता है। भ्रम के कारण ही हम सोचते है कि हम अपवित्र 
है, हम सान्त है। हम जगत्‌ से पृथक हैं । प्रकृत मनुष्य यही एक 
अखण्ड सत्ता रूप है । 


यहाँ पर दो प्रश्न उठते है। पहला यह है कि“ क्या अद्वैत ज्ञान 
की उपलब्धि सम्भव है? अब तक तो सिद्धान्त की वात हुई; 
क्या उसकी अपरोक्षानुभूति सम्भव है ? ” हो बिलकुछ सम्भव है। 
ऐसे अनेक व्यक्ति संसार में इस समय भी जीवित है जिनका अज्ञान 


९० ज्ञानयोग 


सदा के स्यि चछा गया है। तो क्या इन छोगों की, सत्य 
ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद तुरन्त ही मृत्यु हो जाती है! हम 
जितनी जल्दी समझते हैं उतनी जब्दी नही। मान छो, दो पहिये 
जो एक छकड़ी से जुड़े हुए है साथ साथ चळ रहे है। अब यदि 
भै एक पहिये को पकड़ कर वीच की लकड़ी को काट दै, तो 
जिस पहिये को मैंने पकड़ रखा है वह तो रुक जायगा; किन्तु 
दूसरा पहिया, जिसमे पहले का वेग अमी है, कुछ दूर और चरु 
कर गिर पड़ेगा । पूर्ण शुद्ध स्वरूप आत्मा मानो एक पहिया है, 
और शरीर मन आदि रूप श्रान्ति दूसरा पहिया; और कम रूपी 
काष्ठ दण्ड द्वारा ये दोनो जुड़े इए हैं। ज्ञान ही मानो कुठार 
है जो इस संयोग-दण्ड को काट देता है। जब आत्मा रूपी 
पहिया रुक जायगा, तव आत्मा, आ रहा है जा रहा है अथवा 
उसका जन्म और मृत्यु हो रहा है, इस प्रकार के सभी अन्नान के 
भावों का त्याग कर देगा, और प्रकृति के साथ उसका सयुक्त भाव एवं 
अभाव, वासना--सव चछा, जायगा; तब आत्मा देख सकेगा कि वह 
पूर्ण है, वासना रहित है। किन्तु शरीर और मन के पहिये मे अभी 
प्राक्तन कमा का वेग रहेगा । इसलिये जब तक यह कर्मों का वेग 
पूरी तरह समाप्त नही होगा तब तक शरीर और मन रहेगे ही; 
यह वेग समाप्त हो जाने पर इनका भी पतन हो जायगा, तव आत्मा 
मुक्त होगा | तव फिर सरूर्गलोक जाना स्त्री से पृथिवी पर लौटना 
यहो तक कि ब्रह्मलोक जाना तक स्थागित हो जायगा; कारण वह 
( आत्मा ) कहों से आयेगा, कह जायेगा ? जिन व्यक्तियों ने इस 
जीवन में ही इस अत्रस्या को प्राप्त किया है, जिन्हे अन्ततः एक 
मिनट के लिये भी यह संसार का दस्य बढ्छ कर सत्य का आमास 


मनुष्य का यथाथ स्वरूप Re 


िळा है उन्हे जीवन्मुक्त के नाम से पुकारते है। यही जीवन्सुक्तः 
अवस्था लाभ करना वेदान्ती का लक्ष्य है । 


एक बार मैं पश्चिमी मारत मे हिन्दमहासागर के तटवर्ती मरु-- 
देश में श्रमण कर रहा था | बहुत दिन तक निरन्तर पैदल भ्रमण 
करता रहा | किन्तु यह देख कर मुझे महान्‌ आर्चर्य होता था कि 
- चारों ओर सुन्दर सुन्दर ब्ीलें हैं और झीलों के चारो ओर वृक्ष-छताएँ 
है और उनकी सुखद शीतल छाया जळ मे पड़ रही है। कैसे 
अदभुत दृश्य थे वे! और ढोग इसे रेगिस्तान कहते है ) एक मास 
तक वहाँ मैं घूमता रहा और प्रतिदिन ही मुझे वे सुन्दर दशय दिखाई 
दिये। एक दिन मुझे बडी प्यास ळग रही थी और मेने सोचा कि 
वहो एक झीळ पर जाकर प्यास बुझा ढूँ | अतएव मै इन सुन्दर निर्मळ 
तालाबों में से एक की ओर अग्रसर हुआ । जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा 
कि वह सव दृश्य न जाने कहाँ ढुप्त हो गया। और तव मेरे मन मे 
यह ज्ञान हुआ कि “ जीवन भर जिस मरीचिका की वात पुस्तकों में 
पदता रहा हूँ यह वही मरीचिका है। और उसके साथ साथ यह ज्ञान मी" 
हुआ कि ' इस पिछले मास भर प्रतिदिन मै मरीचिका ही ठेखता 
रहा हूँ, किन्तु मैने कभी न जाना कि यह मरीचिका है।? इसके वाद 
फिर दूसरे दिन मैने चलना प्रारम्भ किया । फिर वही सुन्दर दृश्य 
` दिखने लगे, किन्तु उसके साय साथ यह ज्ञान भी होने छगा कि यह 
समसुच झीळ नहीं है, सरीचिका है। इस जगत्‌ के सम्बन्ध में भी 
यही बात है | हम प्रति दिन, प्रति मास, प्रति वर्ष इस- जगत रूपी 
मरस्य मे श्रमण कर रहे है, किन्तु मरीचिका को मरीचिका नहों 
समझ पाते है। एक दिन यह म्रीचिका असय हो जायगी, किन्तु 


"२२ ज्ञानयोगं 


फिर आ जायगी । शरीर पूर्वकृत कम के अधीन रहेगा इसीलिय यह 
- मरीचिका फिर लौट आयेगी । जब तक हम कमे से बैँधे इए है तब 

तक जगत्‌ हमारे सम्मुख आयेगा ही। नर, नारी, पछ, उद्भिद, 

आसक्ति, कर्तव्य--सभी कुछ॑ आयेगा किन्तु पहले की तरह हमारे 
- उपर इसकी शक्ति का प्रभाय नहीं पड़ेगा । इसी नवीन ज्ञान के 
- प्रभाव से कमे की शक्ति का नाश होगा, उसका विप का दाँत दूट 

जायगा; जगत्‌ हमारे सम्मुख एकदम बदल जायगा; कारण, जैसे 

जगत्‌ दिखाई देगा वैसे ही उसके साथ सत्य और मरीचिका के मेद 
- का ज्ञान भी आयेगा । 


उस संमय यह जगत्‌ पहले का सा जगत्‌ नहीं रहेगा । किन्तु 

इस प्रकार के ज्ञान की साधना मे एक बिप्रदाराङ्का है। हम देखते 
है कि प्रत्येक देश मे लोग यही वेदान्त का मत ग्रहण करके वहते 
है, “ मे धर्माधर्म से अतीत हूँ, मै विधि-निषेध से परे हूँ, अतः मेरी 
जो इच्छा होगी चही मै करूँगा ।” इसी देश में देखो, अनेक अज्ञानी कहते 

- रहते हैं,“मं वदध नही हुँ, मे स्वय ईर स्वरूप हूँ; मेरी जो इच्छा होगी वही 
करेगा |” यह ठीक नही है यद्यपि यह बात सच है कि आत्मा भौतिक, 
मानसिक और नेतिक सभी प्रकार के नियमो से अतीत है। नियम के 
अन्दर बन्धन हैं, नियम क्रे बाहर मुक्ति । यह भी सच है कि मुक्र्ति 
आत्मा का जन्मगत स्वभाव है, यह उसका जन्मप्राप्त स्त्व है और 
आत्मा का वास्तविक मुक्त स्त्रभाव भौतिक आवरण के भीतर से मनुष्य 
की आपातप्रतीयमान स्त्रतन्त्रता के रूप मे प्रतीत होता है। अपने 
जीवन के प्रतिक्षण में तुम अपने को मुक्त अनुभव क्रते हो। हम अपने 

- को मुक्त अनुभब बिना किये एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते, 


मनुष्य का यथाथ स्वरूप ९३ः 


बोल नहीं सकते और श्वास-प्रश्‍त्रास मी नहीं ले सकते । किन्तु फिर ` 
कुछ देर विचार करने पर यह भी ग्रमाणित हो जाता है कि हम एक 
यन्त्र के समान है, मुक्त नहीं | तब कौन सी बात सत्य मानी जाय १ 
* हम मुक्त है ” यह धारणा ही क्या-श्रमात्मक है ? एक पक्ष कहता 
है कि ' मै मुक्त स्त्रभाव हूँ” यहः धारणा श्रमात्मक है, दूसरा पक्ष 
कहता है कि ' मै बद्भमावापन्न हूँ ' यह धारणा ही भमात्मक 
है। तव यह दो प्रकार की अनुभूति कहो से आती है? मनुष्य 
वास्तव मे मुक्त है; मनुष्य परमार्थतः जो है वह मुक्त के अतिरिक्त 
और कुछ हो ही नही सकता, किन्तु जैसे ही वह माया के जगत्‌ 
मे आता है, जेस ही वह नामरूप के भीतर पड़ जाता है, वैसे ही 
वह बद्ध हो जाता है। ' स्वाधीन इच्छा ' यह कहना ही भूछ है। 
इच्छा कभी स्वाधीन हो ही नही सकती । कैसे होगी १ जो प्रकृत 
मनुष्य है वह जब बड़ हो जाता है तभी उसकी इच्छा की उत्पत्ति: ' 
होती है, उससे पहले नहीं । 


मनुष्य की इच्छा बद्ध है, किन्तु जो इसका मूल है वह तो सदाः 
ही मुक्त है | अतएव बन्धन की दशा मे भी, चाहे वह मनुष्य-जीवन 
हो, चाहे देव-जीवन हो, चाहे स्वरम मे हो, चाहे पृथिवी पर, फिर भी: 
हमारे अन्दर उस विधिग्रदत्त अधिकार स्वरूप स्वतन्त्रता या मुक्ति 
की स्मृति रहती ही है । और जानवूज्न कर या अनजाने ही हम सत्र 
इस मुक्ति की ओर अग्रसर हो रहे है। मनुष्य जब मुक्त हो: 
जाता हैतव किस प्रकार नियम मे वद्ध रह सकता है ? जगत्‌ का 
कोई भी नियम उसे वॉव नही सकता | कारण, यह विशचत्रह्ाण्ड 
उसीका तो है। और वह उस समय समुटय तरिशन्र्माण्डस्वरूप ही 


=> पन 2० >} टो समदय जगत ~ या he उसके ~ ¢ 
“है । चह हम कहें कि वही समुदय जगत्‌ है, या कहे--उसके ठियें 
A £> [a CAs न ळ्वि ढिंग देश आदि ~ 
"जगन्‌ का अस्तित्र ही नहीं है| तव उसके लिये ढिग देश आदि छाट 
छोटे मात्र किस प्रकार सम्भव हैं ? वह कैसे कहेगा--मैं पुरुष हूँ, मे 
स्त्री हूँ, मैं वाळक हैँ १ क्या यह सव मिथ्या नहीं है! उसने जान 
-डिया है कि यह सव मिथ्या है]तत्र वह किस तरह कहेंगा--यह 
“पुरुष का अधिकार है, यह स्त्रीका हे ? किसी का कु 
विकार नहीं हैं, किसी सि न दे 


> = 


आँ 
ह स्त्री मी नहीं हे, आत्मा ठिगहीन है, निब्यञ्जुद्ध | म पुरुप या स्त्री 
- हूँ यह कहना और में अमुक देशवासी हूँ यह कहना केरळ मिथ्यात्राद 
ह हे जगत्‌ मेरा है; कारण, समस्त जगत्‌ के 
मानो अपने को ढक छिया है, समस्त जगत्‌ ही मानो मेरा 
शरीर हो गया है] किन्तु हम देखने हैं कि वहुत से ढोग विचार 
न्करेते समय ये सत्र वात कह कर काम के समय सभी प्रकार के 
अपतित्र काम करते हैं; और यदि हम उनसे पळे कि “ क्यों तुम ऐसा 
कर रहे हो तो वे उत्तर दंगे, “यह तुम्हारी बुद्धि का ही अम है। 
-हनारे द्वारा कोई अन्याय होना असम्मत है । ' इन सव कोगों की 
परीक्षा करने का क्या उपाव हे ? उपाय वही हेकि | 


श्प 


4 


यद्यपि सत्‌ और असत्‌ दोनो एक ही आत्मा के आंशिक 


७ 


ग्रकाञ मात्र हैं तथापि असरदभाव ही आत्मा का वाह्य आवरण 
है, और 'सत्‌' भाव मनुष्य के वास्तविक स्वरूप आत्मा के अपेक्षाक्षत 
मधिक निकट का आवरण हं।जब तक मनुष्य असत्‌ का 
मद नहीं कर छेता तत्र तक वह सत्‌ के स्तर पर नहीं -पद्टेंच 
न्मकता; और जव तक वह -सत्‌ और असत्‌ दोनों के स्तर को 


मनुष्य का यथाथे स्वरूप ९६ 


पेर नहीं करता तब तक वह आत्मा के निकट पहुँच नहीं सकता। 
आत्मा के निकट पहुँचने के बाद उसके छिये फिर क्या रह जाता 
है! अत्यन्त सामान्य कमै, भूत जीवन के कार्य का अति सामान्य वेग 
ही रोष रह जाता है, किन्तु यह-वेग भी शुभ कमो का ही बेग 
है। जब तक असद्वेग एकदम समाप्त नहीं हो जाता, जब तक 
पहले की अपवित्रता बिंलकुछ दग्ध नहीं हो जाती तब तक कोई 
व्यक्ति सत्य का साक्षात्कार तथा प्राप्ति नहीं कर सकता । अतएव 
जो छोग आत्मा के निकट पहुँच गये हैं, जिन्होंने सत्य का साक्षात्कार 
कर लिया है उनके केरल गन जीवन के शुम संस्कार, जुम वेग 
अशिष्ट रह जाते है। शरीर मे वास करते हुए भी, एवं अनवरत 
कै करते हुए भी बे केरल सत्कम ही करते हैं; उनके मुख से 
सभी के प्रति केवल आशीर्वाद ही निकळता है, उनके हाथ केवळ 
सत्कार्य ही करते हैं, उनका मन केवळ सच्चिन्ता ही कर सकता 
है, उनकी उपस्थिति ही, चाहे वे कहीं भी जायें सभी जगह मानवजाति 
के लिय महाकल्याण करनेवाळी होती है। इस प्रकार के व्यक्ति के द्वारा क्या 
कोई बुरा काथ सम्भव है! याद रखिये, 'ग्रत्यक्षानुभूति ' में और ' केवल 
मुख से कहने में बड़ा अन्तर है! अज्ञानी व्यक्ति भी नाना प्रकार की 
ज्ञान की बातें कहते है। तोता भी इसी तरह वका करते हैं । मुँह से 
कहना और वातं है और अनुभव करना और वात । दशन, मतामत, 
बिचार, शास्त्र, मन्दिर; सम्प्रदाय आदि कोई भी बुरा नही है | किन्तु 
प्रत्यक्षानुभूति होने पर इन सत्र की आवश्यकता नही रहती | नका 
अच्छी वस्तु हे, परन्तु नकूश में अकित देश स्त्रय॑ देख कर आने के 
बाद यदि उसी नक्शे को फिर से देखो तो कितना अन्तर दिखाई 
पडेगा! अतएत्र जिसने सत्य को प्रत्यक्ष कर छिया है उसे फिर 


९६ ज्ञावयोग 


समझने के लिये न्याय-युक्ति, तर्क-वितर्क आदि का आश्रय नहीं लेना 
पड़ता। उसके लिये तो सत्य अन्तरात्मा के मम मम में प्रविष्ट हो गया है- 
ग्रत्यक्ष का भी प्रत्यक्ष हो गया है । वेदान्तियों की भाषा में कह्दे तो 
कहेंगे कि वह उसके िये करामलकवत्‌ हो गया है। प्रत्यक्ष उपलब्धि 
करने वाले ढोग निःसकोच भाव से कह सकते हैं, ' यही आत्मा है।! 
तुम उनके साथ कितना ही तर्क क्यों न करो, वे तुम्हारी बात पर 
केबल हँसेगे, वे उसे अण्ड बण्ड वकबास ही समझेगे । बालक चाहे 
कुछ भी बोळे उससे बे कुछ कहते नहीं। वे तो सत्य की उपढब्धि 
करके भरपूर हो गये हैं | मान छो कि तुम एक देश देख कर आये 
०५ ~ ha be 

हो और कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आकर यह तर्क करने लगे कि उस 
देश का कहीं अस्तित्व ही नही है; इसी तरह बह व्यक्ति तर्क करता 
जाता है, किन्तु उसके प्रति तुम्हारा भाव यही होगा कि वह 
पागळखाने मे भेज देने के योग्य है । इसी प्रकार जो 
धर्म की प्रत्यक्ष उपलब्धि कर चुके है वे कहते है कि “जगत मे 
धर्म सम्बन्धी जो वाते सुनी जाती है वे सत्र केबल वालको की 
वाते है । ग्रत्यक्षाबुभूति ही धर्म का सार है।” धर्म की उपलब्धि 
की जा सकती है | प्रश्न यह है कि क्या तुम इसके अधिकारी हो 
चुके हो ! क्या तुम्हे धम की वास्तव में आवश्यकता है ? यदि तुम 
ठीक ठीक चेष्टा करो तो तुम्हें प्रत्यक्ष उपलब्धि होगी, और तभी तुम 
चास्तेव मे धार्मिक होओगे। जब तक यह; उपलब्धि तुम्हे नहीं 
होती तब तक तुमे और नास्तिक में कोई भेद नहीं। नास्तिक 
तो फिर भी निष्कपट होते है, किन्तु जो कहता है कि “मैं धम 
मे विश्वास करता हूँ” और उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति की चेष्टा 
कभी नहीं करता वह निश्चय ही निष्कपट नहीं है। 


मनुप्य का यथाथे स्वरूप ९७ 


इसके बाद फिर प्रशन उठता है-- उपळब्धि के बाद क्या 
होता है ? मान छो कि हमने जगत्‌ का यही अखण्ड भाव (हम ही 
एक मात्र अनन्त पुरुष है यह भाव) उपलब्ध किया; मान छो कि हमने 
जान लिया कि आत्मा ही एक मात्र है और वह विभिन्न रूप से 
प्रकाशित हो रहा है; इस प्रकार जान लेने के बाद हमारा क्या 
होता है ? तब क्या हम निरचेश होकर एक कोने मे बैठ कर मर जाते 
है ? इसेक द्वारा जगत्‌ का क्या उपकार होगा? वही प्राचीन 
प्रशन फिर धूम कर आता है. | पहले तो इसके द्वारा जगत्‌ का 
उपकार होगा ही क्यों ! इसके लिये भी कोई युक्ति है ? 
लोगों को यह प्रश्न करने का अधिकार ही क्या दै कि इससे जगत्‌ 
का क्या भरा होगा! इसका अथै क्या है !--छोटे छोटे बच्चे 
मिठाई पसन्द करते है। मान छो कि तुम विद्युत्‌ के विषय मे गवेषणा कर 
रहे हो | बच्चा तुम से पूछता है, “इससे क्या मिठाई खरीदी जाती है? 
तुमने कहा--नही !' “तो इससे क्या लाभ ? तल्लज्ञान की आलोचना 
मे व्यस्त देख कर भी छोग इसी प्रकार की जिज्ञासा करते है, इससे जगत्‌ 
का क्या उपकार होगा? क्या इससे हमे रुपया मिलेगा १ “नहीं ।' तो 
फिर इससे क्या छाम है” उपकारका अथ लोग इतना ही समझते हे। 
तो भी धर्म की इस प्रत्यक्ष अनुभूति से जगत्‌ का पूर्ण उपकार होता है। 
लोगो को भय लगता है कि जव वे यह अवस्था प्राप्त करेगे, जब उन्हे 
ज्ञान होगा कि समी एक है तव उनके प्रेम का खरोत सूख जायगा; 
जीवन मे जो कुछ मूल्यवान है वह सव चला जायगा; इस जीवन मे 
और पर जीवन मे जो कुछ मी उन्हे प्रिय है वह सब उनके लिये 
कुछ भी न रहेंगा। किन्तु लोग यह वात एक वार सोच कर भी नहीं 
देखते कि जो सत्र व्यक्ति अपने सुख की चिन्ता की ओर से उदासीन 


७ 


९८ ज्ञानयोग 


हो गये हैं. वे ही जगत्‌ में 'सर्वश्रेष्ठ कर्मी हो गये हैं। मनुष्य तभी 
वास्तव मे प्रेमं करता है जव बह देख पाता है कि उसके प्रेम का पात्र 
कोई क्षु मत्यै जीव नही है। मनुष्य तभी वास्तविक प्रेम कर सकता है 
जब वह देख पाता है कि उसके प्रेम का पात्र एक मिट्टी का ढेला नहीं 
किन्तु स्त्रे भगवान्‌ है । स्त्री स्वामी से और अधिक प्रेम करेगी 
यदि वह समझेगी कि स्त्रामी साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप हैं । स्वामी भी स्त्री से 
अधिक प्रेम करेगा यदि वह जानेगा कि स्त्री स्वयं ब्रह्मस्वरूप है | 
बे मातायें भी सन्तान से अधिक स्नेह करेंगी जो सन्तान को ब्रह्म- 
स्वरूप देखेगी । वे ही लोग अपने महात्‌ शब्रुओं से भी प्रेमभाव 
खखेगे जो जानेगे कि ये शत्रु साक्षात्‌ अह्मस्वरूप है। वे ही लोग 
साधु व्यक्तियों से प्रेम करेंगे जो समझेगे कि साधु व्यक्ति साक्षात्‌ 
ब्रह्मरूप हैं । वे ही लोग अत्यन्त असाधु व्यक्तियों से भी प्रेम करेंगे 
जो यह'जान छेगे कि इन महा दुं के भी पीछे वही प्रभु विद्यमान है। 
जिनका क्षुद्र अहंकार एकदम मर चुका है और उसके स्थान पर ईश्वर 
ने अधिकार जमा छिया है बे ही लोग जगत्‌ को इशारे पर चछा 
सकते है। उनके ढिये समस्त जगत्‌ दूसरा ही रूप धारण कर ठेता है। 
दु.खकर अथी क्डेशकर जो कुछ भी है वह सब उनकी दृष्टि में चछा 
जाता हे; सभी प्रकार का गोलमाळ और इन्द्र मिट जाता है । उनके 
छिये जगत्‌ उस समय कारागार सत्रप न रह कर ( जहाँ हम प्रति- 
दिन एक टुकड़ा रोटी के छिये झगड़ा, मारपीट करते हैं) हमारे 
ऋडक्षेत्र के रूप में बदळ जायगा | उस समय जगत्‌ बड़े ही सुन्दर 
रूप' में परिणत हो जायगा । इसी प्रकार के व्यक्ति को यह कहने का 
अधिकार है कि--“यह जगत्‌ कितना सुन्दर है !? उन्हीं को यह 
कहने का भी अधिकार है कि समी मंगळ स्वरूप दै | इस प्रकार की 


मनुष्य का यथार्थ स्वरूप श्र 


ग्रत्यक्ष उपलब्धि होने से जगत्‌ का यह. महान्‌ हित होगा कि जगत्‌ 
का यह सब विवाद, गोलमाळ सन्न दूर होकर शान्ति का राज्य होगा।' 
यदि जगत्‌ के समी मनुष्य आज इस महान्‌ सत्य के एक बिन्दु की भी : 
उपलब्धि कर सकें तो उनके लिये यह समस्त जगत्‌, एक दूसरा ही 
रूप धारण कर लेगा और यह सब गोलमाळ समाप्त हो कर शान्ति 
का राज्य आ जायगा । यह धिनौनी तथा अमाचुषिक जब्दबाज़ी, यह 
स्पर्धी, जो हमें अन्य सभो के आगे बढ़ निकलने के लिये बाध्य करती 
हे, इस संसार से उठ जायगी । इसके साथ साथ सब प्रकार की 
अशान्ति, धृणा, ईष्यी एवं सभी प्रकार क्रा अशुभ सदा के लिये 
चछा जायगा । उस समय देवता ढोग इसी जगत्‌ मे वास करेंगे । उस 
समय यही जगत्‌ स्वर्ग हो जायगा। और जब देवता देवता में खेळ 
होगा, देवता का देवता से कार्य होगा, देवता देवता में प्रेम होगा तब 
क्या अशुभ ठहर सकता है ? इतर की प्रत्यक्ष उपलब्धि का यही एक 
बड़ा सुफळ है | समाज मे आप जो कुछ मी देखते है वह सभी उस 
समय परिवर्तित होकर एक दूसरा रूप धारण कर लेगा। तब आप मनुष्य 
को खराब समझ कर नही देखेगे; यही प्रथम महाळाभ हैं। उस समय 
आप लोग किसी अन्य अन्याय कार्य करने वाळे दरिद्र नर-नारी की 
ओर घृणाएूर्वक इष्टिपात नहीं करेगे | हे महिछागण, फिर आप, 'जो 
दुखिया कामिनी रात भर रास्ते मे भटकती फिरती है, उसके प्रति घृणा 
पूर्वक इष्टिपात न करेगी; कारण, आप वहो भी साक्षात्‌ ईर को 
देखेगी । तव आप मे-ईष्यौ अथवा दूसरों पर शासन करने का भाव 
उदय नहीं होगा; यह सब चछा जायगा उस समय प्रेम इतना प्रबळ 
हौ जायगा कि मानव जाति को सथ पर चलाने के डयि फिर 
- चाबुक की आवश्यकता नहीं रहेगी | . 


१०० ज्ञानयोग 


यदि संसार के नरनारियों के लाखवें भाग का एक भाग भी 
बिल्कुल चुप रह, कर एक क्षण के लिये भी कहे,--/ तुम,सभी इर, 
हो; हे मानकाण, हे पशुओ, हे सभी प्रकार के जीवित प्राणियो ! 
तुम सभी एक जीवन्त ईश्वर के प्रकाश हो,” तो आधे घण्टे के. 
अन्दर ही समस्त जगत्‌ का परिवतेन हो जायगा । उस - समय चारों: 
ओर घृणा का बीज ने फैला कर, ईष्यी और भसत्‌ चिन्ता का प्रवाह 
न फैला कर सभी.देशो के ढोग सोचेगे कि सभी “वह! है। जो 
कुछ तुम देख रहे हो या अनुमव कर रहे हो, वह 'सब वही है। 
तुम्हारे भीतर अशुभ न रहने पर तुम अशुभ किस तरह देखोगे ! 
तुम्हारे भीतर ही यदि चोर नहीं है तो तुम किस प्रकार चोर को 
ढेखोगे ? तुम स्वयं यदि खूनी नहीं हो तो क्रिस प्रकार खूनी को देख 
सकते हो ? साधु हो जाओ, तो असाधुभाव तुम्हारे अन्दर से एक, 
दम चछा जायगा। इसी प्रकार समस्त जगत्‌ का परिवर्तन हो जायगा, 
यही समाज का महान्‌ लाम है। मनुष्य के पक्षे मे यह महान्‌ छाम है। 
इन्ही सव भावों को मारत मे प्राचीन काळ मे अनेक महात्माओ ने 
आत्रिप्कृत और कार्य रूप मे परिणत किया था। किन्तु आचार्यों की 
सकीणता तथा देश की पराधीनता आदि कारणो से यह सब चिन्ता 
चारो ओर प्रचार न पा सकी । ऐसा होने पर भी ये सत्र महात्‌, 
स॒त्य है | जहाँ भी इन विचारों का प्रभाव पड़ा, है वही मनुष्य ने, 
देवत्व को ग्राप्त किया है। इसी प्रकार के एक देवतास्वरूप मनुष्य के! 
द्वारा मेरा समस्त जीवन परिवर्तित हो गया है; इस सम्बन्ध मे आगामी 
रविवार को में आप से कुछ कहूँगा। इस समय यही सब भाव जगत्‌ मे 
प्रचार करने का समय आ गया है। मठों मे आवद्ध न रह कर, केवळ 
पण्डितो के पढ़ने के लिये दार्शनिक पुस्तक-समूह मे आबद्ध न रह 


मनुष्य का यथार्थ स्वरूप १०१ 


कर, केवळ कुछ सम्प्रदायों के अथवा कुछ पण्डितों के एकमात्र अधि- 
कार मे न रह कर इसका समस्त जगत्‌ मे प्रचार होगा जिससे यह 
साधु, पापी, आवाळवुद्रवानिता, शिक्षित, अशिक्षित सभी की साधारण 
सम्पत्ति हो सके | तब ये सब भाव, जगत्‌ की वायु मे खेठेगे और हम 
जो वायु श्रास-प्रश्वास द्वारा छे रहे है वह प्रत्येक ताळ पर बोढेगी- 
“तत्तमसि', यह असंख्य चन्द्र-सूयै-प्रण ब्रह्माण्ड वाक्योच्चारण 
करने वाळे प्रत्येक पदार्थे के भीतर से बोल, उठेगा-- तत्वमसि ' ! 


५. माया ओर ईश्वरघारणा 
का 


क्रमविकास 


हमने देखा कि अद्वैत वेदान्त की एक मूलभित्ति स्ररूप माया- 
वाइ अस्पष्ट रूप से सहिताओ मे भी देखा जाता है, और उपनिषदो 
मे जिन तक्तों को खूब परिस्फुट रूप मिल गया हैजे सभी संहिताओ 
मे अस्पष्ट रूप से किसी न किसी आकार मे विद्यमान है। आप मे से 
बहुत से छोग अब मायावाद के तत्त को सम्पूण रूप से समझ गये 
होंगे या समञ् सकेगे; प्रायः लोग भ्रान्तिवशतः माया को ' भ्रम ! 
कह कर व्याख्या करते हैं, अतएव वे जब जगत्‌ को माया कह कर 
पुकारते है तब उसे भी भ्रम ही कह कर व्याख्या करनी पड़ेगी। 
माया को ' भ्रम के अर्थ मे छेना ठीक नहीं है। माया कोई विशेष 
मत नहीं है, वह तो केवल विशतन्रहाण्ड के स्वरूप का वर्णन मात्र 
है । उसी माया को समझने के लिये हमे संहिता तक जाना पडेगा 
और प्रयम माया का क्या अर्थ था, उसके सम्बन्ध मे क्या धारणा थी 
यह भी देखना पड़ेगा | हम देख चुके हैं, लोगों मे देवताओ का 
ज्ञान किस रूप मे आया | हमे समझना होगा कि ये देवता पहले 
केबल शक्तिशाली पुरुष मात्र थे । आप छोगों मे से बहुत से यह पढ- 
कर कि ग्रीक, हिन्ू, पारसी अथवा अन्य जातियों के प्राचीन शास्त्रों में 
देवता लोग हमारी दृष्टि मे जो सव कार्य अत्यन्त घृणित है वे करते थे, 


माया और ईेशवरधारणा का क्रमविकास १०३ 


भयभीत हो -जाते है; किन्तु हम एक दम भूछ जाते हैं कि हम 
ढोग उन्नीसबी शताब्दी के हैं और देवता अनेक सह्दख् वर्ष पहले 
के जीव थे; और हम यह भी भूल जाते हैं कि इन सब देवताओं 
क्रे उपासक छोग उनके चरित्र मे कुछ भी असंगत देख नहीं पाते थे 
और वे जिस प्रकार से उन देवताओं का वर्णन करते थे उससे उन्हें 
कुछ भी भय नही होता था, कारण वे सब देवता उन्ही के समान थे। 
हम छोगो को आजीवन यह बात सीखनी होगी कि प्रत्येक ब्यक्ति 
के बारे मे उसी के आदर्शो के अनुसार विचार करना होगा, दूसरो के 
आदरशों के अनुसार नही । ऐसा न करके हम दूसरों को अपने 
आदशौँ की दृष्टि से देखते है। यह ठीक नहीं। हमारे आसपास 
रहने वाळे सभी छोगो के साथ व्यवहार करने में हम सदा यही भूछ 
करते है, और मेरे मतानुसार, दूसरों के साथ हमारा जो कुछ भी वाद- 
विवाद होता है वह सव इसी एक कारण से होता है कि हम दूसरों 
के देवता को अपने देवता के द्वारा, दूसरों के आदश को- अपने 
आदश के द्वारा और दूसरों के उद्देश्य को अपने उद्देश्य के द्वारा 
विचार करने की चेष्टा करते है। विशेष विशेष अवस्थाओ में हो 
सकता है कि मैं कोई विशेष कार्य करूँ, और जब मै देखता हूँ कि 
अन्य व्यक्ति वही कार्य कर रहा है तो मै सोच लेता हूँ कि उसका 
भी वही उद्देश्य है; मेरे मन मे यह बात एक वार भी नहीं उठती कि 
यद्यपि फ एक हो सकता है तथापि भिन्न भिन्न सहज्नो कारण वही 
एक फळ उत्पन्न कर सकते है | मै जिस कारण से उस कार्य को 
करने मे प्रवृत्त होता हूँ, भन्य सव लोग उसी कार्य को अन्य उद्देश्यों 
से कर सकते है । अतएव इन सव प्राचीन धर्मों के ऊपर विचार करते 
समय हम जिस भाव से दूसरो के सम्बन्ध मे सोचते है वैसा न करें 


१०४ ज्ञानयोग 


बरञ्च हम अपने को प्राचीन समय के छोगों की स्थिति में रख कर 
विचार करे । 


ओश्ड टेस्टामेण्ट ( 0१4 7०५००००४ ) में निष्ठुर जिहोवा के 
वर्षन से बहुत से लोग भयभीत हो उठते हैं, परन्तु क्यों ! छोगों को 
यह कर्पना करने का क्या अधिकार है कि प्राचीन यहूदियों का 
जिद्दोवा हमारी कहपना के ईतर के समान होगा ? और हमे यह भी 
न भूछना चाहिये कि हमारे बाद जो ढोग आयेगे वे जिस तरह 
प्राचीन धर्म या ईर की धारणा के ऊपर हँसते है उसी तरह वे 
हमारे धर्म अथवा झर की धारणा के ऊपर हँसेगे । यह सब होने 
पर भी इन सव बिभिन्न झर सम्बन्धी धारणाओं का संयोग करने 
चाळा एक स्वर्णसूत्र है और वेदान्त का उद्देश्य है इस सूत्र का आविष्कार 
करना । भगवान्‌ कृष्ण ने कहा है--“ भिन्न मिन्न मणियौँ जिस प्रकार 
एक सूत्र में गुँयी हुईं रहती हैं उसी प्रकार इन सब विभिन्न भावों के 
भीतर भी एक सूत्र रहता है।” और आज कळ की धारणाओं के 
अनुसार यह कितना ही वीभत्स, भयानक अथवा अरुचिकर क्‍यों: न 
माळूम पड़े, बेदान्त का कर्तव्य इन सभी धारणाओं तथा समी वर्तमान 
धारणाओं के भीतर इस संयोगसूत्र का आविष्कार करना है। प्राचीन 
काळ की अवस्था को लेकर बिचार करने पर वे विचार अधिक संगत 
माळूम पडते है और ऐसा लगता है कि हमारी सभी. घारणाओं से 
अधिक बीभत्स वे नहीं थीं। उनकी वीमत्सता हमारे साममे तमी 
प्रकाशित होती है जब हम उस प्राचीन समाज की अवस्था और 
रोगों के नेतिक भाव को, जिनके भीतर इन सब देवताओं का भाव 
विकसित हुआ था, उनसे पृथक करके ठेखते हैं | कारण, प्राचीन काळ 


माया और इच्चरघारणा का क्रमविकास १०५ 


की सामाजिक अवस्था आजकल नहीं है। जिस प्रकार प्राचीन यहूदी 
आज के तीक्ष्णबुद्धि यहूदी मे परिणत हो गया है, जिस प्रकार 
प्राचीन आर्ये आज के बुद्धिमान हिन्दू मे परिणत हो गया-है उसी 
प्रकार जिहोवा की और देवताओं की भी क्रेमोल्रति हुई है। हम 
इतनी ही भूछ करते है कि हम उपासक की क्रमोन्नति तो स्वीकार 
करते हैं, परन्तु झर की नहीं। उपासकों की उन्नति के नाम पर 
हम उनकी जो प्रशंसा करते है' उसे मी ईर को हम देना नहीं 
चाहते । तात्पर्य यह कि हम तुम जिस प्रकार किसी विशेष भाव 
के प्रकाशक होने के कारण उस भाव की उन्नति के साथ साथ उन्नत 
होते है, उसी प्रकार देवता भी विशेप विशेष भाव के योतक होने के 
कारण भाव की उन्नति के साथ साथ उन्नत होते है। आप शायद 
यही आइचये करेगे कि देवता और इश्वर की मी कही उन्नति होती है? 
तो हम भी कह सकते हैं कि मनुष्य की भी उन्नति होती है क्या! 
आगे चळकर हम देखेंगे कि इस मनुष्य के भीतर जो प्रकृत मनुष्य है 
. चह अचल, अपरिणामी, शुद्ध और नित्यमुक्त है । 'जिस प्रकार यह 
मनुष्य उस वास्तविक मनुष्य की छाया मात्र है उसी प्रकार हमारी 
इत्रधारणाएँ केवळ हमारे मन की सृष्टि हे-वे उसी प्रकृत ईवर 
का आंशिक प्रकाश, आमास मात्र है | इस समस्त आंशिक प्रकाश के 
पीछे प्रकृत ईश्वर है और वह नित्य शुद्ध, अपरिणामी है । किन्तु यह 
सब आंशिक प्रकाश सर्वदा ही परिणामशीळ है--बे उनके अन्तराळस्थ 
सत्य की क्रमाभिन्यकिति मात्र है; वही सत्य जब अधिक परिमाण मे 
अभिव्यक्त होता है तव उसे उन्नति और जब उसका अधिकांश 
आवृत या अनभिव्यक्त रहता है तव उसे अंबनतिं कहते हैं। इसी 
प्रकार जैसे हमारी उन्नति होती है बैसे ही देवताओ की भी होती है। 


“१०६ ज्ञानयोग 


सीधे ढंग से कहे तो जिस प्रकार हमारी उन्नति होती है, जिस प्रकार 
हमारा स्वरुप प्रकाशित, होता है उसी प्रकार देवता “भी अपना 
स्वरूप प्रकाशित करते रहते हैं । - 

® 


अव हम मायावाद को समञ्च सकेगे । संसार के समी धर्मों ने 
इस प्रश्न को उठाया है-संसार मे इतना असामञ्जस्य क्यों है! 
संसार मे इतना अशुभ क्यों है ! किन्तु हम घर्मभाव के प्रथम आवि 
भाव के समय इस प्रस्न को उठते नही देखते; इसका कारण यह है 
कि शायद आदि मनुष्य को जगत्‌ का असामञ्जस्य दिखाई नहीं 
पड़ता था, उसके चारों ओर कोई असामञ्जस्य नही था, किसी 
प्रकार का मतबिरोध नही था, मले बुरे की कोई प्रतिद्वनद्रिता नहीं 
थी। केबल उसके हृदय में दो वस्तुओ का संग्राम हो रहा था | 
एक कहती थी--यह करो, और दूसरी उसी को करने का निपेध 
करती थी । प्राथमिक मनुष्य भावनाओं के दास थे | उनके मन मे जो 
आता था वे वही करते थे | वे इन भावनाओं के सम्बन्ध मे बिचार 
करने तथा उनका संयम करने की चेष्टा बिलकुछ ही नहीं करते 
थे। इन सब देवताओं के सम्बन्ध मे भी यही वात है; ये छोग भी 
उपस्थित प्रवृत्तियो के आधीन ये इन्द्र आये और उन्होंने दैत्यवळ 
को छिन मिन कर दिया | जिहोबा किसी के प्रति सन्तुष्ट थे तो किसी 
से र्थे, क्यो, यह कोई भी नहीं जानता था, जानना मी नही 
चाहता था। इसका कारण, उस समय अनुसन्धान की प्रवृत्ति ही 
छोगो मे नहीं जागी-थी, इसलिये वे जो कुछ भी करते थे वही ठीक 
पा। उस समय भले बुरे की कोई धारणा ही नहीं थी। हम जिन्हे 
बुरा कहते हैं ऐसे बहुत से कार्य देवता लोग करते थे; हम वेदो मे . 


माया और इंश्वरधारणा का कमविकास १०७ 


-देखते है, इन्द्र तथा अन्य देवता अनेक बुरे कार्य करते थ, किन्तु इन्द्र के 
उपासकों की दृष्टि मे पाप या बुरा काम कुछ मी नहीं था, 'इसडिये 
वे इस सम्बन्ध में कोई प्रश्न नही करते थे | 


नैतिक भाव की उन्नति के साथ साथ मनुष्य के मन में एक 
युद्ध प्रारम्भ हुआ; मनुष्य के अन्दर मानों एक नई इन्द्रिय का आवि- 
भात्र हुआ | मिन्न भिन्न भाषाओं और भिन्न सिक्न जातियो ने इसको 
भिन्न मित्र नाम दिये; कोई कहते है यह झरी वाणी है, 
के कहते हैं वह पहले की शिक्षा का फल है। जो मी हो, उसने 
प्रवृत्तियो को दमन करने वाली शक्ति के रूप में काम किया । हमारे 
मन की एक प्रवृत्ति कहती है, यह काम करो, दूसरी कहती है, 
मत करो | हमारे भीतर कितनी ही प्रवृत्तियों है जो इन्द्रियों के 
द्वारा बाहर जाने की चेष्टा करती रहती है । और उनके पीछे 
चाहे कितना ही क्षीण क्यो न हो, और एक स्त्रर कहता है--बाहर 
मत जाना। इन दो वातो के संस्कृत नाम है प्रवृत्ति और निवृत्ति । 
प्रवृत्ति ही हमारे समी कर्मों का मूल है। निवृत्ति से धमै की उत्पत्ति है| 
धर्म आरम्म होता है-इस “ मत करना ” से; आध्यात्मिकता भी इस 
४ मत करना ” से ही आरम्भ होती है। जहाँ यह “ मत करना” 
नहीं है वहाँ धम का आरम्म ही नही हुआ ऐसा समझो। यह जो 
५ मत करना ” है, यहीं निवृत्ति का भाव आगया। और निरन्तर 
युद्ध मे रत पाशवीम्रकृति देवताओ के वाबजूद भी मनुष्य की धारणा 
उन्नत होने छगी । 


अब मनुष्य के हृदय मे प्रेम ने प्रवेश किया। अवश्य ही 
इसकी मात्रा बहुत थोड़ी थी और आज भी यह मात्रा 


१०८ ज्ञानयोग 


अधिक बढी नही है । पहले पहल यह प्रेम जाति तक सीमित 
रहा । ये सब देवता केळ अपने सम्प्रदाय मात्र से प्रेम करते 
थे। प्रत्येक देवता एक जातीय देवमात्र था, केवळ उसी .जाति- 
विशेष का रक्षक मात्र था । और जिस प्रकार भिन्न भिन्न देशों के 
विभिन्न वशीय लोग अपने को उस एक विशेष पुरुप का वंशज कहते 
है जो उस बश के प्रतिष्ठाता होते हैं, उसी प्रकार कमी कमी किसी 
जोति के लोग अपने के एक देवता का बशधर समझते थे | प्राचीन 
काळ में अनेक जातियों थीं और आज मी हैं जो अपने को चन्द्रवंश 
या सूर्यत्रशी कहती हैं । सस्कृत के प्राचीन ग्रन्थो मे आपने बड़े बढे 
सूर्यवशी वीर सम्राटो की कथाये पढी होगी । ये ढोग पहले चन्द्र 
सूर्य के उपासक थे; वाद मे ये अपने को चन्द्र और सूर्य का वंशज 
कहने ठगे । अतः जव यह जातीय भाव आने ळगा तव किंचित्‌ प्रेम 
जागा, परस्पर एक दूसरे के प्रति एक कर्तव्य-भाव भी आया और 
कुछ सामाजिक शुंखळा की उत्पत्ति हुईं; और इसी.के साथ साथ यह 
भावना मी आने ठगी कि हम एक दूसरे का दोष सहन या क्षमा . 
त्रिना किये कैसे एक साथ रह सकेंगे £ मनुष्य किस प्रकार अन्ततः 
कभी न कमी अपनी ्रवृत्तियो का विना संयम किये दूसरो के साथ, 
यहो तक कि एक व्यक्ति के साथ भी रह सकता है ! यह असम्भव 
है। इसी प्रकार सयम की भावना आयी | इसी सयम की भावना में 
सम्पूर्ण समाज रुँया हुआ है, और हम जानते हैं कि जो नर-नारी 
इस सहिष्णुता या क्षमा रूपी शिक्षा से रहित है वे अत्यन्त कष्ट में 
जीवन विता रहे हैं | 
अतएत्र जब इस प्रकार धर्म का भाव आया तव मनुष्य के मन 
मे एक उच्चतर अपेक्षाकृत अधिक, नीतिसगत भाव का आमास " 


माया और इंच्चरचारणा का क्रमविकास १०९; 


आया | तब वे अपने उन्हीं प्राचीन देवताओं मे--चञ्चळ, छेड़ाकू, 
शराबी, गोमांसाहारी देवताओं मे-जिनको.जले मांस की गन्ध से और 
तीव्र सुरा की आहति से ही परम आनन्द\होता था- कुछ असंगति 
देखने ळगे | दान्त स्वरूप देखिये--वेद में वर्णन आता है कि कमी 
कभी इन्द्र इतना मद्यपान कर लेता था कि वह बेहोश होकर गिर 
पडता था और अण्ड बण्ड वकने लगता था । इस प्रकार के देवताओं" 
मे लोगों का विश्वास स्थापित रखना अब असम्भव हो गया। तब 
समी के उद्देश्यों की खोज आरम्म हो गई थी और देवताओं के कार्यो 
के उद्देश्य मौ पूछे जाने लगे । अमुक देवता-के अमुक कार्य 
का क्या उद्देश्य दै! कोई उद्देश्य नहीं मिळा। अतएव लोगो ' 
ने उन सब' देवताओं का त्याग करे दिया; अथवा वे देवताओ 
के त्रिपय मे और भी उच्च धारणाये बनाने छगे। उन्होने 
देवताओं के उन सब गुणों तथा कार्यों को, जिन्हे वे समञ्न सकते 
थे या अच्छा समझते थे, एकत्रित किया और जिन कार्यों को उन्होने 
अच्छा नही समझा अथवा समझा ही नहीं, उन्हे भी अलग कर दिया; 
और इनमें से जो अच्छे कार्यो का समूह था उसे उन्होंने दिव-देव! 
नाम दिया । तब उनके उपास्य देवता केवल शक्ति के परिचायक 
मात्र नही रहे, शक्ति से अधिक और मी कुछ उनके लिये आवश्यक 
होगया | अब वे नीतिपरायण देवता हो गये; बे मनुष्यों से प्रेम करने 
लगे, मनुष्यों का हित करने लगे | किन्तु देवता सम्बन्धी धारणा फिर 
भी अक्षुण्ण रही । वे छोग देवता की नीतिपरायणता तथा शक्ति को 
ही बढा सके । अत्र बिद्ध मे वे एक देवता सर्वश्रेष्ठ नीतिपरायण तथा 
एक प्रकार से सशक्तिमान पुरुप माने जाने रुगे । 


११० ज्ञानयोग 


किन्तु यह जोड़-गॉठ कब्र तक चढ सकती है ? जिस प्रकार 
जगत्‌ के रहस्य की व्याख्या सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती गई उसी प्रकार 
यह रहस्य मानों और भी रहस्यमय होता गया । देवता अथवा ईशर 
के गुण जिस प्रकार सभयुक्तान्तर श्रेणी (nthmeboal progression) 
के नियम से बढ्ने को उसी प्रकार सन्देह भी समगुणितान्तर श्रेणी 
(Geometroal |0097०४३४००) के नियम से बढने लगे। निष्ठुर जिहोबा 
के साथ जगत्‌ का सामञ्जस्य स्थापित करने मे जो कठिनता होती थी 
उससे अधिक कठिनता होने लगी ईश्वरसम्बन्धी नवीन धारणा के 
साथ जगत्‌ का सामञ्जस्य स्थापित करने में । समशाक्तिमान और 
प्रेममय ईश्वर के राज्य मे ऐसी पैशाचिक घटनाये क्यों घटती हैं ? सुख 
की अपेक्षा दुःख इतना अधिक क्यों है ? साधु माव जितना 
है, असाधुमाव उससे अधिक क्यों है! जगत्‌ में कुछ 
भी खराबी नही है ऐसा समझ कर हम ऑखे बन्द करके 
बैठे रह सकते है; किन्तु इससे जगत्‌ की वीभत्सता में तो कुछ 
परिवतेन होता नही । यदि इसे हम बहुत अच्छे शब्दों में कहे तो 
कह सकते है कि यह जगत्‌ टैण्टालस के नरक के समान है 
उससे यह किसी अंश मे उत्कृष्ट नहीं । प्रबळ ग्रवृत्तियों, इन्द्रियों 
को -चरितार्थ करने की सभी वासनायं विद्यमान हैं, परन्तु उनकी पति 
करने का उपाय नहीं है। हमारी इच्छा के विरुद्ध हमारे अन्दर एक 


+ ग्रीक लोगों की एक पौराणिक कथा है कि रैण्टालस नामक राजा 
पाताल के एक तालाब में गिर गया था। तालाब का जल उसके होठों तक आता 
था, परन्तु जस ही वह अपनी प्यास बुझाने का प्रयत्न करता था वैसे हीं जल 
कम हो जाता था। उसके सिर के ऊपर नाना प्रकार के,फल लरकते थे, और 
जेसे ही वह इन्हें खाना चाहता था वे गायब हो जाते थे । 


माया और ईश्वस्धारणा का क्रमविकास १११ 


तरंग उठती है जो हमें आगे वढ्ने -को वाध्य करती है, परन्तु जैसे 
ही हम एक पाँव आगे बढ़ाते हैं पैसे ही एक धक्का ठगता है। 
हेम सब टैण्टाळस की भॉति इस जगत्‌ मे “जीवित रहने को 
और मरने को मानो व्रिधि-त्रिधान से अभिशप्त हैं। पंचेन्द्रिय द्वारा 
सीमाबद्ध जगत्‌ से अतीत आदश हमारे मस्तिष्क मे आते है किन्तु 
बहुत सी चेष्टाय करने के वाद हम देखते है कि उन्हें हम कभी भी 
कार्य रूप मे परिणत नही कर सकते । इसके विरुद्ध हम अपने आस' 
पास की अवस्था की चक्की में पिस कर चूर चूर हो कर परमाणुओं 
में परिणत हो जाते है। और यदि हम आदशीग्राप्ति की चेष्टा का 
परित्याग करके केंबळ सांसारिक भाव को लेकर रहने की 
चेष्टा करते हैं तो भी हमे पझुजीवन विताना पड़ता है 
और हमारी अत्रनतिं हो जाती है। अतएव किसी ओर भी सुख 
नहीं है। जो लोग इस जगत्‌ मे जिस अवस्था में उत्पन्न हुए हैं 
उसी अवस्था मे रहना चाहते है, तो उनके भाग्य में भी दुःख ही 
है। और जो लोग सत्य के छिये-इस पाशविक जीवन से 
कुछ उन्नत जीवन के लियि-ग्राण देने को आगे वढे हैं उन्हें 
सह गुना दुःख होता हैः। यही वस्तुस्थिति है और इसवी 
कोई व्याख्या भी नहीं ऐ, व्याख्या हो भी - नहीं सकती। किन्तु 
वेदान्त इससे बाहर निकलने का मार्ग वतढाता है। याद रखिये 
कि ये सव वाते वोळते समय मुझे ऐसी अनेक बातें कहनी पड़ेंगी 
जिनसे आपको कुछ भय छगेगा। किन्तु जो कुछ मै कह रहा हूँ उसे 
आपने याद रखा, मड़ीमॉति हजम किया और दिन रात चिन्तन 
किया तो यह आपके अन्दर वेठ जायगी, आपकी उन्नति करेगी और 
सत्य को समझने तथा सत्य मे प्रतिष्टित होने मे आपको समथ करेगी । 


१२२; ज्ञानयोग 


यह बात: कोई मतत्रिशेष नही है कि यह जगत्‌ टेण्टालस 
का नरक है। यह एक सत्य है। हम जगत्‌ के सम्बन्ध में कुछ 
भी नहीं जानते, परन्तु हम यह मी नही कह सकते कि हम, 
कुछ नहीं जानते। इस जगत्-शृंखछा का अस्तित्व है यह हम नहीं 
कह सकते, और जब हम उसके सम्बन्ध मे चिन्ता करने लगते 
है तब. हम देखते है कि हम कुछ भी नहीं जानते। यह हमारे 
मस्तिष्क का पूर्ण अम हो सकता है। शायद मे केवछ स्वप्न देख रहा हूँ।मे 
स्वप्न देख रहा हूँ कि मे आप से बाते कर रहा हूँ और आप मेरी बात सुन रहे 
है।कोई मी इसके विरुद्ध प्रमाण नहीं दे सकता कि यह स्वप्न नहीं है। 
' मेरा मस्तिष्क ! यह भी तो एक स्वप्न हो सकता है, और वास्तविक 
वात यह है कि अपना मस्तिष्क देखा किसने है? वह तो हमने केवळ 
मान छिया है। सभी विपयों के सम्बन्ध मे यही बात है। शरीर हमारा 
है यह भी तो हम मान ही ठेते है, और यह मी नहीं कह सकते, कि 
हम नहीं जानते। ज्ञान और अज्ञान के बीच की यह अवस्था, यह रहस्य- 
मय पहेली, यह सत्य और मिथ्या का मिश्रण--कहॉँ जाकर इनका 
मिलन हुआ कौन जानता है ? हम स्वप्न मे विचरण कर रहे है-- 
अर्घ निद्रित, अर्घ जाग्रत--जीवनभर एक पहेली' में आबद्ध, यही हममे 
से प्रत्येक की दशा है ! समी प्रकार के इन्द्रियज्ञान की यह दशा है। 
सब दर्शनो की, विज्ञान की, सब प्रकार के मानवीय ज्ञान की--जिनको 
लेकर हमे इतना अहङ्कार है उन सबकी मी यही दृशा है-यही 
परिणाम है; यही ब्रह्माण्ड है | 


चाहे पदार्थ कहो, या भूत कहो, मन कहो या आमा कहो, 
वात एक ही है--हम यह नहीं कह सकते कि ये सब हे और यह भी 


माया ओर ईेशवरधारणा का क्रमविकास ११३ 


नहीं कह सकते कि ये सब नहीं है । हम उन सबको एक भी नहीं 
कह सकते, अनेक भी नहीं कह सकते। यह प्रकाश और अन्धकार का 
खेछ- --यह नाना प्रकारकी दुबेछता--अविविक्त, अपृथक, अविभाज्य-- 
सदा ही रही है, इसमे समी घटनाये कमी सत्य मालूम होती हैं, कभी 
मिथ्या। कमी छगता है कि हम जाग्रत है, कमी ख़ता है सोये हुये है। 
यही माया है और यही वस्तुस्थिति है। इसी माया मे हमारा जन्म हुआ है 
इसी मे हम जीवित हैं; इसी मे हमे चिन्ता करते हैं, इसी मे हम स्वप्न 
देखते हैं | इसी माया मे हम दार्शनिक है, इसी मे साँघु है; यही नहीं, 
हम इसी माया मे कमी दानव और कमी देवता हो जाते है। चिन्ता 
के रथ पर चढ़ कर चाहे क्रितनी ही दूर क्‍यों न जाओ, अपनी 
धारणा को ऊँचे से ऊँचा बनाओ, उसे अनन्त या जो इच्छा हो नाँम 
दो, फिर मी यह सत्र माया के ही भीतर है। इसके विपरीत हो ही 
नहीं संकता; और मनुष्य का समस्त ज्ञान-केवळ इसी मांया के 
साधारण भाव का आविष्कार करना, उसका वास्तबिक रूप जानना है। 
यह माया नामरूप का कार्य है । जिस किसी वस्तु की आकृति है, जो 
कुछ मी तुम्हारे मन मे किसी प्रकार के भाव का उद्दीपन करने वाळा- 
है, वही माया के अन्तत है । जमन दार्शनिक भी कहते हैं--समी 
कुछ देशकाळनिमित्त के अधीन है, और यही माया है | 


अब हम फिर उस ईव्त्रर-घारणा के सम्बन्ध मे क्या हुआ इस 
पर विचार करेगे । इसके पहले संसार की अवस्था का जो चित्र खीचा 
गया है उसस सहज ही समझ मे _आजाता है कि पूर्जोक्त ईश्वर की 
धारणा हो ही नहीं सक्रती--अर्थीत्‌ उन एकईश्वर की जो अनंत काळ 
` से हमें प्यार कर रहे है ( प्यार हमारी धारणा के अनुसार )-- उन 


११४ ज्ञानयोग 


'एक अनंत सर्वशक्तिमान और निःस्वार्थ पुरुप की जो इस विश्व का 
शासन कर रहे है । इस सगुण झै्रर की धारणा के विरुद्धं खेड़ होने 
के छिये कवि का साहस आवश्यक है । कवि पूछता है-तुम्हारा 
न्यायशील दयालु झर कहाँ है ! वह मनुष्य है अथवा पञ्च! 
क्या वह अपनी लाखों सन्तान का विनाश नहीं देखता ? कारण, 
ऐसा कौन है जो एक क्षण मी दूसरे की हिंसा किये बिना जीवन 
धारण कर सकता है ? क्या आप संहखरों जीवनों का संहार किये 
बिना एक सॉस मी छे सकते है ! लाखों जीव मर रहे है, इसी से आप 
जीवित हैं | आपके जीवन का प्रति क्षण, प्रत्येक निःश्वास जो आप 
छेते है वह सहस्ों जीवों की मुत्युस्वरूप है और आपकी प्रत्येक 
गति छात्ों जीवों की मृत्युखरूप है । वे क्‍यों मरे ? इस सम्बन्ध मे 
एक अति प्राचीन अयुवितपूर्ण दलील दी जाती है कि-- वे तो अति 
नीच जीव है । ” मान छो कि यह बात ठीक है, किन्तु यह तो एक 
ठेढा प्रइन है जिसंका निश्चय करना ही कठिन है । कौन कह सकता 
है कि चींटी मनुष्य से श्रेष्ठ हे अथवा मनुष्य चींटी से ? कौन कह 
संकता है कि यह ठीक है या वह ठीक है! मनुष्य घर बना सकता 
है, यन्त्र बना सकता है, इसलिये वही श्रेष्ठ है। परन्तु हम इसी 
तरह यह भी तो कह सकते हैं कि चींटी घर नहीं बना सकती, यन्त्र 
नहीं बना सकती इसीलिये बह श्रेष्ठ है। जिस प्रकार इस पक्ष में 
कोई युक्ति नहीं है उसी प्रकार उस पक्ष मे मी कोई युक्ति नहीं है। 


अच्छा, मान छिया कि वे अति क्षुद्र जीव हैं, फिर भी वे मरे 
क्यों ! उनके क्षुद्र होने से ही तो उनका बचना और भी आवश्यक 
है। वे क्यों न बचें! उनका जीवन अधिकतर इन्द्रियों में आबद्ध है 


माया और ईइवरधारणा का क्रमविकास ११५: 


अतः वे हमारी तुम्हारी अपेक्षा सहखगुना दुःख-सुख का बोध करते 
हैं । कुत्ता या व्याप्र जिस स्फूर्ति और लगन के साथ भोजन करते हैं. 
उस तरह कौन मनुष्य कर सकता है ! इसका कारण है कि हमारी 
समस्त कार्यों की प्रवृत्ति इन्द्रियो मे नहीं है, बुद्धि में है, आत्मा मे है। 
किन्तु कुत्ते की इन्द्रियों मे ही प्राण पड़े रहते है, वह इन्द्रियसुख के- 
लिये उन्मत्त हो जाता है, वह जितने आनन्द के साथ इन्द्रियसुख का 
उपभोग करता है, मनुष्य उतना नहीं कर सकता; और जैसा उसका 
'यह सुख है उसी परिमाण मे उसका दुःख भी है। 

जितना घुख है उतना ही दु:ख है। यदि मनुष्पेतर प्राणी 
इतनी तीव्रता से सुख की अनुभूति करते हैं तो यह भी सत्य है कि 
उनके दुख की अनुभूति भी उतनी ही अधिक तीब्र होगी-मनुष्य 
की अपेक्षा सहखगुती तीब्र होगी, परन्तु फिर भी उन्हे मरना होगा ! 
तो फिर मरने मे भी उन्हे मनुष्य की अपेक्षा सहृखगुना कष्ट होगा । 
फिर मी हमे उनके कष्ट की चिन्ता न करते हुये उन्हे मारना पडता 
है । यही तो माया है; और यदि हम मान ले कि ईशत्रर हमारी ही 
तरह का एक व्यक्ति है ( सगुण ) जिसने यह सृष्टि रची है तो ये सब 
सिद्धान्त और व्याख्याय जो यह सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं कि 
बुराई में ही मढाई छिपी रहती है, ये सव पर्याप्त नहीं हैं । उपकारः 
चाहे सेकड़ो हो किन्तु अपकारों से उपकार क्यों होंगे ? इसे सिद्धान्त 
के अनुसार मे यदि अपनी इन्द्रियों के सुख के लिये दूसरों का गला: 
काउ तो कोई बुराई नहीं है । अतएव यह युक्ति ठीक नही माळूम 
होती | बुराई मे से मळाई क्यो निकलेगी ? इस प्रश्न का उत्तर देना 
होगा। किन्तु इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है; यह वात भारतीय 
“ददन को माननी पड़ी । 


११६ ज्ञानयोग 


वेदान्त अन्य सभी धर्मों औरं सम्प्रदायों की अपेक्षा अधिक 
साहस के साथ सत्य का अन्वेपण' करने मे अग्रसर हुआ है | वेदान्त 
ने वीच में ही किसी जगह पहुँच कर अपने अनुसन्धान को स्थगित 
नहीं किया, और उसको अग्रसर होने मे एक सुविधा मी प्राप्त थी। 
वह यह कि वेदान्त धर्म के विकास के समय पुरोहित सम्प्रदाय ने 
सत्यान्वेपियो का मुख बन्द करने की चेष्टा नहीं की | धर्म में पूणे 
स्त्राधीनता थी । उन छोगों की संकीणिता थी सामाजिक प्रणाली मे। , 
यहाँ ( इंग्लैण्ड मे समाज खूब स्वाधीन है। भारतवर्ष मे सामाजिक 
स्वाधीनता नही थी किन्तु घामिक स्वाधीनता थी । इस देश मे कोई 
चहे जैसी पोशाक पहने अथवा जो इच्छा हो करे, उससे कोई 
कुछ न कहेगा; किन्तु चर्च मे यदि कोई एक दिन भी न जाय तो 
तरह तरह की वाते उठ खड़ी होती है । सत्य की चिन्ता करते समय 
उसे हजार वार सोचना पड़ेगा कि समाज क्या कहता है। दूसरी 
ओर भारतवर्ष मे यदि कोई इतर जाति के हाथ का खाना खा लेता 
हे तो तुरन्त ही समाज उसे जातिच्युत कर देता है । पू पुरुप जैसी 
पोशाक पहने थे उससे ज़रा भी पृथक पोशाक पहनते ही बस, 
उसका समैनाश हो जाता है | मैने यहो तक खुना है कि एक व्यक्ति 
प्रथम वार रेलगाड़ी देखने गया था, इसीलिये जातिष्युत कर दिया 
गया ! मान लो कि यह घटना सत्य नही है, किन्तु यह सच है कि 
हमारे समाज की यही गति है। किन्तु ध्म के विषय मे देखता हुँ 
कि--नालिक, वौद्ध, जडवादी--सभी प्रकार के ध्म, सभी प्रकार के 
मतमतान्तर, अद्भुत अद्भुत और बड़े बड़े भयानक मतो का प्रचार हो 
रहा है, शिक्षा भी हो रही है; अधिक क्या, देवमन्दिरो के द्वार पर ही 


माया ओर इंइवरधारणा का क्रमविकास :११७ 


ब्राहमण लोग जड़वादियों की देवनिन्दा को छुनते सहते हैं ! यह बात 
उनके धर्म की उदारता और महत्व की ही परिचायक है । 
` भगवान बुद्ध ने वृद्धावस्था में शरीरत्याग किया था । मेरे एक 
अमेरिकन वैज्ञानिक मित्र बुद्धदेव का चरित्र पढकर बडे प्रसन्न 
होते थे किन्तु बुद्धदेव की मृत्यु उन्हे अच्छी नहीं छगती थी, कारण, 
कि उन्हे क्रॉस पर नहीं छटकाया गया था। कितनी भ्रमात्मक 
धारणा है ! बड़ा आदमी होने से ही हत्या किया जाना आवश्यक 
माना जाता है। भारतवर्ष मे इस प्रकार की धारणा प्रचलित नहीं 
थी । बुद्धदेव ने भारतीय देवताओं तथा जगत्‌ का शासन करने 
बाले ईश्वर तक को अस्त्रीकार करते हुये भारतवप भर का भ्रमण 
किया किन्तु तथापि वे वृद्धावस्था तक जीवित रहे थे | बे पचासी वर्ष 
की अबस्था तक जीवित रहे और देश के आधे माग मे उन्होने अपने 
भमै का प्रचार कर लिया था । 
चावीकों ने भी बडे बडे भयानक मतों का प्रचार, किया 
` था--उन्नीसवी शताब्दी मे भी लोग इस प्रकार खुल्लमखुल्ला जड़वाद 
का प्रचार करने का साहस नहीं करते। ये चावीक लोग मन्दिरा 
और नगरो मे प्रचार करते फिरत थे कि धर्म मिथ्या है, वह केवळ 
पुरोहितो की स्वार्थयूति का एक उपाय मात्र है, वेद केबल धूते 
निशाचरो की रचना है-ईइर भी नही है, आत्मा मी नही है 
यदि आत्मा है तो स्त्री-पुत्र आदि के प्रेम से आकृष्ट होकर लौट 
क्यों नही आता १ इन छोगों की यह धारणा थी कि यदि आत्मा 
होता तो मृत्यु के बाद भी प्रेम आदि भावना उसको रहती और वह 


खुव अच्छा खाना, अच्छा पहनना चाहता] ऐसा होने पर भी 
किसी ने चार्वाको के ऊपर अत्याचार नहीं किया | 


११८ ज्ञानयोग 


घर्मे के विषय मे हमारे यहाँ स्वाधीनता थी, अतएव आज 
मी धर्म के विप॒य में हमारे भीतर मह्दाशक्ति विराजित दै । भाप 
लोगो ने सामाजिक स्वतन्त्रता छी थी, इसीलिय आपकी सामाजिक 
प्रणाली इतनी सुन्दर है। हमने सामाजिक वातो में बिल्कुछ सतन्त्रता 
नही दी, इसलिये हमारे समाज मे सङ्घीर्णता है। आपके देश में 
धार्मिक स्त्रतन्त्रता नहीं दी गई; धमे के विपय मे प्रचलित मत 
का उल्लंघन -करते ही बन्दूक उठ जाती थीं | उसी का फल यह 
है कि योरप मे धार्मिक भाब इतना सड्डीर्ण है। मारतबर्ष मै. 
सामाजिक श्रृंखला को खोलना होगा और योरप मे धार्मिक अंखला 
को तोड़ना पड़ेगा। तभी उन्नति होगी। यदि हम ढोग इस 
आध्यात्मिक, नेतिक या सामाजिक उन्नति के भीतर जो एक्त है 
उसको समझ सके, यदि हम जानळे कि वे सव एक ही पदार्थ 
के विभिन्न विकास मात्र है, तो धर्म हमारे समाज के भीतर प्रवेशा 
करेगा, हमारे जीवन का प्रति मुहूर्त धर्म भाव से पूर्ण हो जायगा । 
घम हमारे जीवन के प्रत्येक कार्य मे प्रवेश करेगा, धर्म नाम से जो 
कुछ भी है वह सव हमारे जीवन में अपने प्रभाव का विस्तार 
करेगा। वेदान्त के प्रकाश में आप समझेगे कि समस्त विज्ञान 


केवळ धम का ही विभिन्न विकास मात्र है; जगत्‌ की सभी वस्तुंये 
इसी प्रकार हँ । 


तो हमने देखा कि स्वाधीनता होने के कारण ही योरप 
में यह विज्ञान की उत्पत्ति और उन्नति हुईं है; और हम देखते हैं 
कि कितने आश्चय की बात है कि सभी समाजों में दो विभिन्न 
दल देखे जाते हैं ।एक संहार करने वाळा, दूसरा संगठन करने 


माया और ईइवरधारणा का क्रमविकास ११९ 


वाढा | मान छो कि समाज में दोप है और एक दर उठकर गाळी 
गलौज करेन लगा | बहुत दिन तक ये ढोग केळ कट्टरपन्थी रहे । 
सभी देशों और समाजों मेये छोग देखे जाते हैं; और स्त्रियों 
तो अधिकांश इस चीत्कार में योग दिया करती है, कारण वे 
्त्रभात्र से भाबुक होती है । जो व्यक्ति खड़े होकर किसी विपय के 
बिरुद्ध लेक्चरबाजी करेगा उसके दळ की वृद्धि होगी ही । तोड़ना 
सहज होता है, पागळ आदमी जो चाहे तोड फोड़ सकता है, किन्तु 
किसी वस्तु का बनाना उसके लिये कठिन है । 


समी देशो मे इस प्रकार के गन्दे विषयों के प्रतिवादी किसी 
न किसी रूप मे पाये जाते है, और वे समझते हैं कि केरळ गाली- 
गलौज से और दोगो को प्रकाश मे ळाकर ही वे लोगो का उपकार 
कर रहे है | उनको देखने से ऐसा लगता है कि वे कुछ उपकार 
कर रहे हे, किन्तु वास्तव में वे अनिष्ट ही अधिक करते हैं । एक 
दिन मे तो कोई काम नहीं होता। समाज एक ही दिन में तो 
"बन नहीं गया, और परिवर्तन का अधै है, कारणो को दूर करना । 
मान लो कि बहुत से दोप है, किन्तु केवल गालीगलौज से तो 
कुछ होगा नही; हमें उनकी जड़ तक जाना पड़ेगा | पहले तो 
दोप का कारण क्या हैयह जानना होगा, फिर उसे दूर करने 
से दोष स्तः ही दूर हो जायगा । चिल्छाने से लाम होने के स्थान 
पर हानि की ही अधिक सम्भावना है । 


__ किन्तु पर्घयणित दूसरे दछ के हृदय में सहातुमूति थी | वे समझ 
गये थे कि दोषो को दूर करने के लिये उनके कारणों को देखना 


१२० ज्ञानयोग 


होगा । बडे बड़े साधु मंहात्माओं का ही यह दळ था। एक वात 
आपको याद रखना चाहिये कि जगत्‌ के सभी बड़े बड़े आचार्य 
लोग कह गये हैं कि हम नाश करने नहीं आये, किन्तु पहले से जो 
कुछ है उसे एण करने आये है | प्रायः लोग आचार्यगण का यह 
महान्‌ उद्देश्य न समझ कर ऐसा कहते हैं कि उन्होने साधारण 
मनुष्यों की माति अनुर्ययुक्ते कार्य. किये | इस समय भी वहुधा ढोग 
कहते हैं कि वे ढोग ( आचार्यगण ) जिसको सत्य समझते थे उसे 
प्रकट रूप से कहने का साहस नही करत थे और वे कुछ अंश 
“मे कायर थे। किन्तु यह वात नही दै | ये सव एकदेशदर्शी लोग 
उन सव, महापुरुपो के हृद्य के अनन्त प्रेम की शक्ति को नहीं 
समझते हैं। वे तो संसार के समस्त नर-नात्यों को अपनी 
सन्तान के समान देखते थे | वे ही यथार्थ मातापिता है, वे ही यथार्थ 
ठेवता हैं, उनके हृदय मे प्रत्येक के लिये अनन्त सहानुभूति और 
क्षमा थी-ते सदा ही सहने को और क्षमा करने को उद्यत रहते 
थ । वे जानते थे कि किस प्रकार मानव समाज संगठित हो सकता 
है; अतएव वे अत्यन्त धेथे के साथ, अत्यन्त सहिष्णुता के साथ अपनी 
संजीवनी औषध का प्रयोग करने' ठगे । उन्होने किसी को गालियां 
नहीं ढी, न भय दिखलाया किन्तु बड़े धेय के साथ लोगों को एक 
एक कदम रख कर मार्ग दिखलाया है। ये उपनिपदो के रचयिता 
थे । वे अच्छी तरह जानते थे कि ईर सम्बन्धी प्राचीन धारणा अन्य 
सभी उन्नत नीति-संगत धारणा के साथ मेळ नहीं खाती । वे पूरी 
तरह से जानते थे कि इन सत्र खण्डन करने वालों के भीतर ही 
अधिक सत्य है; वे पूरी तरह से जानते थे कि बौद्ध और नास्तिक 
रोग जो कुछ प्रचार करते हैं उसमें अनेक महान्‌ सत्य हैं; किन्तु 


माया और ईइवरघारणा का क्रमविकास १२१ 


वे यह सी जानते थे कि जो ढोग पहले के मतों से कोई सम्बन्ध 
न रख कर एक नया मत स्थापित करना चाहते है, जो 
लोग जिस सूत्र मे 'माछा रथी. इई है उसी को तोड़ना चाहते है), 
जो शून्य के ऊपर नूतन समाज का गठने करना चाहते है वे पूरी 
तरह से असफल होंगे । 
, हम कमी भी किसी नूतन. वस्तु का निर्माण नहीं कर. सकते, 
हम केरळ पुरानी वस्तुओ का स्थान परिवर्तन कर सकते है। वीज 
"ही वृक्ष के रूप में परिणत हो जाता है, अतः हमे धैय के साथ 
'शान्तिपूर्व॑क छोगों की सत्य की खोज मे ठगी हुई शक्ति को ठीक 
तरह से चछाना होगा, और जो सत्य पहले ही से ज्ञात है उसी को 
“पूर्ण रूप से जानना होगा । अंतएव प्राचीन काळ कीं इस ईर 
सम्बन्धी घारणा को वर्तमान काळ के छिए एकदम अनुपयुक्त कह कर 
उडाये बिना ही उन छोगो ने उसमे जो कुछ सत्य है उसका 
अन्येष्रण आरम्म किया; उसी का फळ वेदान्त-दर्शीन है। वे प्राचीन 
सभी देवताओं तथा जगत्‌ के शासनकर्ता एक ईखर के , मात्र से भी 
उच्चतर भावों का आविष्कार करने छंगे--इसी प्रकार उन्होने जो 
उच्चतम सत्य आविष्कृत किया उसी को निर्गुण पूर्णब्रह्म नाम से 
पुकारते है- इसी निगुण ब्रह्म की धारणा मे उन्होंने जगत्‌ के वीच 
में एक अखण्ड सत्ता को देख पाया । 
“ जिन्होंने इस वहुलरपूणि जगत्‌ में उस एक अखण्ड स्वरूप 
को देख पाया है, जो इस मर्त्य जगंत्‌ मे उस एक अनन्त जीवन को 
देख पाते हैं, जो इस जड़ता तथा अज्ञान से पूर्ण जगत्‌ मे उसी एक 


स्वरूप को देख लेते हैं उन्हीं को चिरशान्ति मिळती है और किसी 
को नहीं । ' लल 


६. माया ओर मुक्ति 


कवि कहते हैं. कि “हम जिस समय जगत्‌ में प्रवेश करते हैं उस 
संमय अपने पीछे मानों एंक हिरण्मय,मेघजाल लेकर प्रवेश करते है ।” 
किन्तु यदि सच पूछो .तो हम मे से सभी इस प्रकार महिमामण्डित 
, होकर संसार मे प्रवेश नहीं करते; हममें से बहुत से तो कुञ्झटिका 
( कुहरे ) की कालिमा अपने पीछे छेकर जगत्‌, मे, प्रबेश करते हैं, 
इसमें कोई सन्देह. नहीं। हम लोग, हममें से सभी मानों युद्ध 
करने के लिये युद्धक्षेत्र मे.प्रेरित कर दिये,गये है। रोते रोते हमे .इस 
जगत्‌ मे प्रवेश करना होगा--यथासाध्य चेष्टा करके अपना मार्ग 
बनाना होगा--इस अनन्त जीवन-समुद में,पीछे की ओर, कोई चिन्ह 
तक न छोडकर,मार्ग बनाना होगा--सम्सुख की, ओर ,हम अग्रसर 
हो रहे है,पीछे अनन्त युग पड़े है, और सामने, भी अनन्त युग पड़े हैं। 
इसी प्रकार हम चछते रहते है और अन्त मे मृत्यु आकर हमें इस क्षेत्र 
से अपसारित कर देती है-विजयी अथवा पराजित कुछ मी निश्चित 
नहीं है; यही माया है । 


बालक के हृदय की आशा . बल्वती होती है। बालकों के 

, विस्फारित नयनों के समक्ष समस्त जगत्‌ मानों, एक छुनहके , चित्र 
के समान मालूम पडता है; वह समझता है कि मेरी जो इच्छा होगी 
वही होगा । किन्तु जैसे ही वह आगे बढ्ता है वैसे ही प्रत्येक- पद 
पर प्रकृति बन्द प्राचीर के रूप मे उसका गतिरोध करके खड़ी दो 


माया और सुक्ति १२२ 


जाती है। वारम्वार उस प्राचीर को भेग करने के उदेश्य से वह वेग 
के साथ उसके ऊपर टक्कर मार सकता है । सारे जीत्रन भर जितना 
वह अग्रसर होता जाता है उतना ही उसका आदर्श उससे दूर होता 
चला जाता है--अन्त मे मृत्यु आ जाती है और सारा खेल समाप्त हो 
जाता है; यही माया है। 


वैज्ञानिक उठे, महाज्ञान की पिपासा लिये | उनके लिये ऐसा 
कुछ भी नहीं है जिसका वे त्याग न कर सकते हों, कोई किसी 
प्रकार भी उन्हे निरुत्साह नहीं कर सकता | वे धीरे धीरे आगे बढ़ते 
हुये प्रकृति के एक के वाद एक गुप्त तत्तो का आविष्कार करते है 
--न्रक्कति के अन्तस्तर मे से आम्यन्तरीण गूढ रहस्यों का उदघाटन 
करने हैँ- किन्तु इसका उद्देश्य क्या है ? इस सत्र के करने का क्या 
उद्देश्य है? हम इन वैज्ञानिकों का गौरव क्यों करें? उन्हे कीर्ति 
कयो मिळे ? क्या प्रकृति मनुष्य जितना जान सकता है उससे अनन्त 
युना अधिक नहीं जान सकती ? ऐसा होने पर भी क्या वह जड़ 
नहीं है जड़ का अनुकरण करने मे कौन सा गौर है ! वज्र चाहे 
कितना ही विद्युतशक्तिशाली क्यो न हो, प्रकृति उसे चाहे जितनी 
दूर उठाकर फेक सकती है। यदि कोई मनुष्य उसका शतांश भी कर 
सकता है तो हम उसे उठाकर आकारा मे पहुँचा देते है ! परन्तु यह 
सव किंस लिये ? प्रकृति के अनुकरण के लिये, मृत्यु के, जड़ल के, 
अचेतन के अनुकरण के लिये हम उसकी प्रशंसा क्यों करो? | 


मध्याकपण शक्ति भरी से भारी पदारथ को क्षण भर में 
खण्ड खण्ड कर फेक सकती है, फिर भी वह एक जड़ शक्ति है | जड़ 


१२४ ज्ञानयोग 


के अनुकरण से क्या ळाम है ! तथापि हम सारे जीवन भर केवळ 
इसी के लिये चेष्टा करते रहते हैं; यही माया है । 


इन्द्रियो मनुष्य की आत्मा को बाहर खींच लाती है। मनुष्य 
उन स्यानो मे सुख और आनन्द की खोज कर रहा है जहाँ वह 
उन्हे कमी भी नहीं पा सकता । युगो से हम यह सीखते आ रहे है 
कि यह निरर्थक और व्यर्थ है; यहाँ हमे सुख नहीं मिछ सकता, 
परन्तु हम सीख नही सकते ! अपने अनुभव के अतिरिक्त और किसी 
उपाय से हम सीख नही सकते । हम प्रयत्न करते है; हमे धक्का 
गता है, फिर भी क्या हम सीखते है ? नहीं, फिर भी नही सीखते | 
पतग जैसे दीपक की छौ पर जळते हैं उसी प्रकार हम इन्द्रियो में 
मुख की प्राप्ति की आशा से अपने को वार बार झोकते है। हम फिर 
लौटते है, ताजगी ढेकर; इसी प्रकार चता रहता है और अन्त मे 
असमय होकर, धोखा खाकर हम मर जाते है; और यही माया है। 


यही वात हमारी बुद्धि के सम्बन्ध मे भी है। हम जगत्‌ के रहस्य 
की मीमासा करने की चेष्टा करत है--हम इस जिज्ञासा, इस अनुसन्धान 
की प्रवृत्ति को बन्द नही रा सकते; किन्तु हम लोगो को यह जान 
लेना चाहिये कि ज्ञान प्राप्तब्य वस्तु नहीं है--कुछ पद अग्रसर 
होते ही अनादि अनन्त काळ का प्राचीर बीच मे व्यवधान के रूप 
म आ खडा होता है जिसे हम ळॉघ-नहीं सकते | कुछ दूर बढ़ कर 
अनादि देश का व्यवधान आकर खड़ा हो जाता है जिसे अतिक्रमण 
नहीं कर सकते; समी कुछ अनतिक्रमणीय हो कर हम हम कार्यकारण 
रूपी दीवार की सीमा से वद्ध हे। हम इसे छॉध कर आगे नहीं जा 


माया ओर मुक्ति १२५ 


सकने | तो भी हम चेटा करते रहते है । चेश हमे करनी ही. पड़ेगी; 
यही माया है । 

प्रत्येक सॉस मे, हृदय की प्रत्येक धड़कन मे, अपनी प्रत्येक 
गति मे हम समझते है कि हम स्वतन्त्र हैं, और उसी क्षण हम 
देखते है कि हम स्वतन्त्र नही है | क्रीत दास--हम प्रकृति के क्रीत 
दास है--शरीर, मन तथा सभी चिन्ताओ एवं सभी भावो मे हम प्रकृति 
के क्रीत दास है; यही माया है | 


ऐसी एक भी माता नही है जो अपनी सन्तान को अदूभत 
शिशु--महापुरुष नही समझती है। वह उसी बाळक को लेकर पागल 
हो जाती है, उसी वाळक के ऊपर उसके प्राण पडे रहते है | वाळक 
बडा हुआ--शायद बिलकुठ शराबी और पझुतुस्य हों गया--जननी 
के प्रति बुरा व्यवहार तक करने छगा। जितना.ही उसका दुर्व्यवहार 
बढता है उतना ही जननी का प्रेम भी बढ़ता है । लोग इसे जननी 
का नि.स्वार्थ प्रेम कह कर खूब प्रशंसा करते है--उनके मन मे 
प्रश्न भी नही उठता कि वह माता जन्म भर के लिये केवळ एक क्रीत 
दासी के समान है--वह प्रेम किये बिना रह ही नही सकती । हजारो 
वार उसकी इच्छा होती है कि वह इस मोह का त्याग कर देगी; 
किन्तु वह कर ही नही सकती | अतः वह इसे सुन्दर पुष्पों से सजा 

उसी को अद्भुत प्रेम कृह कर ब्याख्या करती है; यही माया है | 


हम सब का यही हाळ है | नारद ने एक दिन श्रीकृष्ण से पूछा, 
४ ग्रभो, आपकी माया कैसी है, मै देखना चाहता हुँ ।” कई हिन 
के वाद श्रीकृष्ण नारद को लेकर एक जगर म गये | बहुत दर जान 
के वाद श्रीकृष्ण नारद से बोले--/ नारद, मुझे बड़ी प्यास छगी है | 


१२६ ज्ञानयोग 


क्या कही से थोडा जल लाकर पिळा सकते हो ! ”. नारद । बोले 
“ प्रभो, कुछ देर ठहरिये, मे अमी जळ लेकर आता हूँ।” यह कह 
कर नारद चळे गये | कुछ दूर पर एक गोव था, नारद वहीं जळ की 
खोज करने छगे। एक मकान के द्वार पर पहुँच कर उन्हाने खटखटाया। 
द्वार खुळा और एक परम सुन्दरी कन्या उनके सम्मुख आकर 
खड़ी हुई । उसे देखते ही नारद सब कुछ भूछ गये | भगवान उनकी 
्रतीक्षाकररहे होगे,वे प्यासे होगे,हो सकता है प्यास से उनका प्राण- 
वियोग भी हो जाय--ये सभी बाते नारद भूळ गये। सब कुछ भूळ 
कर वे उसी कन्या के साथ बातचीत करने छगे, धीरे धीरे एक दूसरे 
के प्रति प्रणयभाव उत्पन्न होने छगा | तब फिर नारद उस कन्यां के 
पिता के पास जाकर उसके साथ विवाह करने के लिये प्रार्थना 
करने छंग--विवाह भी हो गया और वे उसी गाँव में रहने रगे 
चीरे धीरे उनके सन्तति भी होने लगी | इसी तरह रहते रहते बारह 
वर्ष बीत गये | नारद के ससुर भी मर गये और उनकी सम्पत्ति के 
नारद उत्तराधिकारी हो गये और पुत्र कळत्र, भूमि, पशु, सम्पत्ति, गृह 
आदि कों लेकर नारद खूब स््च्छन्दता पूर्वक सुख से रहने छगे। 
अन्त मे उन्हे यह बोध होने लगा कि वे खुब छुखी है । इसी समय 
उस देश मे वाढ आई | एक दिन रात के समय नदी दोनों तटों को 
तोड़कर बहने ठगी और सम्पूर्ण गाव डूब गया । मकान सब गिरने 
ठगे; मनुष्य, पञ्चु, पक्षी, सव बह बह कर इबेने लगे, नदी की धार में 
सभी कुछ बहने ठगा | नारद को भी भागना पड़ा। एक हाथ से 
उन्होने स्त्री को पकडा, दूसरे हाथ से दो बच्चों को, और एक 
वाळक को कन्धे पर बिठा कर उस भयङ्कर नदी को पार करने की 
चेष्टा करेन छगे। ' 


भाया और सुक्ति १२७ 


कुछ दूर जाने के वाद ही लहरों का वेग बढ़ने छगा। कन्धे 
पर बेठे हुये शिशु की नारद किसी प्रकार रक्षा न कर सके; वह -गिर 
कर तरंगो मे वह गया । निराशा और दुख से नारद चीत्कार कर 
उठे। उसकी रक्षा करने को जाते ही और एक वाळक, जिसका हाथ 
चे पकड़े इये थे, हाथ से छट इब कर मर गया। अप्रनी पत्नी को चे 
अपने शरीर की समस्त शक्ति लगा कर पकड़े हुये थे, अन्त में तरंगो 
के वेग से पत्नी भी उनके हाथ से छट गई और वे स्वयं तट पर गिर 
कर मिट्टी मे छोटपोट होने छगे और बड़े कातर स्वर मे ब्रिलाप करने 
लगे | इसी समय मानो किसी ने उनकी पीठ पर कोमळ हाथ रख 
कर कहा--“ चत्स, कहों, जळ करदो है ? तुम जळ ळेने गये थे, मैं 
तुम्हारी प्रतीक्षा मे हुँ | तुम्हें गये हुये आधा घण्टा हुआ। ” आध 
घण्टा ! नारद के लिये तो बारह वर्ण बीत चुके थे ! और आध घण्टे 
के भीतर ही ये सत्र रय उनके मन के अन्दर से निकल गये--यही 
माया है ! किसी न किसी रूप में हम सव इसी माया के भीतर रहते 
है | यह वात समझना वड़ा कठिन है--विपय भी वड़ा जठिल है। 
इसका क्या तात्य है ! तात्पर्य यही है कि--यह वात बडी भयानक 
है--समी देशों में महापुरुषो ने इसी तत्र का प्रचार किया है, सभी 
देशो के लोगों ने यही शिक्षा ग्राप्त की है, किन्तु बहुत कम लोगो ने 
इस पर बिश्वास किया है; उसका कारण यही है कि स्त्रयं विना भोगे 
हुये, विना ठोकर खाये हुये हम इस पर विश्वास नही कर सकते | 
सच पूछिये तो सभी वृया है, सभी मिथ्या है | 


सर्ब-संहारक काळ आकर सत्र को ग्रास कर लेता है कुछ मी 
' नहीं छोड़ता | वह पाप को खा जाता है, पापी को भी खा जाता है, 


१२८; ज्ञानयोग, 


वह राजा को, प्रजा को, सुन्दर को, कुत्सित को--सभी को खा डाछता 
है, किसी को भी नहीं छोडता | सभी कुछ उस चरम गति--विनाश- 
की ओर अग्रसर हो रहा है हमारा ज्ञान, शिल्प विज्ञन--सभी कुछ 
उसी: एक अनिवार गति मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है। कोई भी इस 
तरंग की गति को -नहीं रोक सकता, कोई मी इस बिनाशामिमुखी गति 
की एकक्षण के लिये भी रोक कर रख नही सकता। हम उसे भूले रहने 
की चेष्टा कर सकते है, जैसे किसी देश मे महामारी फेलने पर शराब, 
“नाच, गान आदिः वर्थ की चेशये करके लोग सब कुछ भूलने की चेष्टा 
करते हुये लकवा मारे हुये मनुष्य की भौँति गतिशक्तिरहित हो जाते 
है | हम छोग भी इसी प्रकार इस मृत्यु की चिन्ता को भूछने की 
अति कठोर चेष्टा कर रहे है--सभी प्रकार के इन्द्रियसुखों के द्वारा 
हु भूठने की चेष्टा कर रहे है किन्तु इससे उसकी निवृत्ति नही 
ती। 


छोगों के सामने दो मार्ग है। इनमे से एक सभी जानते है-- 
वह यह है“ जगत्‌ मे दुःख है, कष्ट है, सब सत्य है किन्तु इस 
सम्बन्ध मे विल्कुल. सोचना नहीं चाहिये । ' यावज्जीवेत्सुखं जीवेत्‌ 
कणे कृत्वा घृत पिंबित्‌ । ' दुःख अवश्य है किन्तु उधर नज़र मत 
डालो | जो थोडा बहुत सुख मिळे उसे भोग कर लो, इस संसार-चित्र 
के अन्धकारमय अश को मत देखो--केत्रल प्रकाशमय अंश,की ओर 
देखो । " इस प्रकार के विचारों मे कुछ सत्य तो अत्रश्य है किन्तु इस 
में भयानक विपत्ति की आशंका मी है। इसमें सत्य इतना ही है कि 
यह हमे कार्य मे प्रवृत्त रखता है। आशा एवं इसी प्रकार का एक 
प्रत्यक्ष आइश हमे कार्य मे प्रवृत्त और उत्साहित- करता है 


माया ओर मुक्ति "१२९ 


अवश्य, किन्तु इसमे यह एक विपत्ति है कि अन्त मे हताश होकर 
सब चेष्टाये छोड़ देनी पडती है। जो लोग कहते है---“ संसारको जैसा 
देखते हो वैसा ही ग्रहण करो; जितनी दूर तक ख्च्छन्द रह सकते 
हो, रहो ' समस्त दुःख, कष्ट आने पर भी सन्तुष्ट रहो; आधात होन 
पर भी कहो कि यह आधात नहीं; पृष्पवृष्टि है; दास के समान 
परिचाछित होने पर भी कहो-'मै मुक्त हूँ, स्वाधीन हूँ? दूसरों के तथा 
अपनी आत्मा के सम्मुख दिन रात मिथ्या बोलो, क्योंकि संसार में 
रहने का, जीवित रहने का यही एक मात्र उपाय है, ”--एसे ढोग 
बाध्य होकर ही अन्त मे ऐसा करते है। इसी को पक्का सांसारिक 
ज्ञान कहते है और इस उन्नीसबीं शताब्दी में यह ज्ञान जितना 
साधारण है उतना साधारण कमी भी नहीं था; इसका कारण यही 
है कि छोग इस समय जो चोटे खा रहे है ऐसी चोटें उन्होंने 
पहले कभी नही खाई थीं, प्रतिद्वन्दिता भी इतनी तीब्र पहले कमी 
नहीं थी; इस समय मनुष्य अपने दूसरे भाइयों के प्रति जितना 
निष्टुर है उतना पहले कभी नही था, और इसीलिये आज कळ यह 
सान्त्रना दी जाती है | आज कल यह उपदेश ही अधिकतर दिया 
जाता है, किन्तु इस उपदेश से अब कोई फळ नही होता; कमी भी 
नहीं होता | गळे हुये शव को फूळो से ढक कर कब तक रखा जा 
सकता है। असम्मत्र कंब तक चल सकता है ! एक दिन ये सब फूल 
उड जायेंगे, तव यह शव पहले से भी अधिक बीमत्स रूप मे दिखेगा । 
हमारा समस्त जीवन ही ऐसा है। हम अपने पुराने सद्दे घाव को 
खर्ण के वस्त्र से ढक देने की चेश कर सकते हैं किन्तु एक दिन 
आयेगा जव बह स्तरणेवस्त्र खिसक पड़ेगा और वेह धाव अत्यन्त 
बमस रूप मे हमारे सम्मुख प्रकाशित होग़ा। तव क्या कोई 


१३० - ज्ञानयोग 


> हे १, १ = 
आशा नहीं है ! यह चात सत्य है फि हम सभी माया के दास ६, 
~ ~ = ba 
हम सभी माया के अन्दर ही जन्म रेते हैं और माया मे ही हम 
जीवित रहते हैं | 


७० 


तब क्या कोई उपाय नहीं है, कोई आशा नहीं है ? यह वात 
कि हम सव अतीत्र दुर्दशा मे पड़े है, यह जगत्‌ वास्तव में एक 
कारागार है, हमारी पूर्वप्राप्त महिमा की छटा मी एक कारागार है, 
हमारी बुद्धि और मन भी एक कारागार के समान है, ये सब बातें 
सकडो युगो से छोगो को माढ्म है । मनुष्य चाहे जो कुछ कहे, ऐसा 
कोई भी व्यक्ति नहीं है जो किसी न किसी समय इस वात को 
हृदय से अनुभव न करता हो । बुड्डे लोग इसको और मी तीव्रता के 
साव अनुभव करते है, क्योकि उनकी जीवन भर की सञ्चित अभि- 
ज्ञता रहती है, प्रकृति की मिथ्या मापा उन्हें अधिक ठग नहीं 
सकती। इस बन्धन को तोड़ने काक्या उपाय है? क्या इसे 
तोड़ने का कोई उपाय नही हे? हम देखते हैं कि यह भयंकर 
व्यापार, यह बन्धन हमारे सामने, पीछे, चारों ओर रहने पर 
भी. इसी दुःख और कष्ट के बीच, इसी जगत्‌ में जहाँ जीवन और 
मृत्यु का एक ही अर्थ है, यहाँ भी एक महावाणी सभी युगों मे, सभी 
देशो में, सभी व्यक्तियों के हृय के भीतर से मानो उठ रही है-- 


“ देवी हापा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपचन्ने मायामेतां तरन्ति ते ॥ ” 


४ मेरी यहद देवी ब्रिगुणमयी माया वडी मुस्किल से पार की जाती है। 
जो मेरी शरण में आने है बे इस माया के पार हो जाते हैं |! “ हे 


माया ओर मुक्ति १३१. 


परिश्रान्त, भाराक्रान्त । मनुष्यों, आओ, मैं तुम्हें आश्रय दूँगा । ” यह ` 
याणी ही हम संब को बराबर अग्रसर कर रही है। मनुष्य इस वाणी 
को सुनता है, अनन्त युगों से छुनता भा रहा है। जिस समय मनुष्य 
को लगता है कि उसका सब कुछ चछा जा रहा है, जब उसकी 
आशा टूटने लगती है, जब अपने बळ मे उसका विश्वास नष्ट होने 
छगता है, जब सभी मानो उसकी अंगुलियों मे से खिसककर भागने 
छगता है और जीवन केवळ एक भग्नस्तूप मे परिणत हो जाता है 
तव वह यही वाणी सुनता है,--और यही धर्म है । 


अतएव एक ओर तो यह अभय वाणी, यह आशाप्रद वाक्य 
है कि-यह सब कुछ नही; केवळ माया है--इसकी उपलब्धि करो 
किन्तु इसके बाहर जाने का मार्ग है। दूसरी ओर हमारे सांसारिक 
लोग कहते हैं-“ धर्म, दर्शन--ये सव व्यर्थ की वस्तुये ले कर दिमाग 
खराब मत करो। जगत्‌ मे रहो; यह जगत्‌ बड़ा अझुभपूर्ण हे सही, 
किन्तु जितनी दूर तक हो सके इसका सदव्यवहार कर ठो | ” सीधे 
सादे शाब्दो मे इसका अर्थ यही है कि उलटे सीधे दिन रात प्रतारणा- 
थण जीवन यापन करो--अपने घाव को जब तक हो सके ढक कर 
रक्खो। एक के वाइ दूसरी जोड़-गॉठ करते जाओ यहाँ तक कि 
सब कुछ नष्ट हो जाय और तुम केवर जोड़गॉठ का एक समूह मात्र 
रह जाओ । इसी को सांसारिक जीवन कहते है | जो इस जोड़गाँठ 
से सन्तुष्ट है वे कमी भी घमलाम नहीं कर सकते । जव जीवन की 
वर्तमान अवस्था मे भयानक अशान्ति उत्पन्न हो जाती हे, जव अपने 
जीवन में भी ममता नहीं रहती, जब इस जोड़गॉठ पर अपार 
झणा उत्पन्न हो जाती है, जव मिथ्या और प्रवञ्चना के ऊपर मारी 


१३२ ज्ञानयोग 


बितृष्णा उत्पन्न हो जाती है तभी धर्म का भारम्म होता है । वास्तविक 
धार्मिक होने के योग्य वही है जो, बुद्धदेव मे बोधिवृक्ष के नीचे खड़े 
होकर दृढ स्त्र से जो बात कही थी, उस बात को रोम रोम से बोर 
सकता हो । ससारी होने की इच्छा उनके हृदय मे भी एक बार 
उत्पन्न हुई थी। उस समय उन्होने स्पष्ट रूप से समझा किं उनकी यह 
अवस्था, यह सांसारिक जीवन एकदम भूळ है; किन्तु इसके बाहर 
जाने का कोई मार्ग उन्हें नहीं मिळ रहा था| प्रलोभन एक बार 
उनके निकट आया और कहने रूगा--सत्य की खोज छोड़ो, ससार 
में लौटकर वही पुराना प्रतारणापूण जीवन यापन करो, सभी वस्तुओ 
को उनके गळत नामों से पुकारो, अपने निकट और सब के निकट 
दिन रात मिथ्या बोलते रहो--यह प्रछोभन उनके पास एक बार 
आया था, किन्तु उस महावीर ने अतुल पराक्रम से उसी क्षण उसे 
परास्त कर दिया। उन्होंने कहा--“ अज्ञान पूर्वक केवळ खापीकर जीने 
की अपेक्षा मरना ही अच्छा है; पराजित होकर जीने की अपेक्षा 
युद्धक्षत्र मे मरना अच्छा है। ” यही धर्म की भित्ति है। जब मनुष्य 
इस भित्ति के ऊपर खड़ा होता है तब वह सत्य की प्राप्ति के पथ 
पर, ईश्वर के लाम के पथ पर चछ रहा है ऐसा समझना चाहिये । 
धार्मिक होने के डिये भी पहले यह प्रतिज्ञा आवश्यक है। मै अपना 
रास्ता स्त्य हुँ छूँगा | सत्य को जानूँगा अथवा प्राण दे दूँगा। 
कारण, संसार की ओर से तो और कुछ पाने की आशा है ही नही, वह 
तो श्य स्वरूप है, वह दिन रात अन्तहिंत हो रहा है। आज का 
सुन्दर आशापूर्ण तरुण पुरुप कळ का बूढ़ा है। आशा, आनन्द, सुख-- 
ये सब मुकुलो की भाति कळ के शिशिर-पात से नष्ट हो जायेगे। 
यह हुईं इस ओर की बात; दूसरी ओर विजय का प्रझोमन रहता है! 


माया ओर मुक्ति १३३ _ 


जीवन के सभी अझुमों पर विजय-ग्राप्ति की सम्भावना रहती है।' 
और तो क्या, जीवन और जगत्‌ के ऊपर भी विजयप्राप्ति की आशा 

रहती है। इसी उपाय से मनुष्य अपने पैरो पर खडा हो सकता है। 

अतएव जो ढोग इस विजयप्राप्ति के लिये, सत्य के लिये, धर्म के 

डिये चेष्टा कर रहे है वे ही सत्य पथ पर है, और सब वेद भी यही 

ग्रचार करते हैं, “ निराश मत होओ, मार्ग वडा कठिन है-जैसे 

छुरे की धार पर चञ्ना; फिर भी निराश मत होओ; उठो, जागो 

और अपने चरम आदश को प्राप्त करो। ” 


सभी विमिन्न धर्मों की, चाहे वे किसी भी रूप मे मनुष्य के 
निकट अपनी अभिव्यक्ति करत हो, सव की यही एक मूछमित्ति है। 
समी धर्म जगत्‌ के बाहर जाने का अर्थात्‌ मुक्ति का उपदेश देते है। इन 
सब धर्मों का उदेश्य--संसार और धर्म के वीच मरह कराना नही, किन्तु 
धर्म को अपने आदर मे इडप्रतिष्ठित करना है, संसार के साय सुळ 
करके उस आदश को नीचे नहीं लाना--प्रत्येक धर्म इसका प्रचार 
करता है और वेदान्त का कर्तव्य है-विभिन्न धर्ममावों का सामन्जस्य 
स्थापित करना, जैसा हमेन अभी देखा कि मुक्तित की बात को लेकर 
जगत्‌ के उच्चतम और निम्नतम धर्मों मे सामञ्जस्य पाया जाता है। 
इम जिसको अत्यन्त घृणित कुसंस्कार कहते है, और जो सर्वोच्च 
दर्शन है समी की यह एक साधारण भित्ति है कि वे सभी इस एक 
ग्रकार के सङ्कट से निस्तार पाने कामार्ग दिखाते है और इन सव धमो 
मे से अधिकांश मे प्रपंचातीत घुरुपविशेष की सहायता से--ग्राकृतिक 
नियमो से आवद्ध नही अथात्‌ नित्य मुक्त पुरुपविदोप की सहायता से-- 
. इस मुक्ति की प्राप्ति करनी पड़ती है । इस मुक्त पुरुप के स्वरूप के. 


१३४ ज्ञानयोग 


सम्बन्ध मे नाना प्रकार की कठिनता तथा मतभेदों के होने पर भी-- 
यह ब्रह्म सगुण है या निगुण, मनुष्य की भौँति ज्ञानसम्पन्न है या नहीं, 
बह पुरुप है, स्त्री दै अथवा 'नपुंसक--ईस प्रकार के अनन्त विचारों 
के होने पर भी--विभिन्न मतो के प्रबळ विरोध होने पर भी-इन सब 
के भीतर एकल का जो सुवर्णसूत्र उन्हे प्रथित किये हुये दै, वह हम 
देख पाते है; अतः यह सब विभिन्नता या बिरोध हमारे अन्दर भय 
उत्पन्न नही करता; और इसी वेदान्त-दर्दीन मे यह सुवर्ष-सूत्र 
आविष्कृत हुआ है; हमारी दृष्टि के सामने थोड़ा थोडा करके प्रकाशित 
हुआ है, और इसमे पहले ही यही तत्र ग्राप्त होता है कि हम सभी 
बिभिन्न पथो के द्वारा उसी एक मुक्ति की ओर अग्रसर हो रहे है 

सभी घमो का यही एक साधारण भाव है । 


अपने सुख, दुःख, विपत्ति और कष्ट, सभी अत्रस्थाओ में हम 
यही आइचर्य की बात देखते है कि हम सब धीरे धीरे उसी मुक्ति 
की ओर अग्रसर हो रहे है। प्रश्न उठा--यह जगत्‌ वास्तव मे क्या 
है? कहाँ से इसकी उत्पत्ति 'हुई और कहो इसका लय है! और इसका 
उत्तर था,-मुक्ति से ही इसकी उत्पत्ति है, मुक्ति मे यह विश्राम 
करता है और अन्त मे मुक्ति मे ही इसका लय हो जाता है। यह 
जो मुक्ति की भावना है कि वास्तव भे हम मुक्त है, इस आश्चर्य- 
जनक भावना को छोड कर हम एक क्षण भी नही चल सकते, 
इस भाव को छोड़ कर तुम्हारे सभी कार्य, यहों तक की तुम्हास 
जीवन तक व्यर्थ है'। प्रतिक्षण प्रकृति हमारा दासल सिद्ध कर रही है 
किन्तु उसके साथ ही साथ यह दूसरा भाव भी हमारे मन में उत्पन्न होता ' 
रहता है कि फिर भी हम मुक्त हैं। प्रतिक्षण ही हम माया के-द्वारा 


माया, और मुक्ति १३५ 


आहते होकर वंद्ध के समान माढूम होते है किन्तु उसी क्षण, उसी 
आघात के साथ ही साथ, हम वद्ध है” इस भाव के साथ ही साथ और 
मी एक मातर हमारे अन्दर आता है कि हम सुकत है। मानों हमारे 
अन्दर से कोई हमे यह कहने को वाध्य कर रहा है कि हम मुक्त 
है। किन्तु इस मुक्ति की प्राणो से उपलब्धि करने मे, अपने मुक्त 
स्वभाव का प्रकाश करने मे सत्र वाधाये उपस्थित होती है वे मी एक 
प्रकार से अनतिक्रमणीय है | तथापि अन्दर से हमारे हृदय के अन्त- 
स्तळ मे मानो वह आवाज़ सदा ही उठती रहती है- में मुक्त हूँ, मै 
मुक्त हूँ । और यदि तुम ससार के सभी धमो की आलोचना करके 
देखो तो समझोगे-उनेम से समी मे किसी न किसी रूप मे यह 
भाव प्रकाशित हुआ है । केवळ धर्म में ही नही--धम शब्द को आप 
संकीर्ण अर्थ में मत ढीजिये--समी प्रकार का सामाजिक जीवन केवल 
इसी एक मुक्त भाव की अभिव्यक्ति मात्र है। सभी प्रकार की सामा- 
जिक गति उसी एक मुक्त भाव का विभिन्न प्रकाश मात्र है। मानो सभी 
लोग जान वूत्रकर या अनजाने ही उस स्वर को सुन रहे हैं जो दिन 
रात कह रहा है, “ ओ थके इये और वोज्न से छदे हुये मनुष्यो ! मेरे 
पास आओ ! ” एक ही प्रकार की भाषा अथवा एक ही ढंग से, चाहे 
वह प्रकाशित न होती हो, किन्तु मुक्ति की ओर हमें आहवान करने 
वाली वह वाणी किसी न किसी रूप में हमारे साय सदा वर्तमान 

रहती है। हमारा यहाँ जो जन्म हुआ है वह मी इसी वाणी के कारणः 
हमारी प्रत्येक गति ही इसी के लिये है | हम जानें या न जाने, किन्तु 
हम सभी मुक्ति की ओर चल रहे ह, जान कर या अनजाने हम उसी 
वाणी का अनसरण कर रहे 


१३६ ज्ञानयोग 


उस वाणी का अनुसरण जब हम करते हैं तभी हम नीति- 
परायण होते हैं | केळ जीवात्मा ही नहीं किन्तु छोटे से छोटे जड़ 
परमाणु से लेकर ऊचे से ऊँचे मनुष्यों तक सभी ने वह स्वर सुना 
है, और सत्र उसी की दिशा में दोड़े जा रहे है। और इस चेष्टा में 
या तो हम परस्पर मिल जाते हैं या एक दूसरे को धक्का देते है । 
और इसी से प्रतिद्वन्द्रिता, हप, सघर्ष, जीवन, सुल और मृत्यु आदि 
उत्पन्न होते हैं और उस वाणी तक पहुँचने के लिये यह जो संघष 
चछ रहा है यह समस्त जगत्‌ उसी का परिणाम मात्र है। यही 
हम सत्र करते चछ रहे है | यही व्यक्त प्रकृति का परिचय है। 


इस वाणी के सुनने से क्या होता है ! इससे हमारे सामने 
का दृश्य परिवर्तित होने लगता है | जैसे ही तुम इस स्वर को सुनते 
हो और समझते हो कि यह क्या है, बेसे ही तुम्हारे सामने का 
समस्त दशय बदल जाता है। यही जगह जो पहले माया का वीभत्स 
युन्गक्षेत्र था, अब और कुछ--अपेक्षाकुत अधिक घुन्दर--हो जाता 
है। तब फिर हमे प्रकृति को कोसने की कोई आवश्यकता नही रह जाती। 
जगत्‌ वडा वीमत्स है अथवा यह सब वृथा है यह बात भी कहने की 
आवश्यकता नहीं रह जाती; रोने चिल्‍छाने की भी आवश्यकता नहीं 
रह जाती । जैसे ही तुम इस स्वर को छुन पाते हो, पैसे ही तुम्हारी 
समञ्च में आ जाता है कि यह सब चेष्टा, यह युद्ध, यह प्रतिद्वन्द्रिता, 
यह गडवड, यह निष्हुरता, यह सव छोटे छोटे छुखों का प्रयोजन 
क्या है | तत्र यह स्पष्ट समझ मे आता है कि यह सब प्रकृति क 
स्पमाव से ही होता है; हम सब जान क़र अथवा अनजाने उसी स्वर 
की ओर अग्रसर हो रहे है, इसीलिये यह सव हो रहा है। अतएव 


माया और मुक्ति १३७ 


समस्त मानव जीवन, समस्त प्रकृति उसी एक मुक्तभाव को अभिव्यक्त 
करने की चेष्टा कर रही है, वस; सूर्य मी उसी ओर चळ रहा है, 
पृथिवी भी उसी के लिये सूर्य के चारों ओर भ्रमण कर रही है, चन्द्र 
भी इसीलिये पृथिवी के चारों ओर घूम रहा है । उसी स्थान पर पहुँ- 
चने के लिय समस्त ग्रह-नक्षत्र भ्रमण कर रहे है और वायु बह रही 
है। उसी मुक्ति के लिये बिजली तीन घोष करती है और उसी के 
लिये मृत्यु भी चारो ओर धूम फिर रही है। सभी उस दिशा मे. जाने 
के लिये चेष्टा कर रहे हैं। साधु ढोग भी उसी ओर जा रहे हैं, 
बिना गये वे रह ही नहीं सकते, उनके लिये यह कोई प्रशंसा 
की बात नहीं है। पापी लोगो की भी यही दशा है। खूब 
दान देने बाला व्यक्ति भी वही सब ठक्ष्य बना कर सूरळ भाव 
से चल रहा है, बिना चले वह रहे ही नहीं सकता; और भयानक 
कृपण व्यक्ति भी उसी को लक्ष्य बनाकर चळ रहा है। जो: 
महासत्कर्मरीळ हैं उन्होने मी उसी वाणी को सुना है, वे सत्कम किये 
बिना रह ही नहीं सकते, और बड़े आळसी व्यक्ति का भी यही हाळ 
है। एक व्यक्ति का पदस्खळन दूसरे की अपेक्षा अधिक हो सकता है 
और जिस व्यक्ति का पदस्खलन अधिक होता है उसे हम दुबै 
कहते है और जिसका कम होता है उसे सज्जन या सत्‌ कहते है ! 
अच्छा या बुरा ये दो भिन्न वस्तुये नहीं हैं, बल्कि एक ही है; उनके 
चीच का भेद प्रकारगत नहीं, परिणामगत है । 


अब देखिये, यदि यही मुक्तमाव रूपी शक्ति वास्तव में समस्त 
जगत्‌ मे कार्य कर रही है' तो हमारे विशेष आलोच्य विपय--घर्म भै 


उसका प्रयोग करने पर हम देख पाते हैं--सभी धर्म इसी एक भाव के 


१३८ ज्ञानयोग, 


द्वारा नियमित हैं | अत्यन्त निम्न कोटि के धमा को लीजिये. तो शायद 
किसी मृत पूर्वपुरुप की अथवा किसी निष्छुर देवता की उपासना हो 
रही है किन्तु उनके उपास्य इन देवताओं अथवा मृत ूर्वपुरुपाँ की 
धारणा क्या है? धारणा यह है; कि वे प्रकृति से उपर हैं 
इस माया के द्वारा वे बद्ध नहीं है। हाँ, प्रकृति के बारे, मे 
उनकी धारणा अवश्य ही सामान्य है। बे केवळ आकर्षण और 
बिप्रकर्षण इन दोनो शक्तियों से परिचित है । उपासक, जो कि एक 
मूर्ख अन्नानी व्यक्ति है उसकी विल्कुळ स्थूल धारणा है कि वह घर 
की दीवार को भेद कर नही जा सकता अथवा शून्य मे उड़ नहीं 
सकता | अतः इन सत्र वाधाओ को अतिक्रमण करना या न 
करना इसके अतिरिक्त शक्ति की उच्चतर धारणा उसे है ही 
नही; अतएव बह ऐसे देवता की उपासना करता है जो दीवार 
भेदकर अथवा आकाश मे होकर आ जा सकते है अथवा जो अपना 
रूप परित्रतित कर सकते है । दार्शनिक भाव से देखने पर इस प्रकार 
की देवोपासना मे क्या रहस्य छिपा है ? रहस्य यही है कि यहाँ भी, 
वही मुक्ति का भाव मौजूद है, उनकी देवता की धारणा परिज्ञात 
प्रकृति की धारणा से उन्नत है । और जो उनसे अधिक उन्नत देवों 
के उपासक है उनकी मी उसी मुक्ति की दूसरे प्रकार की धारणा 
है। जैसे जैसे प्रकृति के सम्बन्ध में हमारी धारणा उन्नत होती जाती 
है वसे ही प्रकृति के प्रभु आत्मा के सम्वन्ध में भी वह उन्नत होती 
जादी है; अन्त मे हम एकेश्खाद मे पहुँच जाते है। यही माया-- 
यही प्रकृति रह जाती है, और इसी माया के एक प्रभु रह जाते है 
यही हमारी आशा का स्थळ है । हैं 


माया और सुक्ति १३९. 


जहाँ पहले पहल इस एक्रेत्रखाद के सूचक भाव का 
आरम्भ होता है वही वेदान्त का भी आरम्भ हो जाता हं। वेदान्त 
इससे मी अधिक गम्भीर अन्तेषण करना चाहता है | वह कहता ह 
इस माया प्रपञ्च के पीछे जो एक आत्मा मौजूद है| जो माया का 
स्रामी है पर जो माया के अधीन नही हैं,' वह हमे अपनी ओर 
आकर्षित कर रहा है और हम सब मी धीरे धीरे उसी की ओर 
चल रहे है; यह धारणा तो ठीक ही है, किन्तु अभी भी यह 
धारणा शायद स्पष्ट नही हुई है, अभी तक यह दर्शन अस्पष्ट और 
अस्फुट है यद्यपि वह स्पष्ट रूप से युक्तिविरोधी नहीं हैं। जिस 
प्रकार आपके यहाँ ग्राथेना मे कहा जाता है-- मेरे झर, तेरे अति 
निकट, (Nearer, my God, to Thee) बेदान्ती भी ऐसे ही प्रार्थना 
करेगा, केवळ एक शब्द वदरूकर-- मेरे ईश्वर, मेरे अति निकट 
(Nearer, गए (3०१, ० ५2) ' | हमारा चरम लक्ष्य वहुत दूर है, बहुतः 
दूर; प्रकृति से अतीत प्रदेश मे, और हम उसके निकट धीरे धीरे 
अग्रसर हो रहे है; इस दूरी के भाव को धीरे धीरे हमें और अपने 
निकट छाना होगा किन्तु आदर्श की पवित्रता और उच्चता को 
अक्षुण्ण रखते हु । मानो यह आदर क्रमशः हमारे निकटतर होता 
जाता है- अन्त मे सर्ग का ईर मानो प्रकृतिस्थ ईतर वन जाता है, फिर 
प्रकृति मे और ईश्वर मे कोई भेद नही रहजाता, वही मानो इस देह- 
मन्दिर के अघिष्ठातृढेवता के रूप में, और अन्त मे इसी देवमन्दिर के 
रूप मे जाना जाता है और बही मानो अन्त मे जीवात्मा और मनुष्य 
के रूप मे सामने आता है। और यही वेदान्त की शिक्षा का अन्त 
है। जिसको. ऋषिगण विभिन्न स्थानों मे खोजा करते थे वह तुम्हारे 
अन्दर ही है। वेदान्त कहता है- तुमने जो वाणी सुनी थी वह ठीक 


१४० ज्ञानयोग 


सुनी थी, किन्तु उसे सुनकर तुम ठीक मार्ग पर नहीं चढे । जिस 
मुक्ति के महान्‌ आदर्श का तुमने अनुभव किया था वह सत्य है, किन्तु 
उसे बाहर की ओर खोजकर तुमने भूछ की । इसी भाव को अपने 
,निकट और निकटतर छाते चलो जब तक कि तुम यह न जान छो कि 
यह मुक्ति, यह स्वाधीनता तुम्हारे अन्दर ही है, वह तुम्हारी आत्मा 
की अन्तरात्मा है। यहद मुक्ति बराबर तुम्हारा स्वरूप ही था, और 
माया ने तुम्हे कभी मी आक्रान्त नहीं किया । तुम्हारे ऊपर शक्ति 
बिस्तार करने की माया की कमी सामर्थ्य ही न थी। वाळक को 
भय दिखोन पर जो बात होती है उसी प्रकार तुम भी स्वप्न देख 
रहे थे कि प्रकृति तुम्हे नचा रही है और इससे मुक्त होना तुम्हारा 
ठक्ष्य है । केवळ इसे बुद्धि से जानना ही नहीं, प्रत्यक्ष करना, अपरोक्ष 
करना, हम इस जगत्‌ को जितने स्पष्ट रूप से देखते है उससे 
अधिक स्पष्ट रूप से देखना |तभी हम मुक्त होंगे, तमी हमारी गड़बड़ 
समाप्त होगी; तभी हृद्य की समस्त चञ्चलता स्थिर हो जायगी, तभी 
सारा टेढापन सीधा हो जायगा, तभी यह बहुत्वश्रान्ति चछी जायगी, 
तभी यह प्रकृति, यह माया अभी के भयानक अवसादकारक स्वप्न न 
होकर अति सुन्दर रूप मे दीखेगी, और यह जगत्‌ जो इस समय 
कारागार के समान प्रतीत हो रहा हे वह ऐसा न होकर क्रीड़ाक्षेत्र 
के रूप मे दीख पड़ेगा, तव सब रिपत्तियॉ, विश्रुंसलाये, और तो और, 
हम जो सब यन्त्रणाये मोग रहे है वे मी ब्रह्ममाव मे परिणत हे 
जायेंगी--उस समय वे अपने प्रकृत स्वरूप मे दीख पड़ंगी--सभी 
वस्तुओ के पीछे, सभी का सारसत्ता स्वरूप वह मौचूद है ऐसा मालूम 
पडेगा और माछूम पड़ेगा कि वही हमारा वास्तविक अन्तरात्मा 
स्वरूप हे! 


७. ब्रह्म और जगत्‌ 


अद्वैत वेदान्त के इस विषय की धारणा करना अत्यन्त कठिन हैः 
कि जो ब्रह्म अनन्त है वह सान्त अथवा स॒सीम किस प्रकार हुआ ॥ 
यह. प्रश्न मनुष्य सबैदा करता रहेगा किन्तु जीवन भर इस प्रश्न का 
विचार करते रहने पर मी उसके हृदय से यह प्रश्न कमी दूर नही 
होगा--जो असीम है वह सीमित कैसे हुआ? मैं अब इसी प्रश्न को 
लेकर आलोचना करूँगा । इसको ठीक प्रकार से समझाने के लिये में: 
नीचे दिये हुये चित्र की सहायता ढेँगा। 


(क)ब्रह्म। इस चित्र मे (क) ब्रहम है और (ख) है जगत्‌ | 
(म) | तल्ल ही जगत्‌ हो गया है। यहाँ पर जगत्‌ शब्द से 
द्वेश | तक जड जगत्‌ ही नही किन्तु सूक्ष्म तथा आध्या-- 
काळ | मिक जगत्‌ भी उसके साथ ग्रहण करना होगा-- 
निमित्त | सर्ग, नरक--एक शब्द मे, जो कुछ भी है जगत 

(ख) जगत | शब्द से यह समस्त ही छिया जायगा। मन एक 

प्रकार के परिणाम का नाम है, शरीर एक दूसरे प्रकार के परिणाम का-- 
इत्यादि, इत्यादि। यही सव कुछ लेकर जगत्‌ है। यही ब्रह्म (क) जगत 
(ख) वन गया हे-देश-काल-निमिच (ग) मे से होकर आने से, यही 
भद्वतवाद की मूल बात है। देश-काळ-निमित्त रूपी कॉच मे से हम 
रत को देखने है, और इस प्रकार नीचे की ओर से देखने से व्रह हंमे 
जगत्‌ के रूप म टीखता है। इससे यह स्पष्ट है कि जहे ब्रहम है 
वहीं दश-काळ-निमित्त नही है | काल वहों रह नहीं सकता, कारण: 


१४२ ज्ञानयोग 


कि वहाँ न मन है, न चिन्ता | देश भी वहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि 
चहो कोई परिणाम नहीं है । गति एवं निमित्त अथवा कार्यकारण- 
भाव भी वहो नहीं रह सकता जहाँ एक मात्र सत्ता विराजमान है । 
यही बात समझना और अच्छी तरह धारणा बनाना हमारे लिये अत्यावश्यक 
है कि जिसको हम कार्यकारणमाब कहते है वह ब्रह्म के प्रपञ्च रूप 
मे अत्रनत भाव को प्राप्त- होने के बाद ( यदि हम इस भाषा का 
प्रयोग करे तो ) ही होता है, उससे पहले नही; और हमारी इच्छा 
वासना आदि जो कुछ है वह सब उसके बाद आरम्भ होता है। मेरी 
वराबर यही धारणा रही है कि शोपेनहावर ( 9०००९०५०" ) वेदान्त 
के समझने मे यहीं-पर भ्रम में पड़ गये है कि उन्होंने इस ' इच्छा ! 
को ही स्स्व मान लिया है। वे ब्रह्म के स्थान मे इस ' इच्छा ' को ही 
बैठाना चाहते है । किन्तु पूर्ण ब्रह्म का कमी भी ' इच्छा ? ( ४४) कह 
-कर वर्णन नहीं किया जा सकता, कारण, इच्छा जगद्मपञ्च के अन्त- 
गर्ते है और इसीलिये परिणामशीळ है, किन्तु ब्रह्म मे ( ग' के अर्थीत्‌ 
देश-काछ-निमित के ऊपर ) किसी प्रकार की गति नहीं है, किसी 
प्रकार का परिणाम नही है। इस (ग) के -नीचे ही गति है- बाह्य 
और आभ्यन्तर सभी प्रकार की गति का आरम्म इसके नीचे ही है 
और इसी आम्यन्तरिक-गति को ही चिन्ता कहते है । अत: (ग) के 
ऊपर किसी प्रकार की इच्छा नहीं रह सकती, अतएव “इच्छा 
जगत्‌ का कारण नहीं हो सकती ।और मी निकट आकर देखो; 
हमारे शरीर की सभी गतिया इच्छा से प्रेरित नही होतीं। में इस कुर्सी 
को उठाता हुँ | यहे पर इच्छा अवश्य ही उठाने का कारण है। यह 
इच्छा ही पेशियों की श्रित के रूप में परिणत हो गई है। यह वात 
ठीक है। किन्तु जो शक्ति कुर्सी उठाने का कारण है.वही शक्ति 


ब्रह्म और जगत्‌ (१४३ 


हुदय मे फेफड़ों को भी चला रही है किन्तु “इच्छा ? के रूप में नहीँ 
इन दोनों शक्तियों को एक मान लेने पर मी जिस समय यह ज्ञान की 
भूमि मे आती है उसी समय इच्छा? कहलाती है, किन्तु इस मूमि मे 
आरोहण करने के पहले इसको ' इच्छा? नाम से पुकारना भूछ होगी। 
इसी कारण से शोपेनहावर के दर्शन मे बढी गडबडी हो गई है। 
इसके वजाय यदि हम ' प्रज्ञ ' और 'संबित्‌ दो शब्दों का प्रयोग 
करे तो अधिक उपयुक्त होगा। ये दो शब्द मन की सभी प्रकार की 
अवस्थाओं के सम्बन्ध मे व्यवहृत हो सकते है । प्रज्ञा और संबित ठीक 
ठीक ज्ञान की अवस्था अथवा ज्ञान के पूर्व की अवस्था नहीं है, किन्तु 
इसे मानसिक परिणामसमूह का एक साधारण भाव कहा जा सकता है। 


जो हो, इस समय हम यह विचार करेगे कि हम कोई प्रश्न क्यों 
करते हैं ¦ एक पत्थर गिरा और हमने प्रश्न किया, इसके गिरने का 
क्या कारण है ! इस प्ररन का औचित्य अथवा सम्भावना इस अनुमान 
अथवा धारणा के उपर निर्भर करता है कि जो कुछ होता है उसके 
पहले ही और कुछ हुआ है या हो जुका है! मेरा अनुरोध है कि इस 
चारणा को आप अपने मन मे खूब स्पष्ट रखिये, कारण, जैंसे ही हम 
रन करते हैं कि-यह घटना क्यो हुई, वैसे ही हम मान छेते है कि 
समी वस्तुओं को, सभी घटनाओं का एक 'क्यों' रहता ही है | अर्थात्‌: 
उसके घटने के पहले और कुछ उसका पू्ववर्ती रहेगा ही । इसी 
परवर्तिता और परर्तिता को ही निमित्त अथवा ' कार्यकारणभाव ? 
कहते हैं। और जो कुछ हम देखते, सुनते और अनुभव करते हे? 
सक्षप म जगत्‌ का सभी कुछ, एक बार कारण और-एक बार कार्य 
वनता ६। एक वस्तु अपने वाइ आने वाळी वस्तु का कारण बनती है 


१४४ ज्ञानयोग । 
और बही वस्तु अपनी पर्व्रती किसी अन्य वस्तु का कार्य मी है। इसी 
को कार्यकारण कहते है। यही हमारा स्थिर विश्वास है | हमारा विशवास 
है कि जगत्‌ के प्रत्येक परमाणु का अन्य सभी वस्तुओं के साथ 
जैसा भी कुछ क्यों न हो, कोई न कोई सम्बन्ध रहता ही है । हमारी 
यह धारणा किस प्रकार से बन गई इस बात को लेकर बहुत वाद- 
विवाद हो चुके है। योरप में अनेक सहज प्राज्ञ ( 9070७ ) दारीनिक 
है जिनका यह विश्वास है कि यह मानव जाति की स्वाभाविक धारणा 
है और बहुत से छोगों का विचार है कि यह धारणा अनुभवजनित है 
किन्तु इस प्रश्‍न की मीमांसा अमी तक हो नही पाई । वेदान्त इसकी 
क्या मीमांसा करता है यह हम बाद में देखेंगे। अतएव पहले तो हमे 
यह समझना है कि “क्यों? का प्रश्न इस धारणा के ऊपर निर्भर 
रहता है कि इसके पूर्व कुछ हो चुका है और इसके बाद भी कुछ 
होगा। इसी प्रश्न में एक अन्य विश्वास भी अन्तर्निहित रहता है कि 
जगत्‌ का कोई भी पदार्थ स्वतंत्र नहीं है, सभी पदार्थों के ऊपर उनके 
बाहर स्थित अन्य कोई पदार्थ मी कार्य कर सकता है । जगत्‌ के सभी 
पदार्थ इसी प्रकार परस्पर सापेक्ष है--एक दूसरे के आधीज़ हैं--कोई 
भी स्तरतंत्र नहीं है । जब हम कहते है कि “ ब्रह्म के ऊपर किस शक्ति 
ने कार्य किया? ” तब हम यह भूल करते है कि हम ब्रह्म को जगत्‌ के 
अन्तर्गत किसी वस्तु के समान मान बैठते है। यह प्रश्न करते ही हमे यह 
अनुमान करना पड़ेगा कि वह ब्रह्म भी किसी अन्य वस्तु के आधीन 
है-घह निरपेक्ष ब्रह्मसत्ता भी किसी अन्य वस्तु के द्वारा बद्ध है। 
अर्थात्‌ ब्रह्म, अथवा ' निरपेक्ष सता” शब्द को हम जगत्‌ के समान 
समझते है । ऊपर बताई हुई रेखा के उपरतो देश-काछ-निमित्त 
है ही नहीं; कारण, वह एकमेताद्वितीयम्‌-मन के अतीत वस्तु 


ब्रह्म ओर जगत्‌ १४५ 


है। जो केत्रल अपने अस्तित्व में स्वयं ही प्रकाशित है, जो. 
एक मात्र, एकमेवाद्वितीयम्‌ है उसका कोई कारण हो ही नहीं सकता । 

जो मुक्तस्त्रमाव है, खतंत्र है उसका कोई कारण नही हो सकता, 
क्योकि, ऐसा होने पर वह मुक्त नहीं, रहेगा, बद्ध हो जायगा। जिसके: 
भीतर आपेक्षिकता है वह कमी मुक्तस्रभाव नहीं हो सकता।< 
अतएव अब आपने देख लिया कि अनन्त सान्त कैसे हुआ, यह 
प्रश्न ही श्रमात्मक और स्त्रविरोधी है। 


यह सब सूक्ष्म विचार छोड़ कर सीधे सादे भाव्‌ से भी हम इस 
विषय को समझा सकते है । मान ठो, हमने समझ लिया कि ब्रह्म किस 
प्रकार जगत्‌ हो गया, अनन्त किसँ प्रकार सान्त हो गया), तब क्या 
ब्रह्म ब्रह्म ही रह गया, और क्या अनन्त अनन्त ही रह गया १ ऐसा . 
होने पर अनन्त सान्त ही हो गया | साधारण रूप से हम ज्ञान किसे, 
कहते है! जो कोई विपय हमारे मन के विषयीभत हो जाता है 
अर्थात्‌ मन के द्वारा सीमाबद्ध हो जाता है वही हम जान सकते है, 
और जब वह हमारे मन के बाहर रहता है अथोत्‌ मन का विषय नहीं 
रहता तब हम उसे नहीं जान सकते। अब यह स्पष्ट हो गया कि. 
यदि यही अनन्त ब्रह्म मन के द्वारा सीमावद्ध हो- गया तो फिर. अब 
वह अनन्त नही रहा, वह सान्त हो गया | मन के द्वारा जो कुछ भी 
सीमवद्ध है वह सभी ससीम है। अतएव, उसी “ब्रह्म को जानना? 
यह वात भी स्तरतिरोधी ही है । इसीलिये इस प्रश्‍न का उत्तर अव तक 
नहीं मिला; कारण, यदि उत्तर मिळ जाय तो वह असीम नही रहेगा; 
र ज्ञात हो जाय तो उसका इख़रत्व नहीं रह सकता--वह - 
. हमारे दी समान एक व्यक्ति हो जायगा-इस कुर्सी के समान एक 


१४६ ज्ञानयोग 


वस्तु बन जायगा । उसको जाना नहीं जा सकता, वह सर्दा ही 
अङ्गेय है । किन्तु तब भी द्वैतवादी कहते हैं: कि वह केवळ “ज्ञेय. 
ही नहीं, उससे भी विशिष्ट और कुछ है। अब हमें इस बात को 
समझना होगा। आपको यह नहीं, समझना चाहिये कि अज्ञेयवादियों 
के ईर के समान वह अनेय है।. दान्त स्वरूप देखो--सामने यह 
कुर्सी है, उसे मे जानता हूँ - वह मेरा ज्ञात पदार्थ है। और आकाश ' 
के बाहर क्या है, वहाँ कुछ लोगो की बस्ती है कि नहीं, यह 
चात शायद विल्कुछ ही अननेय है किन्तु ईसरर इन दोनों पदार्थों की 
मॉति ज्ञेय भी नहीं है और अन्गेय मी नहीं | किन्तु ईस्वर जिसे हम 
“ज्ञात? कहते हैं उससे और मी कुछ अधिक ज्ञात है-ईश्र को 
अज्ञात वा अङ्गेय कहने सें यही समझा जाता है, किन्तु जिस अर्थ में 
कुछ छोग कुछ प्रश्नों को अज्ञात या अजेय कहते हैं उस अर्थ मे 
नहों | ईश्वर शात से मी अधिक और कुछ है। यह कुर्सी हमारे लिये 
ज्ञात है, किन्तु हमारे लिये ईश्वर इससे भी अधिक ज्ञात है, कारण, 
पहले उसे जान कर--उसी के भीतर से--हमे' कुर्सी का ज्ञान ग्राप्त 
करना होता है, क्योंकि वह साक्षी स्वरूप है, सभी ज्ञान का वह 
अनन्त साक्षी स्वरूप है | हम जो कुछ मी जानते है, पहले उसे 
जान कर-उसी के भीतर से--जानते है। वही हमारी आत्मा का सार 
सत्ता स्वरूप है। वही वास्तविक “अह? है--वही ' अहं ? हमारे इस 
` अह्‌ ' का सार सत्ता स्वरूप है; हम उस'' अहं ' के भीतर से जाने 
विना कुछ भी नही जान सकते; अतएव सभी कुछ हमे ब्रह्म के 
भीतर से ही जानना पड़ेगा । अतएव इस कुर्सी को जानना होगा तो 
उसे ब्रह्म के भीतर से ही जानना होगा। अतएव ब्रह्म कुर्सी की 
अपेक्षा हमारे अधिक निकट हुआ, किन्तु फिर भी वह हमारे निकट 


ब्रह्म और जगत्‌ १४७ 


होने से बहुत ऊँचे पर रह गया | ज्ञात मी नहीं, अज्ञात भी नहीं, 
किन्तु दोनों की अपेक्षा अनन्त गुना ऊँचा। वह तुम्हारा आत्म- 
स्ररूप है। कौन इस जगत में एक क्षण भी जीवन धारण कर 
सकता, कौन इस जगत में एक क्षण को भी इवास-प्रश्‍्वास के कार्य 
का निर्वाह कर पाता यदि वह आनन्दस्वरूप इसके प्रति-परमाणु में 
विराजमान न रहता ? कारण, उसी की शक्ति से हम खास-प्रख्रास 
का कार्य निर्वाहित करते हैं और उसी के अस्तिव से हमारा भी 
अस्तित्व है। वह कोई एक विशेष स्थान पर बैठकर हमारा रक्त- 
सञ्चालन कर रहा है ऐसी वात नही है। तात्पर्य यही है कि वही 
समुदय जगत का सत्तास्वरूप है, वह हमारी आत्मा की भी आत्मा है 
आप किसी प्रकार मी यह नहीं कह सकते कि आप उसे जानते हँ-- 
इससे उसको बहुत नीच गिराना हो जाता है। आप हठात्‌ अपने भीतर से 
बाहर नहीं आसकते, अतएव आप उसे जान भी नहीं सकते। ज्ञान 
शब्द से ' विषयीकरण ? ( 0,७०४६००४०० )-वस्तु को वाहर छाकर 
विषय की भोति ( ज्ञेय वस्तु की मॉति ) प्रत्यक्ष करना समझा जाता 
है। उदाहरण स्व॒रूप देखिये, स्मरण करने मे आप वहुतसी वस्तुओं 
को £ विषयीक्षत ' करते है--मानो आप अपने ही स्वरूप को वाहर 
ग्रक्षेप करते हैं! सभी प्रकार की स्मृति-जो कुछ मैंने देखा है और जो 
कुछ में जानता हूँ, सभी मेरे मन मे अवस्थित है | इन सभी वस्तुओं 
की छाप या चित्र मेरे भीतर मौजूद है। जब मैं उनके विपय में 
सोचने की इच्छा करता हूँ, उनको जानना चाहता हैँ तो पहले इन 
सत्र को सानो बाहर प्रक्षेप करना पड़ता है। ईश्रर के सम्बन्ध मे ऐसा 
करना असम्मत्र है, कारण वह हमारी आत्मा का आत्मा स्वरूप है 
से वाहर प्रप नहीं कर पाते। छान्दोग्य उपनिपद मे कहा 


१४८ झानयोग 


है: स य एपोडणिमैतदात्यमिंद सबै तत्‌ सत्यं स आत्मा तत्वमसि 
खेतकेतो, ' जिसका अथ है, “वही सूक्ष्म स्वरूप जगत का कारण, 
सकळ वस्तुओं का आत्मा, वही सत्य स्वरूप है, हे खेतकेतो, तुम वही 
हो।” यही 'तत्वमसि” वाक्य.वेद्ान्त में सब से अधिक पवित्र वाक्य-- 
महावाक्य--कहलाता है और इस पूर्वाक्त वाक्यांश के द्वारा “त्वमसि ' 
का वास्तविक अर्थ क्या है यह भी स्पष्ट हो गया। 'तुम्ही वह हो! इसके 
अतिरिक्त स्र की और किसी माषा द्वारा आप बर्णन नहीं कर सकते। 
भगवान को पिता, माता, भाई या प्रिय मित्र कहने से उसको 'विषयीकृत ! 
करना पडता है--उसको बाहर लाकर देखना पड़ता है--जो कमी हो ही 
नहीं सकता । वह तो सभी विषयों का अनन्त बिषयी है। जिस प्रकार 
मै जब इस कुर्सी को देखता हूँ तो मै कुर्सी का द्रा हूँ--मै उसका 
विषयी हूँ, उसी प्रकार ईश्वर मेरी आत्मा का नित्य द्रष्टा है--नित्य ज्ञाता 
है--नित्य विषयी है । किस प्रकार आप उसको->अपनी आत्मा के 
अन्तरात्मा को--सब वस्तुओं की सार सत्ता को 'विषयीकृत” करेगे, 
बाहर छाकर देखेगे ? इसीलिये मै आप से फिर कहता हूँ कि ईर 
ज्ञेय भी नहीं है, अज्ञेय भी नहीं है, वह हेय और अज्ञेय दोनों से 
अत्यन्त ऊँचा है-ह हमारे साथ अभिन्न है, ओर जो हमारे साथ एक 
है वह हमारे लिये ज्ञेय अथवा अज्ञेय कुछ नहीं हो सकता, 
जैसे तुम्हारी आत्मा या मेरी आंत्मा ज्ञेय अथवा अज्ञेय कुछ नहीं है। 
आप अपनी आत्मा को नहीं जान सकते, आप उसे हिला डुछा नहीं 
सकते, न उसे ' विषय ' करके दृष्टिगोचर कर सकते हैं, कारण, आप 
स्वयै वही हैं, आप अपने को उससे पृथक नहीं कर सकते। आप 
उसको अज्ञेय भी नहीं कह सकते, क्योंकि अज्ञेय कहते ही प्रथम 
उसे विषय वनाना पड़ेगा--और यह हो नहीं सकता। आप 


त्र्मं ओर जगत्‌ ‘१४९ 


अपने निकट स्य जितने परिचित या ज्ञात है उसंस.अधिक्र कौन सी 
वस्तु आपको ज्ञात है १ वास्तव मे वह हमारे ज्ञान का केन्द्ररूप है। 
ठीक इसी प्रकार कहा जा सकता है कि ईशर ज्ञात भी नही है, अज्ञात 
भी नहीं, वह इन दोनो की अपेक्षा अनन्त गुना ऊँचा है, कारण, 
वही हमारी आत्मा का अन्तरात्मा स्वरूप है। 


अतएव हमने देखा कि पहेले तो यह प्रश्‍न ही स्वविरोधी 

है कि पूणबरहमसत्ता से जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ और दूसरे, 
- हम यह भी देखते हैं कि अद्भैतवाद मे ईश्वर की धारणा यही एकत्व 
है--अतः हम उसको विपयीकृत नहीं कर सकते, कारण, जान 

बूझकर या अनजाने, हम सदा ही उसी में जीवित और उसी मे 

रहकर समस्त कार्यकलाप करते है। हम जो कुछ भी करते हैं सव 

उसके भीतर से ही करते हैं। अब प्रश्न यह है कि देश-काल-निमित्त 

क्या है ! अद्दैतवाद का ममै तो यही है कि एक ही वस्तु है, दो नहीं। 

“किन्तु फिर हम कहते है कि वही अनन्त ब्रह्म देश-काछ-निमित्त 
के आवरण के द्वारा नाना रूप मे प्रकाशित हो रहा है। अतः अब 

यह माढूम होता है कि दो वस्तुये दे, एक तो वह अनन्त ब्रह्म 

और दूसरी देश-काल-निमित्त की समष्टि अर्थीत्‌ माया | आपाततः दो 

वस्तुये हैं, यही स्थिर सिद्धान्त माळूम होता है। अद्वेतवादी इसका 

उत्तर देते-है कि वास्तव में इस प्रकार दो नहीं हो सकते | यदि 

दो बस्तुयें मानेगे तो ब्रह्म की भॉति-जिसके ऊपर कोई निमित्त 

कार्य नहीं कर सकता--दो स्वतन्त्र सत्ताये माननी पड़ेगी । प्रथम 

तो काठ, देश और निमित्त ये तीनों ही खतन्त्र सदा नहीं हो सकतीं, 

काळ तो बिल्कुड ही खतन्त्र सत्ता नहीं है; हमारे मन के प्रत्येक 


१५० ज्ञानयोग 


परिवर्तन के साथ उसका परिवर्तन होता है ।, कमी कमी हम स्वप्न में 
देखते है कि हम कई वर्ष निरन्तर जी रहे है, और कमी कभी ऐसा 
बोध होता है कि कई मास एक ही क्षण मे गुज़र गये है । 


अतएत्र हमने देखा कि काळ आपके मन की अवस्था के ऊपर पूर्ण 
रूप से निर्भर रहता है। दूसरे, काल का ज्ञान कभी कभी बिळकुल 
ही नही रहता, और फिर आ जाता है। देश के सम्बन्ध मे मी यही 
बात है। हम देश का स्वरूप नहीं जान सकते | तथापि, उसका 
निर्दिष्ट लक्षण करना असम्भव होने पर भी वह है-इस बात को 
अस्वीकार करने का कोई उपाय नहीं है-वह अन्य किसी पदार्थ से 
पथक हो कर रह नहीं सकता । निमित्त अथवा कार्य-कारण भाव के. 
सम्बन्ध मे भी यही बात है। इन देश, काल और निमित्त मे हम यही 
एक विशेपता देखते है कि ये अन्यान्य वस्तुओं से पृथक होकर नहीं 
रह सक्ते । आप शुद्ध 'देश ? की कल्पना कीजिये कि जिसमे न 
कोई रंग है, न सीमा, चारों ओर रहने वाली किसी भी वस्तु से 
जिसका कोई संसर्ग नही दै। आप इसकी कल्पना कर ही नहीं 
सकते । आपको देरा सम्बन्धी विचार करते ही दो सीमाओ के बीच 
अथवा तीन वस्तुओं के बीच स्थित'देश की चिन्ता करनी होगी । 
अतः हमने देखा कि देश का अस्तित्व अन्य किसी वस्तु के ऊपर निर्भर 
रहता है। काल के सम्बन्ध मे भी यही बात है। झुद्ध काळ के 
सम्वन्ध मे आप कोई धारणा नही कर सकते । काल की धारणा करने 
पर आपको एक पूर्ववर्ती और एक परवर्ती घटना लेनी पड़ेगी और 
काळ की धारणा के द्वारा उन दोनों को मिळाना होगा । जिस प्रकार 
देश बाहर रहने वाढी दो वस्तुओं पर निर्भर रहता है इसी प्रकार 


ब्रह्म और जगत्‌ . ५९ 


काल भी दो घटनाओं पर निर्भर रहता -है। और ' निमित्त * अथवा 
' कार्यकारण भाव? की धारणा इन देश और काळ के उपर 
निर्यर रहती है। ' देश-काळःनिमित्त ' इन सत्र के भीतर विशेषत 
यही है कि इनकी स्त्रतन्त्र सत्ता नहीं है। इस कुर्सी अथवा उस 
दीवार का जैसा अस्तित्व है उनका वैसा मी नहीं है। वे जैसे -सभी 
वस्तुओं के पीछे छगी हुई छाया के समान है, आप किसी प्रकार 
भी उन्हे पकड़ नहीं सकते | उनकी तो कोई सता नहीं है--हम 
देख चुके है कि उनका वास्तविक अस्तित्व ही नहीं है-अधिक 
से अधिक वे छाया के समान है। और, वे कुछ मी नहीं है यह 
भी नहीं कहा जा सकता; कारण, उन्हीं के द्वारा जगत्‌ का ग्रंकाश 
हो रहा है--ये तीनो मानो स्त्रभावतः ही मिल कर नाना रूपों की 
उत्पत्ति कर रहे है। अतएव पहले हमने देखा कि इन देश-काल- 
निमित्त की समष्टि का अस्तित्व भी नहीं है और वे बिलकुछ असत्‌ 
( अस्तित्न गून्य ) भी नही है। दूसरे, ये कभी कमी बिलकुल ही 
अन्तर्हित हो जाते है। उदाहरण स्वरूप समुद्र की तरंगों को 
लीजिये | तरग अवश्य ही समुद्र के साथ अभिन्न है तथापि हम 
उसको तरंग कहकर समुद्र से पृथक रूप में जानते हैं | इस विभिन्नता 
का कारण क्या है नाम ख्म। नाम अथीत्‌ उस वस्तु के सम्बन्ध 
मे हमारे मन मे जो एक धारणा रहती है; और रूप अथीत्‌ आकार। 
फिर क्या तरंग को समुद्र से विळकुळ पृथक रूप मे हम सोच 
सकते है ! कमी नहीं । वह सदा ही इसी समुद्र की धारणा के ऊपर 
निर्भर रहती है। यदि यह तरग चढी जाय, तो रूप मी अन्तर्हित हो गया, 
किन्तु यह रूप विळकुळ ही श्रमात्मक था, यह वात नहीं | जब तक 
यह तरंग थी तव तक यह रूप था और आप को वाध्य होकर यह 


-१५्‌२ ज्ञाचयोग 


रूप देखना पडता था--यही माया है। अतएव यह समुदय जगत्‌ 
उसी ब्रह्म का एक विशेष रूप है। ब्रह्म ही वह समुद्र है और 
तुम और भै, सूय, तारे सभी उस समुद्र मे विभिन्न तरंग मात्र है। 
तरंगों को समुद्र से परथक्ष कौन करता है? वही रूप;' और वह 
रूप हैं केबल देश-काळ-निमित्त। ये देश-काठ-निमित्त मी सम्पूर्ण 
रूप से इन तरंगो के ऊपर निर्भर रहते है। तरंगें जैसे ही चढी 
जाती हैं बसे ही ये भी अन्तहित हो जाते हैं। जीवात्मा ज्योंही 
इस माया का परित्याग कर देता है उसी सभय उसके लिये वह, 
अन्तहित हो जाती है और वह मुक्त हो जाता है। हमारी सभी 
चेश्टाये इन देश-काछ-निमित्त के अतीत होने के लिये होनी चाहिय । 
वे सदा ही हमारी उन्नति के मार्ग में बाधा डाळ रहे हैं और हम 
सदा ही उनका ग्रास वनने से अपने को वचा रहे हैं। विद्वान 
खोग क्रमविकासवाद ( Theory of Evolution ) किसको कहते हैं ! 
इसके भीतर दो वाते है। एक तो यह कि एक प्रबल अन्तनिहित 
गूढ शक्ति अपने को प्रकाशित करने की चेष्टा कर रही है और 
चाहर की अनेक धटनाये उसमे वाधा पहुँचाती है--आस पास की 
परिस्थितियों उसको प्रकाशित नहीं होने दे रही हैं। अतः इन 
परिस्थितियों से युद्ध करने के लिये यह शक्ति नये नये शरीर 
वारण कर रही है। एक क्षुद्रतत कीटाणु उन्नत होने की चेष्टा मे 
एक और शरीर धारण करता है एवं कितनी ही वाधाओं को पराजित 
करके रहता है, और इसी प्रकार भिन्न मिन्न शरीर धारण करते 
हय अन्त में मनुष्य रूप में परिणत हो जाता है। अब यदि इसी 
तत्य को उसके स्वाभाविक चरम सिद्धान्त पर छे जाया जाय 
तो यह अवय स्वीकार करना पड़ेगा कि ऐसा समय आयेगा जब 


ब्रह्म और जगत्‌ : १५३ 


कि जो शक्ति कीटाणु के भीतर क्रीडा कर रही थी और जो अन्त 

में मनुष्य के रूप में परिणत हो गई वह समी बाधाओ को अति- 
क्रमण करेगी, बाहर की घटनाये उसको फिर वाधा नहीं पहुँचा 
,पायेगी । इसी वात को दाईनिक भाषा मे इस प्रकार कहना होगा-- 
अत्येक कार्य के दो अरा होते हैं; एक विषयी, दूसरा विषय । एक 
च्यक्ति ने मेरा तिरस्कार किया, मैंने अपने,को दुःखी अनुभव किया-- 
यहाँ भी ये ही दो बाते है, और हमारे सारे जीवन की चेष्टा क्या 
है! यही नकि अपने मन को इतनी दूर तक सरळ कर लेना 
, कि जिससे वाहर की परिस्थितियों पर हम अपना आधिपत्य कर 
सके, अर्थात्‌ उनके द्वारा हमारा तिरस्कार होने ,पर भी हम किसी 
चष्ट का अनुभव न करें | इसी प्रकार हम प्रकृति को पराजित करने 
की चेटा कर रहे है। नीति का अथे कया है! “अपने ' को 
` दढ करना--उसे क्रमशः सभी प्रकार की परिस्थितियों को सहन 
' कराना, जैसे आपका विज्ञान कहता है कि कुछ समय के बाद 
मलुष्य-शरीर समी अवस्थाओ को सहन करने में समर्थ होगा, और 
यदि विज्ञान की यह बात सत्य हो तो हमारे दर्शन का यही सिद्धान्त 
(अर्षीत्‌ एक ऐसा समय आयेगा जब हम सभी परिस्थितियों 
के ऊपर बिजय प्राप्त कर सकेगे) आकाटय युक्ति पर स्थापित 
हो गया, यही कहना पड़ेगा; कारण, प्रकृति सीमित है | 


यह वात भी अव समझनी होगी कि प्रकृति ससीम है । 
“प्रकृति ससीम है, कैसे जाना ? दीन के द्वारा यह जाना जाता है 
कि प्रति उस अनन्त का ही सीमावद्ध भाव मात्र है । अतए वह 
` सीमित है | अतएव एक समय ऐसा आयेगा जब हम बाहर की परि. 


"१७०७ शानयाग 


स्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकेगे। उनको पराजित करने का उपाय 
क्या है ? वास्तव मे तो हम बाहर के विषयों में परिवर्तन उत्पन्न'करके 
उनके ऊपर विजय प्राप्त कर नहीं पाते। छोटी सी मछली जल 
मे रहने बाळे अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा करना चाहती है । किस 
प्रकार बह इस कार्य को करती है ? आकाश मे उड़ कर, पक्षी बन 
कर | मछली ने जळ अथवा वायु में कोई परिवर्तन नहीं किया--जो 
कुछ भी पखिर्तन हुआ वह उसके अपने अन्दर ही हुआ । परिवर्तन 
सदा “अपने ' अन्दर ही होता है। इसी प्रकार हम देखते है कि 
समस्त क्रमविकास मे परिवर्तन ' अपने ? अन्दर ही होते होते, प्रकृति 
पर विजय ग्राप्त हो रही है। इसी तत्व का धर्म और नीति में प्रयोग करो 
तो देखोगे कि यहाँ मी “अश्युभजय ” “अपने ? भीतर परिवर्तन के 
द्वारा ही साधित हो रही है। सभी कुछ “ अपने ? ऊपर निर्भर रहता 
है। यह ` अपने ” के ऊपर जोर डालना ही अद्वैतवाद की बास्तबिक 
दढ भूमि है। “अशुभ, दुःख ' यह सब बात कहना ही मूल है, 
कारण, बहिजगत्‌ मे इनका कोई अस्तित्व नहीं है। क्रोध के 
कारणों के बार बार होने पर भी इन सब घटनाओं मे स्थिर 
भाव से रहने का यदि हमे अभ्यास होजाय, तो हमारे अन्दर 
क्रोष का उद्रेक कमी नहीं होगा। इसी प्रकार ,ढोग मुझसे 
चाहे कितनी ही घृणा करे, यदि मै उसका अपने उपर प्रभाव 
नही ठेता, तो मेरा भी उनके प्रति घृणामाव उत्पन्न नहीं होगा । 
इसी प्रकार ' अशुभजय ' करना पड़ता है--' अपनी ? उन्नति का 
साधन करके। अतएव आप देखते है कि अद्वैतवाद ही एकमात्र 
ऐसा धर्म है जो आधुनिक वैज्ञानिकों के सिद्धान्तो के साथ भौतिक 
और आध्यासिक दोनों ही दिशाओं मे मिल जाता है, इतना ही 


ब्रह्म और जगत्‌ १५५ 


नही वरन्‌ इन समी सिद्धान्तो से भी उच्चतर सिद्धान्तो को स्थापित 
करता है और इसी कारण से यह आधुनिक वैज्ञानिकों को बहुत 
माता है। वे देखते है कि प्राचीन द्वैतवादी धर्म उनके लिये पर्याप्त 
नहीं है, उनसे उनकी ज्ञान की भूख नहीं मिटती। किन्तु इस 
अद्वैतवाद मे उनके ज्ञान की भूख” मिटती है । केवळ दुद विख्वास 
रहने से ही मनुष्य का काम नहीं चढेगा, ऐसा विश्वास होना चाहिये 
जिससे उसकी ज्ञानवृद्धि चरितार्थ हो |यदि मनुष्य-से जो कुछ 
वह देखे उसी पर विश्वास करने को कहा जाय तो वह शीघ्र ही 
पागळखाने मे चछा जायगा। एक बार एक महिला ने मेरे पास 
एक पुस्तक भेजी-उसमे लिखा था, सभी बातों पर विश्वास करना 
उचित है| उसमे यह भी लिखा था कि मनुष्य की आत्मा अथवा इस 
प्रकार की अन्य किसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है। किन्तु सर्ग 
मे देव-देवियों हैं और एक प्रकाश का सूत्र हममे से प्रत्येक के मस्तक 
के साथ स्वर्ग का संयोग कर रहा है | लेखिका को इन सब वातो 
का पता कैसे छगा ! उन्होने प्रत्यादिष्ट होकर इन सब तत्यो को 
जाना था और उन्होने सुझसे भी इनपर विश्वास करने को कहा 
या। जव मैंने उनकी इन सव बातो पर विश्वास करना अस्त्रीकार 
कर दिया तब उन्होने कहा--“ तुम अवश्य ही बढे दुराचारी हो-- 
तुम्हारे छ्यि अब कोई आशा नहीं है। ” जो भी हो, इस उन्नीसवीं 
सताब्दी के अन्तिम भाग मे मी हमारे बाप-दादा से आया हुआ 
धमे ही एक मात्र सत्य है, अन्य जिस किसी स्थान में जिस-किसी 
भी धम का प्रचार हो रहा है वह अवश्य ही मिथ्या है--इस प्रकार 

की धारणा अनेक स्यानो मे है। इससे प्रमाणित होता है कि हमारे 

भीतर अभी भी अनेक दु्वेछताये है---ये ढुवेठताये दूर करनी होंगी । 


१७६ ज्ञानयोग 


०३ कक 


मे यह नही कहता कि यह दुर्वेळता केवल इसी देश में ( इंग्लैण्ड में ) 
ह- यह समी देशों मे है और जैसी मेरे देश में है वैसी तो कहीं 
भी नही है--और यह वहुत- ही भयानक रूप में है। इसीलिये 
अद्वैतवाद का प्रचार साधारण लोगों में कभी होने नहीं दिया गया। 
संन्यासी छोंग अरण्य (वन ) मे.इसकी साधना करते थे, इसी 
'कारण वेदान्त का एक नाम “ आरण्यक ? मी था । अन्त में भगवान 
की कृपा से बुद्ध देव ने आकर सर्व साधारण छोगों के वीच इसका 
अचार किया, उस समय समस्त जाति बौद्ध धर्म से जाग उठी । 
बहुत समय के वाद जव नास्तिको ने समस्त जाति को थ्स करने 
की फिर चेश की तव ज्ञानियों ने समझा कि भारत की नास्तिकता 
के अन्धकार को दूर करने के छिये एक मात्र उपाय यही धर्म है। 
दो वार इसने नास्तिकता से मारत की रक्षा की है। पहले, बुद्धंदेव 
के आने से पूर्व नास्तिकता अति प्रवळ हो उठी थी--योरोप अमेरिका 
के बिद्वानो मे आजकळ जेसी नास्तिकता है वैसी नहीं; ब्रह इससे 
भी भयङ्कर नास्तिकता थी | में एक प्रकार का नास्तिक हूँ, कारण 
मेरा विश्वास है कि केवछ पदार्थ का ही अस्तित्व है। आधुनिक 
: वैज्ञानिक नास्तिक भी यही कहते हैं, किन्तु वे उसे ' जड़ ' नाम 
से पुकारते है और में उसे ' ब्रह्म ” कहता हैँ। ये ' जड़वादी ' नास्तिक 
कहते हैं, इसी “जड़ ' से ही मनुष्य की आशा, भरोसा, धर्म सभी कुछ हैं। 
म कहता हूँ, श्रह्म' से ही सत्र कुछ हुआ है में इस प्रकार की नास्तिकता 
की वात नहीं कह रहा मे चावाको के मत की वात कह रहा हँ--खाओ, 
पिओ, मोज उड़ाओ; इत्र, आत्मा या स्वर्ग कुछ मी नही है, धर्म 
कुछ धूते दुष्ट पुरोहितो की कर्पना मात्र है-यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेत्‌ 
` ऋण इत्वा धृते पिवेत्‌ । ' इस प्रकार, की नास्तिकता बुद्धदेव 


ब्रह्म और जगत्‌ १५७ 


के आबिभीव के पूर्ण इतनी बढ़ गई थी कि उंसका एक नाम हो गया 
८ छोकायत दशन ? । इस प्रकार की अवस्था में बुद्धदेव ने आकर 
साधारण लोगों मे वेदान्त का प्रचार करके भारतवपे की रक्षा की। 
बुद्धदेव के तिरोधान के ठीक एक हजार वर्ष पश्चात्‌ फिर इसी प्रकार. 
की बात हुई । चण्डाल भी बौद्ध होने छग। नानाविध विभिन्न 
जातियों बौद्ध होने लगी । अनेक ठोग अति त्तीच जाति के होते हये 
भी बौद्ध धर्म ग्रहण करके बड़े सदाचारी बन गये | किन्तु इनमे नाना 
प्रकार के कुसस्कार थे--नाना प्रकार के टोने टोटके, मंत्र तेत्र और 
मूत-देवताओं मे बिश्वास था | वौद्ध धमे के प्रभाव से ये बाते' कुछ 
दिनो तक अवश्य दबी रही । किन्तु वे फिर प्रकट हो पड़ी | अन्त में” 
भारतवर्ष के वौद्ध धर्म में नाना प्रकार के विषयों की खिचड़ी हो गई । 
उस समय फिर से नास्तिकता के बादलों से भारत का आकाश ढक, 
गया-अच्छे परिवार के लोग सेच्छाचारी और साधारण छोग 
कुसंस्कारी हो गये। ऐसे समय मे झकराचार्य ने उठ कर फिर 
सें वेदान्त की ज्योति को जगाया । उन्होने उसका एक युक्ति- 
संगत त्रिचारूण दर्शन के रूप मे प्रचार किया । उपनिषदों मे विचार- 
माग वड़ा ही अस्फुट है | बुद्धदेव ने उपनिषदों के नीति-भाग के 
ऊपर खूब जोर दिया था, शकराचार्य ने उनके ज्ञान-माग के ऊपर 
अधिक ज़ोर दिया | उनके द्वारा उपनिषदों के सिद्धान्त युक्ति और 
विचार के द्वारा प्रमाणित और प्रणालीबद्ध रूप मे लोगों के 
समक्ष स्थापित हुए है | योरोप मे मी आजकल ठीक वही 
अवस्या उपस्थित है। इन नास्तिकों की मुक्ति के ल्यि- वे जिस- 
से बिश्वास करे इसके लिये--आप सारे संसार को इकड़ा 
करके गर्ना करे किन्तु वे बिखास नहीं करेंगे; वे युक्ति चाहते 


१५८" ज्ञानयाग 


हैं। अतः योरोप की मुक्ति इस समय इसी विचार द्वारा पवित्र 
हुये धर्म अद्वैतवादः के ,ऊपर निर्भर है; और एक मात्र यही अद्वैतवाद, 
यह निर्गुण ब्रह्म का भाव ही विद्वानों के ऊपर प्रभाव डाळ सकता 
है। जब कमी धर्म लुप्त होने का उपक्रम होता है और अधर्म का 
अम्युत्यान होता है तमी इसका आविभीव होता है। इसीलिये 
योरोप और अमेरिका में प्रवेश प्राप्त कर यह दढ़मूछ होता 
जा रहा है। 


इसमे केल एक बात और जोड़ देनी होगी । प्राचीन उप- 
निपद बडे उच्च कवित्व से पूर्ण हैं| उपनिषदों के वक्ता ऋषि ढोग 
महाकत्रि थे । आपको अवश्य ही याद होगा कि प्लेटो ने कहा है-- 
कवित्व के द्वारा भी जगत्‌ मे अलौकिक सत्य का प्रकाश होता है। 
मानों कबित् द्वारा उच्चतम स॒त्यों को जगत्‌ को देने के लिये 
बिघाता ने साधारण मनुष्यो से बहुत ऊँची पदवी पर आरूद्ध कवियों 
के रूप मे उपनिपदों के ऋषियों की सृष्टि की थी। वे प्रचार भी 
नही करते थें अथवा दार्शनिक बिचार भी नहीं करते थे और लिखते भी 
नही थे। उनके हृदय के झरने से संगीत का फुहारा बहता था । उसके 
वाद बुद्धदेव में हम देखते है---हृदय अनन्त सहनशक्ति बाळा--उन्होंने 
धर्म को सब साधारणोपयोगी बना कर प्रचार किया । असाधारण 
घीशक्तिसम्पन्न शंकराचार्य ने उसको ज्ञान के प्रखर आलोक मे 
प्रकाशित किया । हमको अब चाहिये कि इस प्रखर ज्ञान-सूय के साथ 
बुद्धदेव के इस अद्भुत हृदय- इस अद्भुत प्रेम और दया को, सम्मि- 
ढित करें । अत्यन्त ऊँचे दाशनिक भाव भी इसमे रहें, यह विचारपूत 
हो और साथ ही साथ इसमे उच्च हृदय, ग्रबळ प्रेम और 


ब्रह्म ओर जगत्‌ १५९? 


दया का योग रहे । तभी मणि और काञ्चन का योग होगा,; 
तभी बिज्ञान और धर्म एक दूसरे को सहयोग देगे। यही: 
भविष्य में धर्म होगा और यदि हम इसको ठीक ठीक छे सके तो 
यह निश्चयपूक कहा जा सकता है कि यह सभी काठ और 
अवस्थाओं के लिये उपयोगी होगा । यदि आप घर जाकर स्थिर भाव . 
स विचार करें तो देखगे कि सभी विज्ञानों मे कुछ न कुछ उुटि है। 
किन्तु ऐसा होने पर भी यह निश्चय जानिये कि आधुनिक विज्ञान 
को इसी एक मार्ग पर आना पडेगा--पड़ेगा क्यों--बह तो अभी भी 
इस ओर आ रहा है। जब कोई वड़ा वैज्ञानिक कहेता है कि सभी 
कुछ उस एक शक्ति का विकास है तब क्या आपके मन मे नहीं 
आता कि उस समय वे उपनिपदो मे वर्णित उसी ब्रह्म की महिमा का. 
कीतेन करते हैं ! 


अग्निययैको भुवन प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूप रूपं प्रतिरूपो वहिएच ॥ 
कठोपनिपद, २।२।९, 


४ जिस प्रकार एक ही अग्नि जगत मे . प्रविष्ट हो कर नाना 
रूपों में प्रकट होती है उसी प्रकार वह सब जीवों का अन्तरात्मा एक 
ब्रह्म नाना रूपो मे प्रकाशित हो रहा है और.बह जगत के वाहर भी 
है । ? बिज्ञान किस ओर जा रहा है, क्या आप नही समझ रहे है ! 
हिन्दू जाति मनस्तत्व की आलोचना करते करते दीन के द्वारा आगे 
वढी थी । योरोपीय जातियों बाह्य प्रकृति की आलोचना करते करते 
अग्रसर हुई । अव दोनों एक स्यान पर पहुँच रहे हैं। मनस्तत्र के 
भीतर होकर हम उसी एक अनन्त सार्वमौमिक सत्ता में पहुँच रहे है." 


१६० शानयोग 

जो सब वस्तुओं की अन्तरात्मा स्वरूप है, जो सब का सार और समी 
वस्तुओं का सत्यस्वरूप है, जो नित्यमुक्त, नित्यानंद और नित्यसत्तास्वरुप 
है। बाझ विज्ञान के द्वारा भी हम उसी एक तत्त पर पहुँचते है । यह 
समस्त जगत््रपञ्च उसी एक का विकास है- वह जगत्‌ में जो कुछ 
भी है उस सब का समष्टि स्त्रखूप है। और समग्र मानवजाति मुक्ति 
की ओर अग्रसर हो रही है, बन्धन की ओर वह कभी जा ही नहीं 
सकती । मनुष्य नीतिपरायण क्यों हो ? क्योंकि नीति ही मुक्ति का 
और हुर्नीति बन्धन का माग है । | 


अद्वैतवाद का एक और विशेषत्व यह है कि अद्वैत सिद्धान्त 
अपने आरम्म काळ से ही अन्य धर्मों या मतों को तोड़ फोड़ कर फेंक 
देने की चेष्टा नहीं करता। अद्वेतवाद का एक और महत्व यह है 
कि यह प्रचार करना महान्‌ साहस का कार्य है कि-- 
न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां करमसंगिनाम्‌ | 
जोषयेत्‌ सवेकमीणि विद्वान्‌ युक्तः समाचरन्‌ ॥ 
गीता, ३। २६ 
“ ज्ञानी लोगों को अज्ञ अतएव कर्म में आसक्त व्यक्तियों में 
बुद्धिमेद उत्पन्न नहीं करना चाहिये, विद्वान व्यक्ति को स्त्रय युक्त 
रह कर उन छोगों को सब प्रकार के कर्मों में नियुक्त करना 
चाहिये । ? 
अद्वैतवाद यही कहता है--किसी की बुद्धि को बिचलित मत 
करो, किन्तु सभी को उच्च से उच्चतर माग पर जाने में सहायता 
करो । अद्वैतत्राद जिस ईश्वर का प्रचार करता है वह समस्त जगत 


ब्रह्म और जगत्‌ १६१ 


का समष्टि स्वरूप है; यदि यह मत सत्य है तो यह अवश्य ही सब 
मतों को अपने विशाल उदर मे ग्रहण कर ढेगा । यदि ऐसा कोई 
सार्वजनीन घर्म है जिसका लक्ष्य सबको ग्रहण करना हो, तो उसका 
केवळ कुछ ठोगों के ग्रहण करने योग्य ईश्वर का एक विशेष भाव 
से प्रचार करने से काम नहीं चढेगा, उसमें सब भावों की समष्टि 
होना आवश्यक है। अन्य किसी मत में यह समष्टि का भाव उतना 
परिस्फुटित नही है, फिर भी वे सभी उसी समष्टि की प्राप्ति की चेष्टा कर 
- रहे है। बिशेष विशेष भावो का अस्तित्व केवल इसीलिये है कि वे 
सदा ही समष्टि बनने की चेष्टा करते रहते है। इसीलिये अद्वैतवाद के 
साथ भारतवर्ष के किसी भी सम्प्रदाय का पहले सें ही कोई विरोध 
नही था | भारत मे आजकल भी अनेक द्वैतवादी है, जिनकी सँख्या 
भी अत्यधिक है। इसका कारण हे, अशिक्षित छोगों के मन मे स्वभावतः 
द्वैतबाद का उदय होता है । द्वैतवादी कहते है कि यही जगत्‌ की एक 
विळकुछ स्त्रामाविक ब्याख्या है, किन्तु इन द्वैतवादियों के साथ अद्वैत- 
बादियो का कोई विवाद नही है | द्वैतवादी कहते है, “ ईश्वर जगत्‌ के 
बाहर है, वह स्त्रगे के बीच एक विशेष स्थान में रहता है।” अद्वैतवादी 
कहते है, “ जगत्‌ का झर उसका अपना ही अन्तरामा-खरुप है 

उसको दूखतौं कहना ही नास्तिकता है । उसको स्व में अथवा अन्य 
किसी दूरत प्रदेश में अवस्थित किस प्रकार कहते हो ? उससे पृथक 
होने का मावर मन मे छाना भी भयाभक है! वह तो अन्यान्य सव 
वस्तुओं से हमारे अधिक निकट है। ' तुम्ही वह हो '--इस एकत्व 
सूचक वाक्य को छोड़ किसी भी भाषा में ऐसा कोई शब्द 

नहीं है जिसके द्वारा उसकी निकटता प्रकट की जा सक्के | 

जिस प्रकार द्वेतवादी उद्वैतबादियों की वातो से डरते है और उसे 


१६२ ज्ञानयोग 


नास्तिकता कहते है, अद्वतवादी भी उसी प्रकार द्वैतवादियों की बातों 
से डरते और कहते है कि मनुष्य किस प्रकार उसको ( ईखर को ) 
अपनी ज्ञेय वस्तु समझने का साहस करता है ? ऐसा होने पर भी वे 
जानते है कि धमजगत्‌ मे द्वैतवाद का स्थान कहों पर है--वे जानत 
है कि द्वैतवादी अपने दृष्टिकोण से ठीक ही बात कहते हैं, अतः उनसे 
उनका कोई विवाद नहीं। जब तक वे समष्टिभाव से न देख कर 
व्यष्टि भाव से देखते है तब तक उन्हे अवश्य ही “अनेक” देखना 
पड़ेगा । व्यष्टि भाव की ओर से देखने पर उन्हें अवश्य ही भगवान 
को बाहर देखना पंडेगा-ऐसा न हो, यह हो ही नही सकता । वे 
कहेत हैं-- हमे अपने मत मे ही रहने दो।' फिर भी अद्वेतवादी 
जानेत है कि द्वैतवादियों के मत मे चाहे कितनी ही असम्पूर्णता क्यों 
न हो, वे सभी उसी एक लक्ष्य की ओर जा रहे है। इसी स्थान पर 
उनका द्वैतवादियों के साथ पूरा मतभेद है। संसार के सभी द्वैतवादी 
स्त्रभावतः ही एक ऐसे सगुण ईश्वर में विश्वास करते है जो एक उच्च 
शक्तिसम्पन्न मनुष्यमात्र है, और जिस प्रकार मनुष्य के कुछ प्रिय 
पात्र होते हैं, तथा कुछ अप्रिय पात्र, उसी प्रकार द्वैतवादियों के ईश्वर 
के भी होते है। वह बिना किसी कारण के ही किसी से तो सन्तुष्ट 
है, किसी से विरक्त । आप देखेगे कि सभी जातियों में ऐसे ढोग 
कितने ही है जो कहते हैं-* हम ईंख़र के अन्तरंग प्रिय पात्र है 
और कोई नहीं; यदि अनुतप्त हृदय से हमारी शरण मे आओ तभी 
हमारा ईशर तुम पर कृपा करेगा । ? और कितने ही द्वैतवादी ऐसे 
हैं, जिनका मत और भी भयानक है। वे कहते है--“ ईश्वर जिनके प्रति 

दयाङु है, जो उसके अन्तरंग हैं, वे पहले से ही ईर द्वारा “निर्दिष्ट 

है---और कोई यदि मांथा फोड़ कर भी मर जाय तो भी इस अन्तरग 


ब्रह्म और जगत्‌ १६३६ 


दछ के बीच प्रवेश नहीं पा सकता ।” आप मुझे ऐसा कोई मी द्वेत-- 
वादात्मक धर्म वता दीजिये जिसके भीतर यह संकीर्णता नहीं है। 
इसी कारण से ये सव धर्म सदा ही परस्पर युद्ध करते रहेंगे और 
करते रहे है। और ये द्वेतवादी धर्म सदा ही छोकप्रिय होते हैं, क्योकि 
अशिक्षितों के भाव सदा ही लोकप्रिय होते है। द्वैतवादी समझते है 
कि एक दण्डघारी ईर्त्रर के बिना किसी प्रकार की नीति ठहर ही नही 
सकती । मानछो एक छकड़ा गाड़ी का घोडा व्याख्यान देना प्रारम्भ 
करता है। वह कहेगा--“ लेन्दन के लोग बड़े खराव हैं; कारण वे हमें 
नित्यप्रति कोडे नहीं मारते।” वह स्वयं चाबुक खाने मे अम्यस्त हो 
गया है। इससे अधिक वह और क्या समझ सकता हैं! किन्तु वास्तव 
मे चाबुक की मार से लोग और भी खराब हो जाते है। गहरी 
चिन्ता करने मे असमर्थ छोग सभी देशो में द्वैतवादी हो जाति है । 
वेचारे गरीबों पर सदा ही अत्याचार होता रहा है। अत: उनकी 
मुक्ति की धारणा केरल इस दण्ड से मुक्ति पाना है। 
दूसरी ओर हम यह भी जानते है कि सभी देशो के चिन्ता्ीठ 
महापुरुषों ने इसी निर्गुण ब्रह्ममात्र को लेकर ही कार्य किया है।इसी भाव 
से मरकर ईसामसीह ने कहा है-'मै और मेरा पिता एक है।' इसी प्रकार का 
व्यक्ति छाखो व्यक्तियो मे शक्तिसञ्चार करने मे समथ होता है । यही 
शक्ति सहखों वर्ष तक मनुष्यो के प्राणों मे शुभ परित्राण देने वाळी 
शक्ति का संचार करती है। और हम यह भी जानते हैं कि ये महा- 
पुरुष अद्वितवादी थे, इसीलिये दूसरों के' प्रति दयासीळ ये। उन्होने 
साधारण लोगो को “ हमारा स्तरस्य पिता ' की शिक्षा ढी थी । साधा- 
रण लोग.जो सगुण ईश्वर से उच्चतर अन्य किसी भाव को धारण 
नहीं कर सकते थे उन्होंने उनको अपने स्तरमै मे रहने वाले पिता से 


१६३ ज्ञानयोग 


ग्रार्यना करना सिखाया । किन्तु यह भी कहा कि जव समय आयेगा 
तो तुम देखोगे कि मैं तुम्हीं मे हैँ, और तुम मुझमें हो, जिससे तुम सभी 
उस पिता के साय एक हो सकोगे जिस प्रकार में और मेरे पिता अभिन्न 
हैं। बुद्धदेव देवता, ईश्वर आदि को विशेष नहीं मानते थे । साधारण 
छोग उनको नास्तिक कहते थे किन्तु वे एक साधारण बकरी के लिये प्राण 
तक देने को प्रस्तुत थे। उन्ही बुद्धदेव ने, जो नीति मतुष्य-जाति के लिये 
सवोच्च ग्रहणीय हो सकती है, उसका प्रचार किया था। जहाँ कहीं 
भी आप किसी प्रकार का नीति-विधान पायेंगे, वहीं देखेगे कि उनका 
प्रभाव, उनका प्रकाश जगमगा रहा है | जगत्‌ के इन सब उच्च- 
हदय व्यक्तियों को आप किसी सङ्घीण दायरे में बाँध कर नहीं 
रख सकते, विशेषतः आज, जव कि मनुष्य जाति के इतिहास मे एक 
ऐसा समय आ गया है और सब प्रकार के ज्ञान की ऐसी उन्नति हुई 
है जिसकी सौ वर्ष पूर्व स्वप्न मे भी कल्पना न थी, यहाँ तक कि 
पचास वर्ष पवे जो किसीने स्वप्त मे मी नहीं सोचा था, ऐसे सभी 
प्रकार के वैज्ञानिक ज्ञान का ज्लोत वह चढा है। ऐसे समय में क्या 
लोगो को अब मी इस प्रकार के सङ्घीण भावों में आबद्ध करके रखा 
जा सकता है ? हों, लोग यदि विळकुळ ही पश्चुतुल्य चिन्ताहीन जड़ 
पार्थ के समान हो जायें तो यह सम्भव है। इस समय आवइ्य- 
कना है उच्चतम ज्ञान के साय उच्चतम हृदय, अनन्त ज्ञान के साथ 
अनन्त ग्रेम का योग करने की । अतएच वेदान्ती कहते है, उस 
अनन्त सचा के साब एकीभूत होना ही एक मात्र धर्म है, और वे 
भगवान को केवळ इतना ही बताते है--अनन्त सत्ता, अनन्त ज्ञान, 
अनन्त आनन्द; और वे कहते है कि ये तीनों एक है। ज्ञान और 
आनन्द के विना सत्ता कमी रह ही नही सकती । हमे यही सम्मेलन 


ब्रह्म और जगत्‌ १६५ 


चाहिये--इस अनन्त सत्ता, ज्ञान और आनन्द की चरम उन्नति-- 
एकदेशीय उन्नति नहीं | हमे चाहिये समी वातो की समान उन्नति । 
बुद्धदेव के समान महान्‌ हृदय के साथ महान्‌ ज्ञान का योग होना 
सम्भव है। मै आशा करता हूँ , हम समी उस एक लक्ष्य पर पहुँचने 
की प्राणपण से चेष्टा करेगे | 


८, जगत्‌ 
( बहिजंगत्‌ ) 


. सुन्दर पुष्पराशि चारों ओर सुगन्ध फैला रही है, प्रभात का 
सूर्य अत्यन्त सुन्दर रक्तवर्ण होकर उदित हो रहा है। प्रकृति नाना 
प्रकार के विचित्र रंगो से सजकर शोभायमान हो रही है, समस्त 
जगतृब्नह्लाण्ड सुन्दर है, और मनुष्य जब से पृथ्वी पर आया है तभी 
से इसका भोग कर रहा है। पर्वतमाळाये गम्भीर भावव्यंजक एवं भय 
उत्पन्न करनेवाढी हैं, प्रबल वेग से समुद्र की ओर बहने वाढी नदियों, 
पदचिन्हों से रहित मरु देश, अनन्त असीम सागर, तारो से भरा 
आकाश, ये सभी गम्भीर भावों से पूर्ण और भयोद्दीपक है--फिर भी 
मनोहर हैं | प्रकृति शब्द से कही जानेवाळी सभी सत्ताये अति- 
प्राचीन, स्मृति-पथ के अतीत काल से मनुष्य के मन के ऊपर कार्य 
कर रही है, वे मनुष्प की विचारधारा के ऊपर क्रमशः प्रभाव बढ़ा 
रही है और इस प्रभाव की प्रतिक्रिया रूप मे क्रमशः मनुष्य के हृदय 
मे यह प्रश्न उठ रहा है कि यह सब क्या है और इसकी उत्पत्ति 
कहाँ से हुईं अति प्राचीन मानव-रचना वेद के प्राचीन भाग मे भी 
'इसी प्रश्न की जिज्ञासा हम देखेत है। यह सब कहाँ से आया ? 
जिस समय अस्ति, नास्ति कुछ भी नहीं था, जब अन्धकार अन्धकार 
सं ढँका हुआ था तब किसने इस जगत का सजन किया * कैरे 
किया ? कौन इस रहस्य को जानता है ? आज तक यही प्रश्न चला 

आ रहा है। छाखो बार इसका उत्तर देने की चेष्टा की गई है, किन्तु 


जगत्‌ १६७ 


फिर भी छाखों बार उसका उत्तर पुन; देना पड़ेगा। ये सभी उत्तर 
अमपूर्ण हो, ऐसी वात नही है । प्रत्येक उत्तर मे कुछ न कुछ सत्य अवश्य 
हे--काळचक्र के साथ साथ इस सत्य का मी क्रमशः बळ बढ़ेगा। 
भैने भारत के प्राचीन दाशनिको के निकट इस प्रश्न का जो उत्तर 
सग्रह किया है, उसको आजकल के मानवीय ज्ञान के साथ मिठा कर 
आपके सामने रखने की चेश करूँगा | 


हम देखते है कि इस प्राचीनतम प्रश्न के कई विपय पहळे से 
ही विदित थे । प्रथम तो--/ जब अस्ति नास्ति कुछ भी नहीं था”-- 
इस प्राचीन वैदिक वाक्य से प्रमाणित होता है कि एक समय जगत्‌ 
नही था--ये प्रह नक्षत्र, हमारी धरती माता, सागर, महासागर, 
नदी, रैलमाछा, नगर, ग्राम, मानवजाति, अन्य प्राणी, उद्भिद, पक्षी, 
यह अनन्त प्रकार की सृष्टि, एक समय था जब यह नही थी--यह 
वात पहले से ही माळूम थी। क्या हम इस विषय मे नि'सन्देह है? 
यह सिद्धान्त किस प्रकार प्राप्त हो गया यह समझने की हम चेष्टा 
करेंगे । मनुष्य अपने चारो ओर क्या देखता है एक छोटे से उद्धिद 
को ही छीजिये। मनुष्य देखता है कि उद्भिद धीरे धीरे मिट्टी को हटा 
कर उठत। है, अन्त में बढ़ते बढ़ते एक विशाल वृक्ष हो जाता है, 
फिर वह मर जाता है--केवछ वीज छोड़ जाता है, मानो वह घूम 
फिर कर एक वृत्त को पूरा करता है । बीज से ही वह निकलता है, 
फिर वृक्ष हो जाता है और उसके वाद फिर बीज मे ही परिणत हो 
जाता है। पक्षी को देखिये, किस प्रकार वह अण्डे में से निकलता 
हे, सुन्दर पक्षी का रूप धारण करता है, कुछ दिन जीवित रहता 
है, अन्त में मर जाता है, और छोड़ जाता है अन्य कई अण्डे अधीत 


१६८ ज्ञानयोग 


भविष्य के पक्षियों के बीज | तियैग्जातियों के सम्बन्ध मे मी इसी 
प्रकार होता है और मनुष्य के सम्बन्ध में भी । प्रत्येक पदार्थ के ही 
जैसे कु बीज होते है, कुछ मूल उपादान होते है, कुछ सूक्ष्म 
आकार से लेकर स्थूल से स्थूलतर होते जाते है। कुछ समय तक 
ऐसे ही चछता है, फिर उसी सूक्ष्म रूप में जा कर उनका लय 
हो जाता है। वृष्टि की एक बूँद जिसके भीतर इस समय घुन्दर 
सूर्यकिरणे खेळ रही है, बायु के सहारे बहुत दूर जाकर पर्वत पर 
यहुँचता है, वहाँ बफे में परिणत हो जाता है, फिर जळ बन जाता 
है और सैकड़ों मीळ की यात्रा करके अपने उत्पत्तिस्थान समुद्र में 
पहुँच जाता है | हमारे चारो ओर स्थित समस्त प्रकृति का यही 
नियम है; और हम जानते है कि आजकल बर्फ की चट्टाने और 
नदियों बड़े बड़े पर्वतों क ऊपर क्रिया कर रही है, वे धीरे धीरे 
और निश्चित रूप से उन्हें ( पर्वतों को) धिस रही है, धिस कर 
उन्हें बाळू कर रही है, वही बाळू समुद्र मे जाकर गिर रही है-- 
समुद्र के अन्दर स्तर पर स्तर जम रही दै, अन्त मे वह पहाड़ की 
मॉति सख्त हो जाती है और भविष्य में वही पर्वत बन जायगी । 
फिर वह पिस कर बाळू बन जायगी--बस यही क्रम हे | ' बाळका 
से इन पर्वतमाळाओं की उत्पत्ति है और बाछुका मे ही इनकी 
परिणति है। बड़े बडे नक्षत्रों के सम्बन्ध में भी यही बात है; हमारी 
यह पृथ्वी मी नीहारिकामय एक विशेष पदाथ (४०७०।३७) से प्रारम्भ 
होकर क्रमशः शीतळ होती गई, अन्त मे हमारे निवास करने की 
भूमि के रूप मे एक विशेष आक्ृति की धरणी बन गई । भविष्य मे 
यह और भी शीतळ होते होते नष्ट हो जायगी, खण्ड खण्ड हो 
जायगी, घूछ हो जायगी, और फिर उसी मूल नीहारिकामय सूक्ष्म 


जगत्‌ १६९ 


रूप में परिणत हो जायगी । प्रतिदिनु हमारी ऑखों के सामने यही 
हो रहा है, स्मृति के अतीत काळसेही यह हो रहा है। यही 
मनुष्य का समस्त इतिहास है, प्रकृति का इतिहासं है, जीवन का 
इतिहास है। ; 


यदि यह सत्य हो कि प्रकृति अपने समी कार्यों में सम- 
ग्रणाळीत्रद्ध (७०४०००) है और आज तक किसी ने भी इसका 
खण्डन नहीं किया कि एक छोटा सा बाळू का कण जिस प्रणाली 
और नियम से सृष्ट होता है, प्रकाण्ड सूरय, तारे, यहाँ तक कि 
सम्पूर्ण जगतन्नहझाण्ड की सृष्टि में मी वही प्रणाली, वही एक नियम 
है; यदि यह स॒त्य हो कि एक परमाणु जिस कौशल से बनता है, 
समस्त जगत्‌ भी उसी कौशल से बनता है; यदि यह सत्य हो 
कि एक ही नियम समस्त जगत में प्रतिष्टित है तो प्राचीन वैदिक 
भाषा में हम कह सकते हैं, “ एक ढेला मिट्टी को जान कर हम 
जगतन्नह्माण्ड में जितनी मिट्टी है उस सबको जान सकते है।” 
एक छोटे से उद्भिद को लेकर उसके जीवनचरित की आलोचना 
करके हम जगतन्नहाण्ड का स्वरुप जान सकते हैं। वाळू के एक 
कण की गति का पर्यवेक्षण करके हम समस्त जगत्‌ का रहस्य जान 
सकेगे । अतएव ऊपर की हुई आलोचना के परिणाम को जगत्‌- 
ब्रह्माण्ड के ऊपर प्रयोग करके हम यही देखते है कि सभी वस्तुओं 
का आदि और अन्त प्रायः एक सा होता हैं। पेत की उत्पत्ति 
चालुका से, भौर वालुका में ही उसका अन्त है; वाष्प से नदी 
चनती है और फिर वाष्प हो जाती है; बीज से उद्भिद होता है 
और फिर बीज बन जाता है; मानव जीवन मनुष्य के जीवाणु रूपी 


१७० ज्ञानयोग 


बीज से आता है और फिर जीवाणु में ही चळा जाता है। नक्षत्र- 
पुञ्ज, नदी, ग्रह, उपग्रह सब नीहारिका-अवस्था से बनते है और 
फिर उसी अवस्था में लौट जाते है। इससे हम क्या सीखते 
है! सीखते यही हैं कि व्यक्त अथीत्‌ स्थूल अवस्था कार्ये है; सूक्ष्म 
भाव उसका कारण है। समी दर्शनों के जनक स्वरूप महर्षि कपिल 
बहुत दिन पहले प्रमाणित कर चुके है, “ नाश: कारणळयः |” 


यदि इस मेज का नाश हो जाय तो यह केवळ अपने कारण 
रूप मे लौट जायगी--बह सूक्ष्म रूप भी उन परमाणुओं मे बदल 
जायगा जिनके मिश्रण से यह मेज़ नामक पदाथ बना था। मनुष्य 
जब मर जाता है तो जिन पञ्च भूतों से उसके शरीर का निमीण 
हुआ था उन्हीं मे उसका ल्य हो जाता है। इस पृथ्वी का जब 
ध्वेस हो जायगा तब जिन भूतों को मिछाकर इसका निर्माण हुआ 
था उन्ही मे वह फिर परिणत हो जायगी। इसी को नाश अथीत्‌ 
कारणळ्य कहते है। अतएव हमने सीखा कि कार्य और कारण 
अभिन्न है--मिन्न नहीं; कारण ही विशेष रूप धारण करने पर कार्य 
कहलाता है। जिन उपादानो से इस मेज की उत्पत्ति हुई वे ही 
कारण हैं और मेज कार्य; और वे ही कारण मेज़ के रूप मे वर्तमान 
ह। यह गिळास भी कार्य है-इसके कई कारण थे, वे ही कारणः 
इस कार्य मे हम अब भी वर्तमान देख रहे है। ' गिळास ” (कोच) 
नामक कुछ पढार्थं और उसके साथ साथ बनानेवाले के हाथों की 
शक्ति ये दोनों कारण--निमित्त और उपादान ये दोनों कारण-- 
मिलकर गिलास नामक यह आकार वना है। ये दोनों ही कारण 
वृतेमान हैं। जो शक्ति किसी येत्र के चक्र मे थी वह संयोजक 


जगत्‌ “१७१ 


(2०४०४४०) शक्ति के रूप में वर्तमान है--उसके न रहने पर 
गिळास के छोटे छोटे खण्ड पृथक्‌ होकर गिर जाते-और यह 
¦ गिलास ? काँच रूप उपादान भी वतेमान है। गिलास केवल इन 
सूक्ष्म कारणो की एक चिन्न रूप मे परिणति मात्र है एवं यही गिलास 
यदि तोड़कर फेक दिया जाय तो जो शक्ति संहति (Adhesive Power), 
के रूप मे इसम वर्तमान थी, वह फिर लौट कर अपने उपादान मे. 
मिङ जायेगी, और गिलास के छोटे छोटे टुकड़े फिर अपना पूर्व 

` रूप धारण कर लेगे और तब तक उसी रूप मे रहेगे जब तक फिर 
एक नया रूप धारण न कर ढेगे। 


अतएव हमने देखा कि कार्य सभी कारण से भिन्न नहीं होता । 
वह तो उसी कारण का पुनः आविमीव मात्र है। उसके वाद हमने 
सीखा कि ये सत्र छोटे छोटे रूप, जिन्हे हम उद्भिद अथवा तिर्यग्जाति 
-अयवा मानव जाति कहते है वे सव अनन्त काळ से उठते गिरते 
घूमते फिरते आ रहे हे । वीज से वृक्ष हुआ, वृक्ष फिर बीज होता है 
फिर वह एक वृक्ष बनता है, वह फिर वीज होता है, फिर उससे वक्ष 
बनता है--इसी प्रकार चळ रहा है, इसका कहीं अन्त नही है। 
जळ की हुँदै पहाड़ पर गिर कर समुद्र मे जाती है, फिर वाष्प हो 
कर उठती है- फिर पहाड़ पर पहुँचती हैं और नदी मे लौट आती 
हैं। उठता है, गिरता है, गिरता है, उठता है-इसी प्रकार युगो का चक्र 
चरू रहा हं।समस्त जीवन का यही नियम हे-समस्त अस्तिल जो हम 
देखते, सोचने, सुनते और कव्पना करते हैं, जो कुछ भी हमारे ज्ञान 
की सीमा के भीतर है, वह सत्र इसी प्रकार चळ रहा है, ठीक जैसे 
` मनुष्य के शरीर में खास-प्ररत्रास । अतएव समस्त सृष्टि इसी प्रकार चळ 


१७२ शानयोग 


रही है। एक तरंग उठती है, एक गिरती है, फिर उठती है, फिर गिरती 
है। प्रत्येक तरंग के साथ एक अवनति है, प्रत्येक अवनति के साथ 
'एक तरंग है। समस्त ब्रह्माण्ड में समप्रणाढी होने के कारण एक ही 
नियम चढेगा । अतख हम देखते हैं कि समस्त ब्रह्माण्ड एक समय 
अपने कारण में ळय होने को वाध्य है; सूये, चन्द्र, ग्रह, तारे, पृथ्वी, 
“मन, शरीर, जो कुछ भी इस ब्रह्माण्ड मे हैं, सभी पदार्थ अपने सूक्ष्म 
“कारण मे छीन अथवा तिरोभूत होगे, अपाततः विनष्ट होंगे | वास्तव 
-मे वे सत्र अपने कारण मे सूक्ष्म रूप में रहेगे। वे फिर उससे वाहर 
निकळगे और पृथिवी, चन्द्र, सूर्य, यही तक कि समस्त जगत्‌ की 
सृष्टि होगी । 
इस उत्थान और पतन के सम्वन्ध में और भी एक त्रिय 
जानने का है | वृक्ष से वीज होता है । किन्तु बह उसी समय फिर 
वृक्ष नहीं हो जाता। उसको कुछ विश्राम अथवा अति सूक्ष्म _ 
अव्यक्त कार्य के समय की आवश्यकता होती है। बीज को कुछ 
दिन तक मिट्टी के नीचे रह कर कार्य करना पड़ता है । उसे अपने 
आप को खण्ड खण्ड कर देना होता है तथा एक प्रकार से अपनी 
अवनति करनी होती है और इसी अत्रनति से उसकी फिर उन्नति 
होती है। अतएव इस समस्त ब्रह्माण्ड -को ही कुछ समय अद्य 
अव्यक्त भाव से सूक्ष्म रूप में कार्य करना होता है, जिसे प्रलय 
अयत्रा सुटि के एवे की अवस्था कहते हैं, उसके वाद फिर सृष्टि 
होती है। जगत के इस प्रवाह के एक बार प्रकाशित होने को-- 
अर्योत्‌ सूक्ष्म रूप म परिणति, कुछ दिन तक उसी अबस्था में स्थिति, 
फिर आविर्भीव--इसी को क कहते हैं। समस्त ब्रह्माण्ड इसी प्रकार 


जगत्‌ १७३ 


कपो से चला आ रहा है | प्रकाण्ड ब्रह्माण्ड से लेकर उसके अन्तर्गत 
प्रत्येक परमाणु तक सभी वस्तुये,इसी प्रकार तरंगाकर मे चलती है। 
अब एक जटिल प्रश्‍न उपस्थित होता है--विशेषतः आजकल 
की इष्टि से। हम देखते हैं कि सूक्ष्म रूप धीरे धीरे व्यक्त हो रहे है, 
क्रमशः स्थूछ से स्थूछतर होते जा रहे है। हम देख चुके है कि 
कारण और कार्य अभिन्न है-- कार्य केवळ कारण का रूपान्तर मात्र 
है | अतएव यह ब्रह्माण्ड झान्य मे से उत्पन्न नहीं हो सकता । किसी 
कारण के बिना वह नहीं आ सकता, इतना ही नहीं, कारण ही 
कार्य के मीतर सूक्ष्म रूप में वर्तमान है। तव यह ब्रह्माण्ड 
किस वस्तु से उत्पन्न हुआ है १ पूर्ववर्ती सूक्ष्म ब्रह्माण्ड से। 
मनुष्य किस वस्तु से उत्पन्न दोता है? पूर्ववर्ती सूक्ष्म रूप से। 
वृक्ष कहे से आया £ बीज से। समस्त वृक्ष बीज मे वर्तमान था-- 
वह केवळ व्यक्त हो गया है।-अतएव यह जगतृत्र्लाण्ड अपनी ही 
सूक्ष्मा्स्था से उलन्न हुआ है। अव वह केबल व्यक्त हो गया है । 
वह फिर अपने सूक्ष्म रूप मे जायगा, फिर व्यक्त होगा। इस प्रकार 
हम देखते है कि सूक्ष्म रूप व्यक्त होकर स्थूळ होता जाता है जब 
तक कि वह स्थूलता की चरम सीमा पर नहीं पहुँचता; चरम सीमा 
पर पहुँच कर वह फिर उळट कर सूक्ष्म होने लगता है| यह सूक्ष्म 
से आविर्भाव होना, क्रमश: स्थूछ मे परिणत होते जाना--मानो यह 
केवळ उसके अंशो की अवस्याओं मे परिवर्तन होना है--इसी को 
आजकछ ' क्रमविकासवाद ” कहते है | यह बिल्कुक सत्य है, 
सम्पूण रूप से सत्य है; हम अपने जीवन में ही इसको देखते हे; 
। किसी भी बिचारशीठ व्यक्ति के इन क्रमबिकासबादियों के साथ 
` विवाद की कोई सम्मावना नही है। किन्तु हमे एक और भी 


७४ ज्ञानयोग 


विषय जानना पड़ेगा--वह यह है कि प्रत्येक क्रमविकास के पूर्व एक 
क्रमसझोच की प्रक्रिया वतमान रहती, है। बीज वृक्ष का जनक 
अवश्य है, परन्तु एक और वृक्ष उसी बीज का जनक है। बीज ही 
वह सूक्ष्म रूप है जिसेम से बृहत्‌ वृक्ष निकछा है, और एक दूसरा 
प्रकाण्ड वृक्ष इस बीज मे क्रमसङ्कचित रूप में वर्तमान है। सम्पूर्ण 
वृक्ष इसी बीज मे विद्यमान है। शून्य मे से कोई वृक्ष उत्पन्न नही हो 
सकता, किन्तु हम देखते है कि वृक्ष बीज से उत्पन्न होता है और 
विशेष प्रकार के बीज से विशेष प्रकार का ही वृक्ष उत्पन्न होता है 
दूसरा वृक्ष नही होता । इससे सिद्ध होता है कि उस वृक्ष का कारण 
यही बीज है-केवळ यही बीज है; और इसी बीज में सम्पूर्ण वृक्ष 
"रहता है | पूरा मनुष्य इसी जीवाणु के भीतर है, और यही जीवाणु 
धीरे धीरे अभिव्यक्त होकर मानवाकार में परिणत हो जाता है। 
समस्त ब्रह्माण्ड सूक्ष्म ब्रह्माण्ड में रहता. है । सभी कुछ कारण मे अपने 
सूक्ष्म रूप मे रहता है | अतएव “ क्रमविकास ' वाद स्थूल से और 
स्थूळ रूप मे क्रम-प्रकाश है--यह बात सत्य है। यह बिलकुछ सत्य 
है; किन्तु इसके साथ ही यह भी समझना होगा कि प्रत्येक क्रम- 
विकास के पूर्व क्रमसङ्कोच की एक प्रक्रिया रहती है; अतएव जो क्षुद्र 
अणु बाद मे महापुरुष हुआ, वह वास्तव मे उसी महापुरुष के क्रम- 
सकोच की एक अवस्था है. यही बाद मे महापुरुष-रूप में क्रमुविकास 
को प्राप्त हो जाता है। यदि यही बात सत्य है तो फिर कमविकास- 
वादियों (Followers of Darwin's Evolution) के साथ हमारा कोई 
विवाद नही है, कारणं, हम क्रमशः देखेगे कि यदि वे लोग इस 
-क्रमसकोच की प्रक्रिया को स्त्रीकार करते हैं तब वे धर्म के नाशक न 
हो कर उसके प्रबल सहायक हैं । 


जगत्‌ १७५ 


अब तक हमने देखा कि शून्य से किसी वस्तु की उत्पत्ति हुई 

इस हिसाव से सृष्टि नही हो सकती। सभी वस्तुये अनन्त काळ से हैं 
और अनन्त काळ तक रहेगी । केवळ तरंगो की भाँति एक वार उठती 
है, फिर एक बार गिरती है। एक बार सूक्ष्म अव्यक्त रूप में जाना, 
फिर स्थूळ व्यक्त रूप मे आना, समस्त प्रकृति में यह क्रमविकास और 
क्रमसकोच की क्रिया चछ रही है। अतएव समस्त ब्रह्माण्ड प्रकाशित 
होने के पूर्व अवश्य ही ऋमसड्डचित अथवा अव्यक्त अवस्था मे था, 
अब वह बिभिन्न ख्यो मे व्यक्त हुआ है--फिर क्रमसडुचित होकर 
अव्यक्त रूप धारण करेगा। उदाहरण स्वरूप एक क्षुद्र उद्भिद्‌ का 
जीवन ढीजिये । हम देखते है कि दो वस्तुये मिलकर इसको एक अखण्ड 
चस्तु के रूप मे प्रतीत कराती है--उप्तकी उत्पत्ति और विकास तथा 
उसका क्षय और विनाश । ये दोनों मिल कर ही उद्धिद-जीवन: नामक 
इस एकत्र का निर्माण करते हैं। इस उद्भिद-जीवन को प्राणशृंखलाकी 

एक कडी मानुकर हम सभी वस्तुओं को एक प्राणप्रवाह कह कर 

- कल्पना कर सकते हैं जिसका आरम्म जीवाणु के रूप मे और अन्त पूर्ण 
मानव के रूप मे है। मनुष्य इसी शुखछा की एक कड़ी है; और-- जिस 
गकार क्रमत्रिकासवादी छोग कहते हैं--नाना प्रकार के वानर और अन्य 
छोटे छोटे प्राणी एवे उद्धिर इस प्राणशुंखडा की अन्यान्य कड़ियों हैं। 
अव जिस छोटे से टुकड़े से हमने आरम्भ किया या उससे लेकर इस 
समस्त को एक ग्राणप्रवाह कह कर कल्पना करो और प्रत्येक क्रमविकास 
के पै जो क्रमसङ्घोच की क्रिया विद्यमान है- इस्‌ नियम को यहाँ 
लगाने से हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि अति क्षुद्रजन्तु से लेकर सर्वोच्च 
पूर्णतम मनुष्य पर्यन्त सम्पूर्ण श्रेणी अवश्य ही किसी अन्य वस्तु का 
कमसङ्कोच होगी | किसका क्रमसकोच होगी १ यही प्रइन, हे । कौन- 


१७६ ज्ञानयोग 


सा पदार्थ ऋमसड्डचित हुआ था? क्रमविकासवादी छोग कहेंगे कि 
तुम्हारी ईर सम्बन्धी धारणा भूल है। कारण, तुम ढोग कहते हो 
कि चैतन्य ही जगत्‌ का खा है किन्तु हम प्रतिदिन देखते हैं कि 
चैतन्य बहुत वाद मे आता है | मनुष्य अथवा उच्चतर जन्तुओं में ही 
हम चैतन्य को देखते है किन्तु इस चैतन्य का जन्म होने से पूर्व 
इस जगत्‌ मे ढाखो वर्ष बीत चुके हैं। जो भी हो, आप इन क्रम- 
विकासवादियों की वातों से डरिए मत, आपने अमी जो नियम आविष्कृत 
किया है उसका प्रयोग करके देखिये--क्या सिद्धान्त बनता है १ आपने 
तो देखा ही है कि वीज से ही वृक्ष का उद्भव है और बीज मे ही 
परिणति । इसलिये आरम्भ और परिणाम समान हुये । पृष्व की 
उत्ति उसके कारण से है और कारण मे ही उसका विलय है| सभी 
वस्तुओं के सम्बन्ध मे यही वात है--हम देखते हैं क्रिआदि और अन्त 
दोनो समान हैं| इस शृंखला का अन्त कहाँ है! हम जानते हैं कि 
आरम्भ जान छेने पर हम अन्त भी जान सकते हैं । इसी प्रकार अन्त 
जान ठेने पर आदि मी जाना जा सकता है। इस समस्त '्रमतिकास- 
शीळ' जीवप्रवाह को-जिसका एक छोर जीवाणु है, दूसरा पूर्ण 
मानव--इस समष्टि को, एक ही बस्तु है ऐसा समन लो । इस श्रेणी के 
अन्त में मी हम पूर्ण मानव को देखते हैं, अतएव आदि में भी वह 
होगा ही-यह निश्चित है | अतएव यह जीवाणु अवश्य ही उच्चतम 
चैतन्य की ऋमसंकुचित अवस्या है। आप इसको स्पष्ट रूप से भले 
ही न देख सके किन्तु वास्तव में वही क्रमसंकुचित चैतन्य ही अपने 
को अभिव्यक्त कर रहा है और इसी प्रकार अपने को अभिव्यक्त 
करता रहेगा जब तक वह प्र्णतम मानव के रूप मे अमिब्यक्त न 
हो जायगा | 


जगत्‌ १७७ 


यह तत्व गणित के द्वारा निश्चित रूप से प्रमाणित किया जा 
सकता है। यदि शक्तिसातत्य का नियम (८ऋ़ of conserva- 
£०० ०† ९०९४९५ ) सत्य प्रमाणित होगया तो यह वात जरूर 
माननी पड़ेगी क़ि यदि तुम किसी येत्र मे पहले से किसी शक्ति 
का प्रयोग न करो तो उससे तुम कोई काम प्राप्त नही कर 
सकोगे । एजिन मे पानी व कोयले के रूप मे जितनी शक्ति का 
प्रयोग होगा ठीक उसी हद तक तुम्हें उसमे स काम मिल सकता 


000 
> 


है, उससे जरा भी कम या अधिक नही । मेने अपनी देह मे वायु, 
खाद्य और अन्यान्य पदाथों के रूप मे जितनी शक्ति का प्रयोग 
किया है उतनी ही हद तक कार्य करने म मै समर्थ होऊँगा । केवछ 
उन शक्तियों ने अपना रूप वढलर डाला है । इस विइतन्रह्माण्ड मे 
जड का एक परमाण या शाबित का एक छुठ अशा भी हम घटा या 
वढा नहीं सकते । यदि ऐसा ही हो तो यह चैतन्य क्या चीज है! 
यदि बह जीवाणु मे वर्तमान नहोंगा तो यह मानना पड़ेगा कि 
उसकी उत्पत्ति जरू आकस्मिक होगी--किन्तु फिर साथ ही साथ 
हम यह भी स्त्रीकार करना होगा कि असत्‌ (कुछ नहीं) से सत्‌ 
/ कुछ ) बना है, लेकिन यह है विल्कुल असभत्र । इसलिए यह बात 
निस्सन्देह प्रमाणित होती है कि जैसा हम दूसरे विपयों मे देखते है 
कि जहो आरम्म होता है वही अन्त भी होता है। केरल कभी वह 
अव्यक्त रह जाता है, कमी व्यक्त होता है। इसी प्रकार वे पूर्ण मानव 
मुक्त पुरुष, डेच मानव जो प्रकृति के नियमों से बाहर है, जिन्होंने 
सत्र कुछ पार कर लिया है, जिन्हें इस जन्ममृत्यु के माम से आना 
जाना नहीं पडता. जिन्हे ईसाई खिस्ट-मानव, वौद्ध बुद्ध-मानव और 


यार्ग सङ्न पुरुष 3 
यागा सुक्त पुरुष 


कहत ह च प्रण मानत्र हा इस आखला का एक 
१९ 


१७८ ज्ञानयोग 


छोर है और वे ही क्रमसकुचित होकर उसके दूसरे छोर मे जीवाणु 
के रूप मे प्रकट होते है । 


अव यह आठोचना की जाय कि इस ब्रह्माण्ड के कारण के 
सम्बन्ध मे क्या सिद्धान्त है। इस जगत का अन्तिम परिणाम क्या है ! 
क्या चैतन्य ही वह नही है: ससार की सब से आखिरी वस्तु है 
चेतन्य। फिर जब क्रमविकासवादियों के मतानुसार यह चैतन्य 
सृष्टि की शेप वस्तु बनी तो फिर चैतन्य ही सृष्टि का नियन्ता, सृष्टि- 
सुजन का कारण होगा। जगत के विषय मे मानत्र ,की सर्वश्रेष्ट 
धारणा क्या हो सकती है ? मानब यही धारणा कर सकता है कि 
जगत का एक भाग दूसरे भाग से सम्बन्धित है और जागतिक 
प्रत्येक वस्तु मे ज्ञान की क्रिया का विकास है। प्राचीन उद्देश्यवाद 
( Design Theory ) इसी धारणा का अस्फुट आभास है| हम 
जड़वादियों के राथ यह मानने को तैयार है कि चैतन्य ही जगत की 
शेप वस्तु है--सृश्क्रिम मे यही है शेष विकास, परन्तु साथ ही साथ 
हम यह भी कहते है कि यह शेष विकास हो तो आरम्भ मे 
भी यही वर्तमान था। जडवादी कह सकते है, अच्छा, यह तो ठीक 
है किन्तु मनुष्य जाति के जन्म के पहले जो छाखो वर्ष व्यतीत हुए 
थे उस समय तो ज्ञान का कोई अस्तित्व नही था। इस वात का 
उत्तर हम यों देगे कि हो, व्यक्त रूप मे चैतन्य नहीं था, लेकिन 
अन्यक्त रूप में इसकी उपस्थिति जरूर थी और यह तो एक मानी 
हुई वात है कि पूर्ण मानव रूप में प्रकाशित चैतन्य ही है सृष्टि का 
अन्त | फिर आदि क्या है ? आदि भी चैतन्य है। पहले वही चैतन्य 
क्रमसकुचित होता है, अन्त मे वही फिर क्रमविकसित होता है। 


जगत्‌ , २१७१, 


अतएव इस जगतत्नह्माण्ड मे जो ज्ञानराशियोँ अब अभिव्यक्त हो 
रही है वे अवश्य ही केवळ उसी क्रमसकुचित सर्वेन्यापी चैतन्य की 
अभिव्यक्ति हे । इसी सर्व-व्यापी विखजनीन चैतन्य का नाम है 
इर । उसको किसी भी नाम से पुकारो यह निश्चित है कि आदि में 
वही अनन्त विश्वव्यापी चैतन्य था। वही विश्वजनीन चैतन्य क्रम- 
संकुचित हुआ था । फिर वही अपने को क्रमशः अभिव्यक्त कर रहा 
है जव तक कि वह पूण-मानव या खिस्ट-्मानव या बुद्ध-मानव में 
परिणत न हो । तव वह फिर निजी उत्पत्ति के स्थान पर लौट आता 
है। इसलिए सभी शास्त्र कहते है, “हम उनमे जीवित है, उनम 
ही रहकर चलते है, उनमे हमारी सत्ता है। ” इसीलिए फिर शास्त्र 
कहते है, “हम ईश्वर से आये है, फिर उनमे ही छौठ जायेगे | ” 
विभिन्न परिभापाओ से मत डरो, परिभाषा से अगर डर जाओ तो 
तुम छोग दाशनिक नही वन सकोगे। ब्रह्मवादी इस त्रिञ्चव्यापी 
चैतन्य को ही झर कहते है । 


कई लोगो ने कई वार मुझसे पूछा है, “ आप क्यो इस पुराने 
+ इद्र ' ( ७०० ) शब्द का व्यवहार करते है ! इसका उत्तर यह हे 
कि पूर्वोक्त विश्वब्यापी चैतन्य समझाने के लिए जितने शब्दों का 
व्यवहार किया जा सका हे उनमे यही सर्वोत्तम हे । उससे अच्छा 
और कोई शब्द नही मिल सकता हे, क्योंकि मानवो की सारी 
आशाये और सुख उसी एक शब्द मे केन्द्रीमूत हैं अव इस आब्द 
को धदछ डाळना असंभव है| जव वडे बडे साधु महात्माओ ने ऐमे 
शब्डो को चुन लिया था तो वे ज़रूर इनका तातये अच्छी नरह 
समझते ये । धीरे घीरे जब समाज म भी उन झब्ों का प्रचार होता 


१८० ज्ञानयाग 


गया तो अज्ञ लोग उन शब्दों का व्यवहार करने छगे। इसका 
परिणाम यह हुआ कि शब्दों का महत्व घटने लगा | युगो से ईश्वर 
शब्द प्रयुक्त होता आया है। सर्वव्यापी एक चैतन्य का भाव एवं जो 
क्या कुछ महान तथा पबित्र है इसी शब्द मे निहित है। यढि कोई 
निर्बोध इस शब्द का व्यवहार करने कि लिये राजी न हुआ तो हमे 
भी उसकी बात मान छेनी पडेगी ? दूसरा कोई आकर कहेगा, “ मेरे 
द्वारा नियोजित यह शब्द अच्छा है इसे स्वीकार करो, ” फिर तीसरा 
आयेगा, अपना एक शब्द लेकर | यदि यही क्रम चळता रहा तो 
ऐसे बेकार शब्दो का कोई अन्त न होगा। इसीलिए मै कह रहा हूँ 
कि उस पुराने शब्द का ही व्यवहार करो, लेकिन मन से कुसंस्कारों 
को दूर कर इस प्राचीन महान शब्द के अर्थ को ठीक तरह से समग्र 
कर उसका और भी उत्तम रूप से ब्यबहार करो | यदि तुम ढोग 
भाव-साहचर्य-विधान ( Law of Rssociahon of ideas ) का तात्पर्य 
समञ् जाओ तो तुम्हे पता चलेगा कि इस शब्द से कितने ही महान 
र ओजस्त्री मावो का संयोग है, छाखो मनुष्यो ने इस शब्द का 
व्यवहार किया है, करोडो आढभियों ने इस शब्द की पूजा की है 
और जो कुछ सर्वोच्च व सुन्द्रतम है, जो कुछ युक्तियुक्त, प्रेमास्पद 
या मानती भावो मे महान और सुन्दर है, वही इस शब्द से सम्बन्धित 
६। अतएव यह सव भावनाओ का उद्दीपक है, इसलिए उसका त्याग 
करना नितान्त असमत है | जो भी हो, यदि मैं आप लोगों को केबल 
जद कहकर समझाने की चेष्टा करता कि ईखर ने जगत की सृष्टि की 
है तो आप लोगो को उसका कोई अ नहीं सूझता | फिर भी इन सब 
विचारों के वाद हम उसी प्राचीन पुरुष के पास ही पहुँचे । 


जगत्‌ १८१ 


तो हमने अब क्या ठेखा? हमे यह अनुभव हुआ कि जड, शक्ति, 
मन, चैतन्य या दूसरे नामो से परिचित विभिन्न जागतिक शक्तियों उसी 
विइ्रब्यापी चैतन्य के ही प्रकारा है । जो कुछ तुम देखते हो, सुनते 
हो या अनमव करते हो सब उन्ही की रचनाये हैं, उन्ही के परिणाम हैं। 
इस कथन से और भी ठीक होगा यदि हम कहे, ये सब प्रमु स्त्रय ही 
है । सूये और ताराओ के रूप मे वे ही उज्ज्वछ भाव से त्रिराजते है, 
वे ही जननी है, धरणी है और समुद्र भी दे। वे ही बादलों के रूप 
मे बरसते है, वे ही फिर बह पवन है जिससे हम सॉस छे सकते है, 
चे ही शक्ति वनकर हमारे शरीर में काथ कर रहे है। वे ही मापण 
है, मापणदाता है, फिर सुनने वाळे भी हैं। वे ही यह मच है जिस 
पर मे खड़ा हूँ, फिर वे ही वह आलोक है जिससे मै तुम्हे देख पाता हूँ; 
ये सब वे ही हैं । वे जगत के उपाढान व निमित्त कारण हैं, क्रम- 
सकुचित होकर वे ही अणु का रूप ळेत हैं, फिर बे ही क्रमविकसित 
होकर ईश्वर वन जाते है। वे ही धीरे धीरे अवनत होते है और पर- 
माण का आवार प्राप्त करते है, फिर समय होते ही अपने रूप मे 
अपने को प्रकाशित करते है और यही जगत का रहस्य हे । “ तुम्ही 
पुरुप हो, तुम्ही स्त्री हो, योवन की चपळता से भरे हुए भ्रमणशीळ 
नवयुवक् भी भी तुम हो, फिर तुम बुढ़ापे म राठी के सहारे कदम 
तढाते हो, तुम ही सव वस्तुआ मे हो, हे प्रभु तुम ही सव हो |” जगत- 
प्रपच की केवळ इसी व्याख्या से मानबयुक्ति, मानवबुद्धि परितृप्त 
होती है। साराश यह कि हम उनसे जन्म रेते है, उन्हीं म जीवित 
रहने हैं और उन्ही मे छोट जाते है । 


९, जगत्‌ 


( अन्तजेगत्‌ ) 


स्त्रभावतः ही मनुष्य का मन बाहर जाना चाहता है, मानो वह 
इन्द्रिय-प्रणालियो के द्वारा जैसे शरीर के बाहर झाँकना चाहता हो । 
आंखें जरूर देखगी, कान जरूर सुनेगे, इन्द्रिय जरूर बाहरी जगत 
को देखती रहेगी । इसीळिये स्वभावतः प्रकृति का सौन्दर्य तथा महिमा 
मनुष्य की दृष्टि को प्रथम ही आकृष्ट कर लेते है | प्रथमतः बढिर्जगत 
के वारे मे मनुष्य ने प्रश्‍न उठाया था; आकारा, नक्षत्रपुञ्ज, नभोमंडळ 
के अन्यान्य पढार्थसमूहु, पृथ्वी, नदी, पर्वत, समुद्र आदि वस्तुओं के 
विपय मे प्रश्त किये गये थे, एवं प्रत्येक प्राचीन धर्म मे हम इसका कुछ 
न कुछ परिचय मिळता ही है। पहले पहल मानव का मन अंधकार 
मे टटोळता हुआ वाहर मे जो कुछ देख पाता था उसे ही पकड़ने की 
चेष्टा करता था । इसी तरह . उसने नदी का एक देवता, आकाश का 
अरि कोइ देव, मेध तथा बपी का दूसरा अधिष्ठाता देवता मान लिया 
जिनको हम प्रकृति की शक्ति के नाम से जानते है उन्हे ही सचेतन 
पदार्थ कहना शुरू हुआ | किन्तु इस प्रश्न की जितनी अधिक खोज 
दान लगी उतनी ही इन बाह्य देवताओं से मानव के मन को कम 
ठुटि भिरुने छमी। तव मानव की सारी शक्ति उसके अपने 


जगत्‌ १८३ 


ओर ही मुड़कर प्रवाहित होने लगी | अपनी आत्मा के सम्बन्ध मे प्रश्‍न 
होने लगा | वहिरजंगत से यह प्रश्न अन्तर्जगत मे आ पहुँचा। वहि- 
अगत का विश्लेषण हो जाने पर मनुष्य ने अन्तर्जगत का विश्लेषण 
करना शुरू किया । किन्तु यह भीतरी मनुष्य के सम्बन्ध से प्रश्न कब 
उठ खड़ा होता है जानते हो £-या तो उच्चतर सम्यता से इसकी 
उत्पत्ति होती है, या प्रकृति के विषय में गंभीरतम अन्तर्दष्टि से या 


[a 


उन्नति के उच्चतम सोपान पर आख्ड़ होने से । 


यह अन्तमीनन ही आज हमारी आलोचना का विषय है। अन्त- 
मोनव सम्वन्धी यह प्रशन मनुष्यो के लिय जितना प्रिय है तथा उसके 
हृदय को जितना द्रवीमूत कर देता है उतना और कुछ नहीं । कितने 
वार कितने देशो मे यह प्रश्‍न पूछा गया है । चाहे वह अरण्यवासी 
सन्यासी हो, चाहे राजा, प्रजा, अमीर, गरीव, साधु या पापी 
समी नर-नारियो के मन मे यह प्रश्‍न एक वार जरूर उठ खडा हुआ है 
कि इस क्षणस्थायी मानव जीवन मे क्या शाश्वत नाम का कुछ भी नहीं 
हे? इस शरीर का अन्त होने पर भी क्या ऐसा कुछ नहीं है जो कभी 
नही मरता है १ जव थह देह धूळ मे मिल जाती है तव क्या ऐसा 
कुछ नही रहता जो जीवित रहता हो ? अग्नि से शरीर भस्मसात 
होने पर क्या कुछ भी शेष नहीं रहता ! अगर रहता है तो उसका 
परिणाम क्या हे ? वह जाता कहों है? कहाँ से वह 
आया था १ ये प्रश्न बार वार पूछे गये हैं और जब तक यह सृष्टि 
न्हेगी, जब तक मानव-मस्तिष्क की चिन्तनक्रिया चन्द नहीं 
दोगी तव तक यह प्रश्न पूछा ही जायगा। इससे आप छोग 
यह न समध कि इसका उत्तर कभी भी नहीं मिला है--अ्योंही यह 


२८४ ज्ञानयोग 


प्रश्न पूछा गया है त्योंही उत्तर भी मिला है, एवं जितना ही समय 
च्रीतता जायगा वह उतना ही महत्वपूर्ण बनता जायगा। वास्तव मे 
हजारों वर्ष पहले ही उस प्रश्‍न का निश्चित उत्तर दिया गया था और 
परवती काळ मे वही उत्तर फिर से दुहराया गया व हमारी बुद्धि मे 
उसका घूण बिकास होता गया। अतएव हमे केरळ उस उत्तर को 
फिर से एक वार दुहरा देना है। इन समस्याओं को हम एक नये रूप 
से जांच करने की कोशिश नही करेगे; हम चाहते है कि वर्तमान युग 
की मापा मे हम उस सनातन महान सत्य को प्रकाशित करे, प्राचीन 
की चिन्ता हम नवीनों की मापा मे व्यक्त करे। दार्शनिको की चिन्ता 
हम लौकिक मापा मे कहेगे--देवताओं की चिन्ता को हम मनुष्यों 
की भाषामे प्रकट करेगे, र संबंधी चिन्ताएँ मानव की दुर्ब भाषा 
में कहते जायेगे ताकि सब्र उसे समझ सके । क्योंकि हम बाद मे 
देखेगे कि जिस ईखरीय सत्ता से ये सब भाव प्रसूत हुए है वह 
मानवों मे मी वर्तमान है - जिस सत्ता ने इन चिन्ताओं की सृष्टि की है, 
नानव मे स्वय वह प्रकट होकर स्वय ही इन्हे समझ सकेगी । 


मैं तुम लोगों को देख पा रहा हूँ । इस दर्शनक्रिया के छिये 
कितनी चीजो की जरूरत होती है ? पहले तो आँखों की आवश्यकता 
हम अनुभव करते है--ऑखे अवश्य ही रहनी चाहिये । मेरी अन्यान्य 
इन्द्रिया स्त्रस् होते हुए मी यदि मेरी आँखें न हों तो मै तुम लोगो 
को नहीं देख सकूँगा । अतएव पहले आँखे अवश्य ही रहनी चाहिये | 
दूसरी वात यह है, आँखों के पीछे और कुछ रहने की आवश्यकता 
होनी है जिसे हम प्रकृत रूप से दर्शनेन्द्रिय कह सकते है। यदि 
हममें यह न हो तो दर्शनक्रिया असम्भव है । वस्तुतः आँखे कोई 


जगत्‌ १८७ 


इन्द्रिय नहीं है, बे दर्शन करने के यंत्र मात्र ही है । यथार्थ इंद्रिय 
जो चक्ष के पीछे है, मस्तिष्क के स्वायुकेन्द्र में अवस्थित है। 
यदि वह केन्द्र किसी प्रकार नष्ट हो जाय तो स्वच्छ चक्षु रहते 
हुए भी मनुष्य कुछ नहीं देख सकेगा । अतएव दशनक्रिया के लिये 
उस प्रकृत इन्द्रिय का अस्तिल नितान्त आवश्यक है । हमारी अन्यान्य 
इन्द्रियों के वारे मे यही एक बात कही जा सकती है। वाहर के कान 
केबल अवाज को भीतर लेजाने के यत्र है। वह आवाज़ मस्तिष्क 
में अबस्थित केन्द्र मे जा -पहुँचती है, किन्तु इससे श्रवणक्रिया पूर्ण 
नहीं होती। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पुस्तकालय में 
वैठकर तुम ध्यान से कोई पुस्तक पढ़ रहे हो, घड़ी मे बारह बजने की 
आवाज होती है, किन्तु तुम्हे कुछ सुनाई नही देता। क्यो तुम कुछ 
नहीं सुन पाए ? यहाँ किस चीज़ की कमी थी १ उस इन्द्रिय के साथ 
मन का कोई योग नही था। अतएव हम देख रहे है कि मन का रहना 
मी नितान्त आवश्यक है | प्रथमतः वहिथन्त्र, उसके बाद यह बहियन्त्र . 
मानो किसी विषय को वहन कर इन्द्रिय के निकट छे जाता है, फिर 
उस इन्द्रिय के साथ मन युक्त रहना चाहिये | जब मस्तिष्क मे अवस्थित 
उस इन्द्रिय का मन स॒ कोई योग नहीं रहता है तब कर्ण-यन्त्र तथा 
मस्तिष्क के केन्द्र पर किसी भी विपय का प्रभाव पड सकता है किन्तु 
हमे कोई अनुभव नहीं होगा। मन भी केवक वाहक है, उसे इस 
बिपय का प्रभाव और भी भीतर वहन कर बुद्धि को प्रदान करना 
पड़ता है। अब बुद्धि को उसका निश्‍चय करना पडता है, 
परन्तु इससे भी पर्याप्त फल नहीं होता। बुद्धि को उसे फिर और 
भी भीतर ले जाकर शरीर के राजा आत्मा के पास पहुँचाना 
पड़ता ६। उनके पास पहुँचने पर वे आदेश देते हैं कि “हों यह 


१८६ ज्ञानयोंग 


करो ” या “ यह न करो ” | तब जिस क्रम के अनुसार वह भीतर 
गया था ठीक उसी क्रम से वह बहियन्त्र मे आता है--पहुले बुद्धि मे, 
उसके वाद मन मे, फिर मस्तिष्क-केन्द्र में, अन्त मे बहिर्यन्त्र मे; तभी 
विपय का ज्ञान सम्पन्न होता है। 


इन सब यन्त्रों का अवस्थान मनुष्य की स्थूळ देह मे है, लेकिन 
मन तथा बुद्धि का कोई दूसरा निवास है। हिन्दूँ शास्त्र मे उसका नाम 
है सूक्ष्म शरीर, ईसाई शास्त्र मे वह आध्यात्मिक शरीर है। इस शरीर 
से वह बहुत ही सूक्ष्म है, परन्तु फिर भी उसे आत्मा नही कहा जा सकता। 
आत्मा इन सबों के अतीत है । कुछ दिनो मे स्थूल शरीर का अन्त हो 
जाता है, किसी मासूली कारण से ही उसके भीतर गड़बडी पैदा 
हो जाती है और वह नष्ट हो जा सकता है। इतनी आसानी से 
सूक्ष् शरीर नष्ट नहीं होता, किन्तु उसे भी कभी कभी कमजोरी आ 
जाती है। हम देखते है कि बूढ़े लोगों मे मन का उतना ज़ोर नही 
रहता है, फिर शरीर मे वल रहने से मन की शक्ति मी कायम 
रहती है--विविध औपधियों मन पर अपना प्रभाव डालती दै । बाहर 
की सव वस्तुएँ उस पर अपना प्रभाव डालती है, और वह मी वाह्य 
जगत पर अपना प्रभाव डालता है। जेस शरीर में उन्नति और अवनति 
होती है वैसे ही मन भी कमी कमी सवछ और निळ हो जाता है, 
अतएव मन कमी आत्मा नही हो सकता, क्योंकि आत्मा अत्रिमिश्रित तथा 
क्रयरहित होता है हम केस यह जान सकते हैं ? कयोकर हम जान सकते 
हैं कि मन के पीछे और भी कुछ है ? स्वप्रकाश (Sef tummous ) 
ज्ञान कभी जड का धर्म नहीं हो सकता है। ऐसी कोई जड वस्तु नही 
डिखाइ देती जिसका निजी ख्य ही ज्ञान है। जड भूत कमी स्य 


जगत्‌ ह 


ही स्त्रय को प्रकाशित नही कर सकता । ज्ञान ही सब जड़ो कोः 
प्रकाशित करता है। यह जो सामने हॉल दिखाई दे रहा है ज्ञान 
को ही इसका मुझ कहना पड़ेगा, क्योकि बिना किसी न किसी: 
ज्ञान के सहारे उसका अस्तित्व हम कभी अनुभव ही नहीं कर 
सकते थे । यह शरीर स्त्रप्रकाश नहीं है-यदि वेसा ही होता तो 
मृत-शरीर भी सप्रकाझित होता। मन अथवा आध्यात्मिक शरीर 
भी कमी स्वप्रकाश नहीं हो सकता। वह ज्ञानस्वरूप नहीं है। 
“जो खप्रकाश है उसका कभी ध्वंस नृही होता। जो दूसरे के आलोक 
से आलोकित है उसका आलोक कमी रहता है, कभी नही । किन्तु 
जो स्त्य आलोकस्वरूप है उसके आलोक का क्या आविभीव-- 
तिरोभाव, प्हास अथत्रा वृद्धि कभी हो सकती है? हम देख पाते 
है कि चन्द्रमा का क्षय होता है, फिर वह बढ़ता जाता है- क्योंकि 
वह सूर्य के आलोक से ही आळोकित है ।यदि छोहे का गोळा 
आग मे फेक दिया जाय और उसे छाल सा बनाया जाय तो उससे 

। आलोक निकलता रहेगा, किन्तु वह दूसरे का आछोक है, इसलिये 
वह शीघ्र ही छुप्त हो जायगा। अतएव उसी आलोक का क्षय 
होता है जो ' दूसरे से प्राप्त किया गया हो, जो स्वप्रकाश आलोक 
नहीं है | गा 

अब हमने देखा है कि यह स्थुल देह स्त्रप्रकाश नही है, वह 

खर अपने को नहीं जान सकती | मन भी सत्रथ को नहीं जान 
सकता । क्यों ¦ क्योकि मन की शक्ति में प्हास-वद्धि होती है, कभी 
उत्तम बहुत जोर रहता हे तो कभी बह कमज़ोर बन जाता हैं। 

$-कारण. वाह्य सभी वस्तुएँ उस पर अपना अपना प्रभाव डाळकर उसे 


१८८ शानयोग 


या तो शक्तिशाठी चना सकती है, या शक्तिहीन मी | अतएव मन 


_ 


के भीतर से जो आलोक आ रहा है वह उसका निजी आलोक नहीं 
है| फिर वह किसका है ! वह ऐसे किसी का आलोक अवस्य होगा 
जिसके ठ्यि बह आळोक कोई उधार छिया हुआ नहीं है, या जो 
दूसरे किसी आलोक का प्रतिविम्ब भी नहीं है, किन्तु जो स्वयं ही 
आलोकस्वरूप है। इसील्यि वह आलोक या ज्ञान उसी पुरुष 
का खरूप होने के कारण कमी नष्ट नही हो सकता, कभी उसका 
श्रय नही होता, बह न तो कभी बलवान हो सकता हे, न कमजोर | 
वह स्वप्रकाश हैं, भह आठोकस्त्रूप है| हम यो न समझे कि 
' आत्मा जानता है, चह तो ज्ञानस्वरूप है। यह नहीं कि आत्मा 
का अस्तित्व है, लेकिन वह अस्तिल खरूप हे। आत्मा सुखी है 
ऐसी कोई बात नही, परन्तु आत्मा सुखस्वरूप है) जो सुखी होता 
€ बह उस सुखको किसी दूसरे से प्राप्त करता है- बह और 
किसी का प्रतितिम्ब है| जिसका ज्ञान है उसने अवश्य ही उस 
जान को किसी दूसरे से प्राप्त किया है, वह प्रतिबिम्ब स्वरूप है । 
जिसका अस्तित्र है उसका वह अस्तित्व दूसरे किसी के अस्तित्व 
पर निभेर करना है। जह गुण व गुणी का भेद है वहाँ ऐसा 
समझना चाहिये कि वे गुण गुणी के ऊपर प्रतिबिम्बित हुए है। 
किन्तु ज्ञान, अस्तिल या आनन्द--ये आत्मा के धर्म नहीं है, वे आत्मा 
कस्त्रख्प है | 


)% 


फिर प्रश्न पूछा जा सकता है कि हम इस बात को क्यो 
स्वाकार कर छ ! क्यो हम यह स्वीकार करले कि आनन्द, अस्तित्व 
तथा सम्रकाशत्र आत्मा का खरूप है, आत्मा का धर्म नहीं! इसका 


जगत्‌ १८९ 


उत्तर यह है कि हम पहले ही देख चुके है कि मन के प्रकाश मे 
शरीर का प्रकाश होता है। जब तक मन रहता है तव तक उसका 
प्रकाश होता रहता है, जब मन लुप्त हो जाता है तव इस 
देह का प्रकाश भी वद हो जाता है! आँखो से यदि मन चछा 
जाय तो तुम लोगो की ओर ऑखे डालने पर भी हम तुम्हे नही 
देख पायेगे; अथवा श्रवणेन्द्रिय से वह यदि अनुपस्थित रहे तो हम 
जरा सी आवाज भी नहीं सुन सकते। यही हाळ सभी इन्द्रियो के 
वारे मे है। अतएव हम देख रहे है कि मन के प्रकाश मे ही शरीर का 
प्रकाश है। फिर मन के बिपय मे वही एक सी वात । वाहरी सभी 
वस्तु उसके ऊपर अपना अपना प्रभाव डाळ रही है, अति तुच्छ 
कारण से ही उसका परिवतेन हो सकता है, मस्तिप्क के भीतर कोई 
मामूळी गडवडी होने से ही उसमे परिवर्तन हो जाता हैं। अतर्व मन 
भी स्त्रप्रकाश नही हो सकता, क्योकि यह तो प्राकृतिक नियम हैं 
कि जो किसी वस्तु का स्वरूप होता है उसका कभी कोई परिवर्तन 
नही हो सकता। केळ जो अन्य वस्तु का धर्म है, जो दूसरों का 
प्रतिबिम्ब स्वरूप है उसी का परिततेन हुआ करता है। किन्तु अव 
एक प्रश्न हमारे सामने आता है कि हम यह क्यो नही मान लेते 
कि आत्मा का प्रकाश, उसका ज्ञान व आनन्द भी उसी तरह दसरे 
से लिये इए हैं! इस तरह मान छेने से हमारी गळती यह होगी 
कि ऐसी स्तीकृति का-कोई अन्त नहीं मिलेगा--फिर प्रशन आयेगा 
उसे कहें से आलोक मिला है? यदि हम कहे कि वह दूसरी किसी 
आत्मा से मिझा है तो फिर प्रश्न होगा कि उसने कहाँ से वह आलोक 
प्राप्त किया ? अतएव अन्त में हम ऐसे एक स्थान पर पहुँचना होगा 
जिसका आलोक दूसरे से नहीं आया है। इसलिये इस बिपय में 
न्यायसँगत सिद्धान्त यही है कि जहाँ पहले ही स्त्रप्रकाशल दिखाई देगा 


-१९.० ज्ञानयोग 
वहीं ठहरना होगा, और अधिक आगे जानि की जरूरत नही। 


अतएव हमने देखा कि पहले मनुष्य की यह स्थूल देह है, 
उसके पीछे एक सूक्ष्म शरीर है, उसके पश्चात्‌ मनुष्य का प्रकृत 
रूप छिपा हुआ है जिसे हम आत्मा कहते है। हमने देखा है कि 


स्थूछ देह की सारी शक्तियो मन से ग्राप्त होती है-मन फिर आत्मा 
के आलोक से आळोकित है। 


आत्मा के स्त्ररूप के बारे मे फिर विविध प्रशन पूछे जा सकते 
है। आत्मा प्रकाश है, सच्चिदानद ही आत्मा का स्वरूप है। इस 
युक्ति से यदि आत्मा का अस्तित्व मान लिया जाय तो स्त्रभावतः 
यह प्रमाणित होता है कि वह शून्य से पैदा नही हो सकता। जो 
सभय स्वप्रकाश है, जो अन्यवस्तुनिरपेक्ष है वह कमी शून्य से उत्पन्न 
नही हो सकता । हमने देखा है कि यह जड़ जगत भी शून्य से नही 
आया है-तो फिर आत्मा केसे आ सकता है ! अतएव सर्वदा ही 
उसका अस्तित्व था। ऐसा समय कभी नही था जब उसका कोई 
अस्तित्व न था, क्योकि यहि तुम कहो कि कभी आत्मा का अस्तित्व 
नहीं था तो प्रश्न यह है कि समय का कहो अवस्थान था ! काल तो 
आत्मा के भीतर ही अवस्थित है। जब मन के ऊपर आत्मा की शक्ति 
प्रतिबिम्बित होती है और मन चिन्तनकार्य मे ठग जाता है तभी 
काऊ की उत्पत्ति होती है जब आत्मा नही था तो चिन्ता भी नहीं 
थी | फिर चिन्ता न रहने से समय भी नहीं रह सकता है | अतएव 
जव समय आत्मा मे अवस्थित है तब आत्मा समय मे अवस्थित है 
यह हम कैसे कह सकते हैं ? उसका न तो जन्म है, न मृत्यु, वह 
केबल विभिन्न स्तरो मे से आगे बढ़ती जाती है। धीरे धीरे वह 
'निम्नावस्था से उच्च भाव में स्वयं को प्रकाशित करती है। मन के 


जगत्‌ १९१ 


भीतर से शरीर के ऊपर कार्य करके वह अपनी महिमा का विकास 
कर रही है, फिर शरीर से बहिजेगत का ग्रहण तथा अनुभव कर 
रही है। वह एक शरीर ग्रहण कर उसका उपयोग «रती है; जब 
उस शरीर के द्वारा और कोई कार्य करने की समावना नही रहती 
है तव बह दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेती है। 


अव आत्मा के पुनर्जन्म के वारे मे प्रश्न आता है। पुनर्जन्म के नाम 

से आदमी डर जाते है और लोगो के कुसत्कार ने इस तरह अपनी 
जडे जमा रखी है कि चिन्ताशीछ आढमी भी बिश्वास कर छेगे कि 
हम शून्य से पैदा हुए है, फिर महायुक्ति के साथ सिद्धान्त स्थापित कर 
यह निश्चय करने की कोशिश करेगे की यद्यपि हम जून्य से आये है 
तथापि हम चिरकाळ तक रहेगे। जो शून्य से आया है वह जरूर झून्य 

मे ही मिळ जायगा । हममे कोई भी शून्य से नही आया है इसलिये 
हम कमी झून्य मे नही मिट जायेगे। अनादिकाळ से हमारी 

उपस्थिति है व चिरकाळ तक हम रहेगे और जगतव्रह्माण्ड मे ऐसी 

कोई शक्ति नही है जो हम लोगो का अस्तिल्र मिटा दे। इस 

पुनर्जन्मत्राद से हमे किसी तरह डरना नही चाहिये, क्योकि 

त्री मानो की नेतिक उन्नति का प्रान सहायक हे। 

'चिन्ताशील व्यक्तियों के मतानुसार यही न्यायसंगत सिद्धान्त है । यदि 
भविष्य म चिरकाळ के लिये तुम्हारा अस्तित्व रहना सम्भव हो तो यह 

मी सच है कि अनादिकाळ से तुम्हारा अस्तित्व था। इस बात को कोई 

अस्वीकार नही कर सकता है। इस मत के विरुद्ध कई आपत्तियों 

उठाइ गई है. इनका निराकरण करने की चेष्टा करूँगा। यद्धपि ये 

आपत्तियाँ कुछ साधारण सी ही है तथापि हमे इनका उत्तर देना 


१९२ ज्ञानयोग 


ही पडेगा; क्योकि हम जानते दै कि बड़े वडे चिन्ताशीळ व्यक्तिः 
भी कमी कमी वालकोचित वाते किया करत हैं। छोग जो कहते 
है कि ' ऐसा कोई असंगत मत नहीं है जिसका समर्थन करने के छिये' 
कोई ढाशेनिक आगे नही बढता है ' यह बिळकुछ सच है। पहली 
राका यह है कि हमे अपने जन्म-जन्मान्तर की वाते कयो याद नही 
रहती है ? इस पर यह पूछा जा सकता है कि क्या इसी जन्म की 
सब वीती घटनाओ को हम याट कर सकते है? तुम लोगों में 
से कितने बचपन की घटनाओं को स्मरण कर सकते है ? बचपन 
की कोई वात तुम नही याद कर सकते, फिर यदि स्मृति-शक्तियो' 
के ऊपर अस्तित्व निर्भर रहे तो यह कहना पडेगा कि बचपन मे 
तुम्हारा अस्ति्र ही नही था, क्योकि उस समय की कोई वात 
तुम याद नही कर सकते हो । यह कहना वेकार है कि यदि हम 
स्मरण कर सके तभी हम पूर्वजन्म का अस्तित्व स्त्रीकार करने कोः 
तैयार है। क्या इसका कोई कारण है कि पूर्वजन्म की बाते हमारे 
स्मरण मे रहेगी ही? उम समय का मस्तिप्क भी बिळकुल नष्ट हो 
गया ह एव एक नये मस्तिष्क की रचना हुई है । अतीतकाळ के 
सस्कारो का जो समटिभूत पाळ है वही हमारे मस्तिष्क मे आया है 
उसी को ठेकर मन हमारे इस शरीर मे अवस्थित है । 


म अत्र जिस वया मे हूँ वह मेरे अनत अतीतकाळ के कर्म के 
परिणाम का फळ हे; किन्तु मुझने उस अतीत का स्मरण करने से क्या 
प्रयोजन ° कुसस्कारो का ऐसा प्रभाव है कि जो छोग घुनजेन्मवाद 
नहा मानते वं हा फिर कहते है कि एक समय हम बन्दर थे; किन्तु 
फिर उन्हे उस मर्षट-जन्म का स्मरण क्या नही है ? इसके कारणो की 


जगत्‌ १९२३ 


खोज करने का उन्हे साहस नही होता है। जब हम सुनते है कि 
प्राचीन काळ के किसी साधु या ऋषि ने सत्य को प्रत्यक्ष किया है तो 
हम कह देते है कि वह सव भूळ है; परन्तु यदि कोई कहे कि हक्सठ 
का मत है या टिण्डाळ ने बताया है तो हम तुरन्त सारी वाते मान 
ळेते है । प्राचीन कुसस्कारों की जगह हम आधुनिक कुसंस्कार लाये 
, धर्म के प्राचीन पोप के वदले हमने विज्ञान के आधुनिक पोप का 
स्त्रागत किया है! अतएव हमे माळूम हो गया कि स्मृति-सम्बन्धी शंका 
खोखली है । और पुनर्जन्म के बारे मे जिन आपत्तियो की अवतारणा 
की गयी है उनमे यही एक दै जिसे विज्ञ ढोग सामने ळा सकते है। 

हमने यह देखा है कि पुनजन्मवाद सिद्ध करने केलिये साय ही 
साय स्मृति भी रहे--यह प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं है | 
फिर भी हम ढघे के साथ यह कह सकते है कि अनेक मे ऐसी स्मृति 
आयी है और जिस जन्म मे तुम छोगो को मुक्तिलाम होगा उस 
जन्म मे तुम छोग भी ऐसी स्मृति के अधिकारी बनोगे । तभी तुम्हे 
माळूम होगा कि जगत्‌ स्वप्न-सा है. तभी तुम अन्तस्तळ से अनुभव 
कर सकोगे कि तुम इस जगत्‌ मे नट मात्र हो और यह जगत्‌ रंग- 
मूनि है, तभी प्रचण्ड अनासक्ति का भाव तुम्हारे भीतर उदित होगा 
“तिमी सब भोगवासना, जीवन से इतना प्रेम--वह संसार आदि, सद 
निसकाळ के लिये लुप्त हो जायेगे | तव तुम्हे स्पष्ट माखूम हो जायगा 
कि जगत्‌ मे तुम कितने वार आये हो, कितने लाखो बार तुमने 
पिता, माता, पुत्र, कन्या, स्त्रामी, स्त्री, वन्धु, ऐइर्य, शक्ति लेकर 
इसी जगत्‌ म जीबन विताया है।यह सुत्र कितने वार हुआ था, 
फिर कितने वार चरा गया था | कितने वार संसार-तरंग के सर्वोच्च 


. निन्वर तुम चढे ये और कितने ही वार नेराश्य के अतळ गर्द म 
३ 


द्‌ 
® 
ह्‌ 


१०४ ज्ञानयोग 


नुम गिर गये | जब स्मृति यह सब्र तुम्हारे मन मे छा देगी केबळ तभी 
तुम वीर-से खडे हो सकोगे तथा ससार के कटाक्ष तुम हँसकर उडा 
दे सकोगे । तभी वीर की तरह खडे होकर तुम कह सकोगे, “ मृत्यो, 
नुझसे मै जरा भी नहीं डरता, तुम व्यर्थ क्यों मुझे डराने की चेष्टा कर 
रहे हो १ ” जब तुम जान जाओगे कि तुम पर मृत्यु का कोई प्रभाव 
नहीं है, तमी तुम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकोगे एव धीरे धीरे हम 
सभी इस मृत्युजयी अवस्था में पहुचेगे । 


आत्मा का पुनजेन्म होता है इसका कौन सा युक्तियुक्त प्रमाण 
हे? अब तक हम शका का समाधान कर रहे थे। हमने देखा कि पुन- 
जन्मबाढ अप्रमाणित करने के लिये जो युक्तियों उठाई जाती है वे 
खोखली है | अब पुनअन्मवाद के पक्ष मे जितनी युक्तियो हैं उनकी 
हम आलोचना करेगे । पुनरजन्मबाद के बिना ज्ञान असंभव है। मानो 
भैने रास्ते पर एक कुठा देखा । मै कैसे जान पाया कि वह कुत्ता ही 
है ! जैसे ही मरे मन पर उसकी छाप पड़ी वेस ही उसे मै अपने मन के 
पूर्वससक्रारो के साथ मिळोन छगा । मैने देखा कि वहीँ मेरे समस्त पूर्व 
सस्कार स्तर स्तर में अवस्थित हैं | ज्योह्ी कोई नया विपय आया 
स्योही मैने प्राचीन सस्कारो स उसकी तुलना की । जैसे ही मैने अनु- 
भव किया कि उसी की मॉति और भी कई संस्कार वहाँ विद्यमान 


१0 


२००, हँ < 
है , पसे ही उसकी तुळना करने ळगा--तमी मै तृप्त हुआ | मेने तव 


उसे कुत्ते के नाम से जान पाया, क्योकि पहले के कई सस्कारो के 
साथ वह मिछ गया । जब हम उस जसे सस्कार को अपने भीतर 


< 


नहीं देख पाने है तमी हममे असतोप पैदा होता है। इसीको अज्ञान कहते 


रु 
~ ०० 


हैं | और सन्तोप मिल जाने से ही ज्ञान कहलाता है । जब एक सेव 


4 


हैँ 


जगत्‌ १९ 


गिरा तो मनुष्य को असतोष हुआ । इसके बाद मनुप्य ने क्रमश इसी 
ग्रकार की कई घटनाएँ देखी । झंखछा की तरह ये घटनाएँ एक दूसरे 
से वंधी हुई थी । यह शुखळा क्या थी ? वह शुखळा यह थी कि समी 
सेब गिरते है। और इसीको उसने 'माध्योकर्पण ' का नाम दिया । 
अतएत्र हमने देखा कि पहले की अनुभूतियोँ न रहने से कोई नई 
अनुमति प्राप्त करना असभव है, क्योकि उस नयी अनुभूति से तुलना 
करने के लिये कुछ भी नही मिल सकेगा । इसलिये कई यूरोपीयन 
ढादीनिको का जो मत है कि “पैदा होते समय बच्चा ससारशत्व 
मन लेकर आता है! यदि सच हो तो संसार से उसे संस्कारथून्य मन 
लेकर जाना पडेगा क्योंकि नयी अनुभूति के साथ मिलने के लिये उसन 

कोई सस्कार ही नही हैं | अतएव हमने देखा कि इस पर्वसचित ज्ञान- 
माडार के विना कोई नया ज्ञान प्राप्त करना असंभव हे । वस्तुत. हम 
सभी को पर्वसचित ज्ञान-मांडार अपने साथ लेकर आना पडा है । ऐसे 
ज्ञान के विना जानने का और कोई दूसरा उपाय नही है। यदि हम 
यहाँ पर वह ज्ञान नहीं मिला हो तो अबश्य ही हमने अन्य कही स 
उसे प्राप्त किया होगा। मृत्यु से हम सदा डर जाते है, लेकिन 
क्यों? मुर्गी का एक वच्चा जो अभी पैदा हुआ है, एक चील को 
आते ढेखकर भाग गया | उसने कहाँ स तथा केसे सीखा कि चीळ 
मुर्गी के बच्चों को खा जाती है। इसका एक पुराना ब्रिइलेपण है, 

किन्तु उसे हम सिर्फ विश्छेपण ही नही कह सकते । वह स्वाभाविक 

सस्कार (०७७००) कहा जाता है । मुर्गी के उस छोटे बच्चे मे कहां 
से मरने का डर्‌ आया ? अंड से अभी अभी निकळी वढक पानी ॐ 

निकट आते ही क्यों कूद पडती है तथा तेरने लगती है * बह नो 

रह घुमी तेरना नही जानती थी, न तो पहले उसने विसीको मरन 


१९६ ज्ञानयाग 


आलोचना की जाय कि यह स्वाभाविक ज्ञान ह क्या। हमारे 
भीतर ही अनेक प्रकार के स्वाभाविक ज्ञान वतमान हें। मानों 
एक ब्यक्ति ने पियानो पर गाना वजाना सीखना छुर किया । पहल 
मरम ' की ओर गहरा व्यान देकर उंगलियों को चळाना पड़ता है, 
किन्तु कहे महीना तथा मालो अम्यास हो जाने पर उंगलियों आप ही 
आप ठीक ठीक स्याना पर चळती फिरती हे और वह स्वाभात्रिक हो 
जाता है | किसी समय जिमम ब्ानपूर्वक इच्छा का प्रयोजन होता था, 
उसम आर उसकी कोइ जरूरत न रह गई, एवं ज्ञानपूत्रक इच्छा के 
डिना ही वह अव सम्पन्न हो सकता है और उसी को स्वाभाविक ज्ञान 
कहते है । पहले वह इच्छा के साथ था, अन्त म उसमे इच्छा का कोई 
प्रयोजन न रहा। किन्तु स्त्रामाविक ज्ञान का दल अमी पूरा नहा 
कहा गया है, अव भी आधा रह गया है | वह यह है कि जो सव 
जाय अव हमार लिय स्वाभाविक हैं, प्राय” उन सभी का हम अपनी 
२ सकत ह। शरीर की प्रति पेशी को ही हम 

अपन वह म ळा सकते है | आजकळ यह विपय हम समो को अच्छी 
तरह से ज्ञात है । अतएव अन्वयी व व्यतिरेकी इन दोनों उपायो से 
ही प्रमाणित किया गया हे कि जिसे हम स्वाभाविक ज्ञान कहते हैं 
काय के अवनत भाव के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। 

अनण्व जब सारी प्रकृति म एक ही नियझ का राज्य है तो समग्र 
उएनान-प्रमाण' का प्रयोग करके इस सिद्धान्त सह पहुच 


१ 
त्‌ 
छु] 
०१, ॐ 


जगत्‌ १९७ 


सकते है कि तिथग्‌ जाति व मनुष्य मे जो स्वाभाविक ज्ञान के रूप मे 
अकट होता है वह वेखल इच्छा का अवनत भाव है। 


बहिजगत्‌ मे हमे जो नियम मिला था, अधीत्‌ “ प्रत्येक क्रम- 
बिकास-प्रक्रिया के पहले एक क्रम-संकोच-प्रक्रिया रहती है और 
क्रमसकोच के साथ साथ क्रमविकास मी रहता है ” इस नियम से हम 
स्वाभाविक ज्ञान का कौनसा तापर्य निकाठ सकते है यही कि 
स्वाभाविक ज्ञान विचारपूर्वक कार्य का क्रम-सकुचित भाव है | अतएव 
अनुष्य अथवा पञ्च मे जिसे हम स्वाभाविक ज्ञान कहते है वह अवश्य 
ही पूर्ववर्ती इच्छाकृत कार्य का क्रम-संकोच भाव होगा। और ' इच्छा- 
कृत कार्य ! कहने से पहले यह अपने आप ही स्वीकृत हो जाता है 
कि हमने अमित्रता या अनुमव का लाम किया था । पूर्वक्ृतकाय से 
वह संस्कार आया था और वह संस्कार अब भी विद्यमान है। मरने 
का भय, जन्म से ही तैरने छगना तथा मनुष्य मे जितने अनिच्छाकृत 
स्त्रामात्रिक कार्य पाये जाते है वे सभी पूर्घ-काये व पूवे-अनुभूति के फळ है 
लाजै ही अव स्वाभाविक ज्ञान के रूप मे परिणत हुये हैं। अब तक 
इस विचार मे हम आसानी से आगे बढ़ सके है और यहाँ तक आधुनिक 
विज्ञान भी हमारा सहायक रहा । आधुनिक वैज्ञानिक धीरे धीरे प्राचीन 
ऋषियों से सहमत हो रहें है एवं प्राचीन ऋषियों के मत को वैज्ञानिक 
जह तक मान ळते है वहां तक कोई गडवड नही है।वैज्ञानिक मानते है 
के प्रत्यक मनुष्प एब प्रत्यक पडु कई अनुभृतिया की समष्टि लेकर 
जन्म खेत ह, वे बह भी मानते है कि मन के ये सत्र कार्य पूर्व अनुभूति 
के फळ है । किन्तु यहाँ पर वे लोग और एक प्रश्न पूछते हैं: उन लोगो 
का कहना हें कि यह त्रात कहने की क्या आवश्यकता है कि ये अनु- 


१९८ है ज्ञानयोग 


भृति आत्मा की है? ऐसा कहना ही ठीक है कि वे मत्र शरीर के 
धर्म हैं | इसे आनुबशिक सूचार (Heredstary Transmssion) ही कह 
सकते है | यही दोप प्रश्न है| जिन सव संस्कारों को छकर मने 
जन्म लिया है वे हमारे प्रत्रेजो के सचित सस्कार हैं, ऐसा हम क्यो न 
कहे ? छोटे जीवाणु से लेकर सर्वश्रेष्ठ मनुष्य तक सभो के कर्मसस्कार 
मुझमे मिळे हुए हैं, किन्तु आनुवशिक संचार के कारण ही मुझमें वे 
आकर मिळ गये हैं । यदि हम ऐसा कद्दते तो कौनसी वाधा होती ? यह 
प्रश्न वहुत ही सूक्ष्म है। हो, इस आनुवेशिक संचार को कुछ अश तक 
हम मानते है। लेकिन हम इतना ही मानते है कि इससे आत्मा को रहने के 
छिये एक स्यान मिळ जाता है। हम अपने पूर्व कर्मों के द्वारा शरीरविशेष 
का आश्रय छेते हैं । और जिन्होंने उस आत्मा को सतान के रूप मे 
प्राप्त करने को स्त्रयं को उपयुक्त किया है, उनसे ही वह आत्मा उपयुक्त 
उपादान ग्रहण करती है। आनुत्रशिक संचारवाद ( 2००७ 0£ 
मथ०काए ) किसी प्रमाण के विना ही एक अढमत बात मानता दै कि 
पन क सस्कार को छाप जड मे रह सकती है। जब मे तुम्हारी ओर 
नखा हूँ तब मेरे चिन्ता-हढ म तरग उठती है। वह तरंग थोड़े ही 
नमय मे लुप्त हो जाती है; किन्तु सुक्ष्म रूप मे वह तरंग के रूप में ही 
वतमान रहती है | हम यह सम्भ सकते हैं | हम यह भी समझ सकते 
दै कि भौतिक सस्कार शरीर मे रह सकते है। किन्तु इसका क्या प्रमाण 
है कि शरीर के भग होने पर मानसिक सस्कार शरीर में रहते है ! 
किसके द्वारा ये सस्कार सचारित- होते हैं ? मानो, मन का प्रत्येक 
मस्कार शरीर म रहना सम्भव है; मानो आनुवेशिकता के अनुसार 
शादिम मनुप्य से ठेकर सव पूर्वजों के संस्कार मेरे पिता के शरीर मे 
मान ह एव पिता के शरीर से में उन्हें प्राप्त कर रहा हूँ । कैसे ! 


जगत्‌ - १९२ 


तुम शायद कहोगे जीवाणकोप ( Bro plasmic Cell ) के द्वारा । 
किन्तु यह कैसे समव हो सकता है? क्योंकि पिता का शरीर तो संतान 
में सम्यूण रूप से नही आता है। एक ही पिता-माता की कई सतान 
हों सकती है । इसलिय यदि हम यह आनुवशिक संचारवाद मान ळे 
तो यह भी हमे अवश्य स्वीकार करना पडेगा कि प्रत्येक संतान के 
जन्म के साथ-ही-साथ पिंता-माता को भी अपनी निजी मनोवृत्ति का 
कुछ अंश खोना पडेगा, ( चूँकि उन छोगो के मत से सचारक ब 
सचार्य एक अर्थीत भौतिक है.) एवं यदि तुम कहोगे कि उनकी सारी 
मनोबुत्तियौँ ही सचारित होती है तो यह वात माननी पड़ेगी कि प्रथम 
सन्तान के जन्म के वाद ही उन छोगो का मन पूर्ण रूप से शून्य 
हो जायगा । फिर यदि जींवाणुकोप में चिरकाल के अनत सस्कार 
रह जायें तो पूछा जायगा कि ये कहाँ रहते हैं और किस रूप 
से १ यह पक्ष बिलकुल असम्भव है । जब तक ये जडवादी 
प्रमाणित न कर सके कि केसे वे संस्कार उस कोप में रह सकते है 
तथा कहो रह सकते है एवं “ भौतिक कोप मे ये मनोवृत्तियाँ निद्रित 
रहती है” इसका तात्पर्य वे जब तक समझा नही सकते तव तक 
उनका सिद्धान्त मान लेना असम्भव है | इतना तो हम अच्छी तरह 
समझ जाते है कि ये सस्कार मन के भीतर ही निवास करते है। मन 
ही वार बार जन्म ग्रहण करता आता है, मन ही अपने उपयोगी 
उपादान ग्रहण करता है और इस मन ने जिस शरीरविशेप के धारण 
करेन के उपयुक्त कमै किये है, तन्रिमोणोपयोगी उपादान जब तक 
वह नही पाता, तव तक उसे राह देखनी पड़ती है । यह हम अनुभव 
करते हैं। अतएव आत्मा के लिए ढेहगठनोपयोगी उपादान प्रस्तुत 
करने तक ही आनुवंशिक संचाखाद स्वीकृत किया जा सकता है। परन्तु 


२०० ज्ञोनथोग 


आत्मा देह के बाद देह ग्रहण करती है, शरीर के वाद शरीर प्रस्तुत 
करती है; और हम जो कुछ चिन्ता करत है, हम जो कुछ कार्थ करते 
वही सूक्ष्म भाव मे रह जाता है और समय आने पर वे ही स्थूळ रूप 
में व्यक्त भाव धारण करके आत्मप्रकाश के छियि उन्मुख होते हैं । में 
अपना अभिप्राय तुम्हे और भी अधिक स्पष्ट रूप से कह दँ। जव कमी 
में तुम लोगों की ओर देखता हूँ तो मेरे मन मे एक तरग उठती है । 
बह मानो मेरे चिन्ताहद के भीतर डूब जाती है, सूक्ष्म से सक्ष्मतर होती 
जाती है, परन्तु वह बिळकुछ ही नए नही हो जाती। मन मे बह 
करिसी भी मुहू मे स्मृति-तरंग के रूप मे प्रकट होने को प्रस्तुत रहती 
है। इसी तरह मेरे मन के भीतर ही यह समस्त संस्कारसमष्टि विद्यमान 
है जो मृत्यु के समय पर साथ ही बाहर हो जायगी । मानो, इस कमरे मे 
कहीं एक गेद पड़ी है और हम सव एक एक छड़ी से सव ओर से उसे 
मारने ठगे | गेद कमरे के एक कोने से दूसरे कोने मे दौड़ने ळगी 
दरवाज़े के नजदीक जाते ही वह वाहर चली गई । वह किस शक्ति 
से वाहर चली जाती है “--जितनी छड़ियाँ उसे मारी गई थी उनकी 
सम्मिलित शक्ति से क्रिस ओर उसकी गति होगी, यह भी इन सभी 


के समेत फळ सेनिणित होगा । इसी प्रकार, शरीर का पतन होने पर . 


आत्मा की गति का निणीयक क्या होगा ? उसने जैसे कमै किये है, 
जेसी चिन्ताए की है, वे ही उसे किसी विशेष दिशा मे परिचालित 
करंगी। अपने भीतर उन सतो की छाप लेकर वह आत्मा अपने 
गन्तब्य की ओर अग्रसर होगी । यदि समवेत कर्मफल इस प्रकार हो 
कि मोग के छियि उसे पुनः एक नया शरीर गढ़ना होगा तो वह ऐसे 
पिता-माता के पास जायगी जिनसे तैसे शरीर गठन करने के उपयुक्त 
उपादान प्राप्त कर सके और उन्ही उपादानो के द्वारा वह एक नया 


जगत्‌ २०१ 


शरीर धारण कर लेगी । इसी तरह वह आत्मा एक देह से दूसरी देह 
"मे जाती रहेगी, कमी खर्ग मे जायगी तो कमी पृथ्वी पर आकर मानव 
“देह घारण करेगी अथवा अन्य कोई उच्चतर या निम्नतर जीव-शरीर 
घारण करेगी । और इस प्रकार वह तब तक आगे बढ़ती जायगी जब 
तक उसका भोग समाप्त होकर वह अपने निजी स्थान पर छौट न 
आयेगी | तमी वह अपना स्वरूप जान सकती है, जान सकती है कि 
बह यथार्थतः क्या है। तब समस्त अज्ञान दूर हो जाता है और उसकी 
सारी शक्तियों प्रकाशित होजाती है। वह तब सिद्ध हो जाती है, पूर्णता 
प्राप्त कर ठेती है, तव उसके लिये स्थूळ शरीर की सहायता से कार्य 
करने की कोई आवश्यकता नही रह जाती। सूक्ष्म शरीर के द्वारा कारय 
करने की भी आवश्यकता नही रहती। वह तब स्त्रयंज्योति व मुक्त हो 
जाती है, उसका फिर जन्म या मृत्यु कुछ भी नही होता। 


अब इस बिपय पर हम और अधिक कुछ आलोचना नही 

करेगे । पुनजन्म के बारे मे केबल एक और वात की ओर आप लोगो 
का ध्यान आकर्पित कर हम यह आलोचना समाप्त करेगे | यही मत 
केवळ जीवात्मा की स्वाधीनता की घोषणा करता है | केत्रछ यही 
एक मत है जो हमारी सारी दुन्ेलताओ का दोप दूसरे के मत्ये 
नंही मढता । अपने निज के दोप दूसरे के मत्ये मदना मनुष्य की 
स्वाभाविक दु्रता है। हम अपने दोप नहीं देखते है । क्या आँखे 
कमी अपने को देख पाती है ? किन्तु बे दूसरे समो की ऑखि देख 
सकती है । हम मनुप्य है, अपनी दुर्वळताये, अपनी गळतियॉ मानने 
को हम तत्र तक राजी नही होते जव तक हम दृसरो पर ये सब 
द सकते हे | साधारणतः मनुष्य अपने दोपाँ तथा अपनी भलो 


२०२ ज्ञानयोग 


को पडोसियो पर ळाढना चाहता है। और यदि यह न बन सके 
तो इश्वर को इसके लिये उत्तरदायी बनाने की चेष्टा करता है- 
और यदि इसमे भी सफल न हुआ तो भाग्य नामक एक भूत की 
कल्पना करता है और उसी को इसके छिये उत्तरदायी करके 
निश्चिन्त रहता है! परन्तु प्रश्‍न यह है कि “भाग्य” नाम 
की यह वस्तु है क्या और रहती कहॉ है! हम तो जो कुछ बोते 
है उसीको पाते है | 


हमने स्य ही अपने अपने भाग्यो की सृष्टि की है। यद्यपि 
हमारा भाग खोटा हो तब भी हम किसी को उत्तरदायी नहीं 
बना सकते और यहि हमारे भाग्य अच्छे हो तो भी किसी की प्रशसा 
करने की आवश्यकता नहीं है। वायु सर्वदा बह रही है। जिन 
सब जहाजों के पाळ उठे रहते है उन्ही का वायु साथ देती है और 
वे ही उसके सहारे आगे बढ़ते है । किन्तु जिनके पाळ छगाये नही 
गये उन पर वायु का कोइ असर नहीं होता । किन्तु यह क्या वायु 
का दोष है ! हममे कोई सुखी है तो कोई दुःखी । क्या यह भी उन 
करुणामय पिता के कारण है जिनकी कृपा-रूपी वायु दिनरात बहती 
रहती है, जिनकी दया का अन्त नही है ? हम स्त्रय ही अपने माग्यों 
के निर्माता है। उनका सूर्य सभों के लिये उगता है चाहे वे हुर्बल 
हो या बलवान । साधु, पापी सभी के छिये' उनकी वायु बह रही 
है। वे समो के प्रभु है, पिता है, वे दयामय तथा समदर्शी है। 
क्या तुम टोगो की यह धारणा है कि हम छोटी छोटी चीजों को 
जिस इष्टि से देखते है, वे भी उसी दृष्टि से देखते है ? भगवान के 
सवध मे हमारी यह कितनी क्षुद्र धारणा है। कुत्ते के पिलळो की 


जगत्‌ २०३ 


तरह हम नाना विपयो के लिये आणपण से चेष्टा कर रहे है और 
मूर्ख की तरह हम समझ रहे है कि भगवान भी उन विषयों को 
ठीक उसी तरह सत्य समकर ही ग्रहण करेगे। इन पिरलो क 
इस खेळ का क्या अर्थ है, वे अच्छी तरह जानते है । उन पर सब 
दोप लाठ देना या यह कहना कि वे ही दण्ड-पुरस्कार देने के 
मालिक हे, मूर्खता की वाते है। वे किसी को दण्ड नहीं देते, पुरस्कार 
भी किसी को नही देते । प्रत्येक देश मे, प्रत्येक काळ मे और प्रत्येक 
दशा मे प्रत्येक जीत्र उनकी अनेत दया प्राप्त करने का अविकारी 
है। किस तरह उसका व्यवहार किया जायगा यह हम पर निर्भर 
रहता है। मनुष्य, ईश्वर या और किसी पर दोप छादने की 
चेष्टा न करो। जब तुम स्त्रय कष्ट पाते हो तो अपने को 
ही उसके लिये दोषी समझो एवे जिसस अपना कल्याण हो सके 
उसी की चेष्टा करो । 


पूवोक्त समस्या का यही समाधान है| जो लोग अपने दुःखो 
या कटो के लिये दूसरों को टोपी बनाते है (दुःख इस वात का है 
कि ऐसे लोगो की सख्या दिनो दिन बढ़ती जा रही हे) साधारणतया 
चे छोग टु्वेल-मस्तिष्क है; अपने क्म-दोष से वे ऐसी परिस्थिति में 
आ पड है, किन्तु अव वे इसलिये दूसरों का उत्तरदायी वना रहे 
ह~ इससे उनकी दशा मे तनिक भी पखितन नही होता वरन्‌ 
दूसरों पर दोप लादने की चेष्टा करने के कारण बे और मी टर्न 
बन जाते हैं | अतएव अपने टोप के छिये तुम किसी को उत्तरटायी न 
समझो. अपने ही प्रो पर खडे होने की चेष्टा करो, सच कामों के 
लिये अपने को ही उत्तरदायी समझो | कहो कि जिन को को हर 


"२० 3 ज्ञानयोग 


अभी बेल रहे है वे हमारे ही कृत कमो के फछ है | यदि यह मान 
छिया जाय तो यह मी प्रमाणित हो जायगा किं वे फिर हमारे ही 
द्वारा नष्ट भी किये जा सकेंगे | हमेन जो कुछ सृष्ट किया है उस 
समी का 'ंस भी हमीं कर सकते है, जो कुछ दूसरों ने बनाया है 
उसका नाश हमसे कमी नहीं हो सकता। अतएवं उठो, साहसी 
वनो, वीर्यवान होओ । सव उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले छो--यह 
याद रखो कि तुम स्त्रय ही अपने भाग्य के निमीता हो। तुम 
जो कुछ बळ या सहायता मागते हो वह तुम्हारे भीतर ही 
बिद्यमान है। इसलिये इसी ज्ञानरूपी शक्ति के सहारे तुम वळ 
ग्राप्त करो और अपना भविष्य अपने हाथों बनाओ | ' गतस्य 
शोचना नास्ति '-न-अब समस्त भविष्य तुम्हारे सामने पड़ा हुआ 
है। सवेदा तुम इस बात का स्मरण रखो कि तुम्हारी प्रत्येक चिन्ता, 
प्रत्येक कारये सचित रहेगा, और यह मी याद रखो कि ज़से तुम्हारी 
प्रत्येक असत्‌ चिन्ता या असत्‌ कार्य शेरों की तरह तुम पर कूद 
पड़ने की चेष्टा करेगा वैसे ही सत्‌ चिन्ताऐ एव सत्‌ कायै भी 
हजारों देवताओं की शक्ति लेकर सर्बदा तुम्हारी रक्षा के लिये 
उद्यत रहेगे । 


१०, बहुल में एकत्व 


पराच्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भूस्तस्मात्‌ परान्‌ पश्यति 
नान्तरात्मन्‌ । 

कश्चिद्धीर . . प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तचक्षुरमुतलमिच्छन्‌ ॥ 
--करठोपनिपद्‌ , द्वितीय अध्याय, प्रथम बल्ली | 


४ स्त्यमू ने इन्द्रियो को वहिमुख होने का विधान बनाया है, 
इसीलिये मनुष्य सामने की ओर (विपयो की ओर ) देखता है. 
अन्तरात्मा को नहीं देखता । कोई कोई ज्ञानी व्यक्ति जो विपयो की 
ओर से निवृत्तदष्टि है और अमृतत्व प्राप्ति की इच्छा रखता है, अन्तरस्थ 
आत्मा को देखा करता है।” हम देख चुके है कि वेदो के संहिता 
` भाग मे तथा अन्य ग्रन्थो मे भी जगत्‌ के तत्व का जो अनुसन्धान हो 
रहा था उससे बाहरी प्रकृति की तत्वालोचना द्वारा ही जगत्‌ के कारण 
का अनुसन्धान करने की चेष्टा की गई थी, उसके बाद इन समी सत्य 
की खोज करने वारो के हृदय मे एक नवीन प्रकाश आलोकित हुआ; 
उन्होंने समझ छिया कि वहिजेगत्‌ के अनुसन्धान द्वारा वस्तु का वास्त-- 
विक स्त्ररुप जानना असम्भव है | फिर किस प्रकार उसको जानना 
होगा * बाहर की ओर से दृष्टि को फिरा कर अर्थात्‌ भीतर की ओर दृष्टि 
करके जानना होगा। और यहो पर आत्मा का विरोपण स्वरूप जो 
'ग्रन्यक्‌ ` शब्द प्रयुक्त हुआ है वह भी एक विशेष माव का द्योतक 
हे । प्रत्यक्‌ अ्ोत्‌ जो भीतर की ओर गया है -हमारी अन्तरतम वस्तु 


ज्ञानयोग 


~) 
OO 


a 


~ 0७ _ 


हदय-केन्द्र, वही परम वस्तु जिससे मानो सत्र बाहर आया है, वही 

८५ न्द्रियो गै __ 
मध्यवर्ती सूर्य जिसकी किरण है मन, शरीर, इन्द्रियों और जो कुछ 
हमारा है वह सब । 


‹ प्राचः कामाननुयन्ति बालास्ते मृत्योयन्ति बिततस्य पाशम्‌ । 
अथ धीराः अमृतलव विदित्वा धुवमध्नुवेखिह न प्रार्थयन्ते ॥ 


( कठ--धू्रोक्त ) 


“ ब्रालबुद्धि मनुष्य बाहरी काम्य वस्तुओं के पीछे दौड़ते फिरते 
है | इसीिये सब ओर व्याप्त मृत्यु के पाश मे बध जाते है, किन्तु 
रानी पुरुष अमृतत्व को जान कर अनित्य वस्तुओं मे नित्य वस्तु की 
खोज नही करते । ” यहाँ पर भी यही माब प्रकट होता है कि सीमित 
वस्तुओ से पूर्ण बाह्य जगत्‌ मे असीम और अनन्त वस्तु की खोज 
व्यथ है---अनन्त की खोज अनन्त मे ही करनी होगी और हमारी 
अन्तर्यती आत्मा ही एक मात्र अनन्त वस्तु है। शरीर, मन आदि 
जितना थी जगत्प्रपञ्च हम देखते हैं अथवा जो हमारी चिन्ताये 
अथवा विचार है कुछ मी अनन्त नही हो संकता। इन सभी की 
उत्पत्ति काळ मे है और ळय भी काळ मे है। जो द्रष्टा साक्षी पुरुष 
इन सब को देख रहा है, अर्थात्‌ मनुष्य की आत्मा, जो सदा जाग्रत 
है बही एक मात्र अनन्त है, बही जगत्‌ का कारणस्तरूप है; अनन्त 
की खोज करने के लिये हमे अनन्त मे ही जाना पडेगा-उस अनन्त 
आत्मा मे ही हम जगत्‌ के कारण को देख पायेगे | ' यदेवे तदसुत्र 
यदमुत्र तदन्विह । मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ' 
{ कठ--प्ू्रोंक्त ) | “जो यहो है वही बह मी है; जो बहो है वही 


बहुत्व में एकत्व 003 


he 


यहो मी है। जो यहे नाना रूप देखते है वे बारबार मृत्यु को 
प्राप्त होते है । ' सहिता भाग मे हम ठेखने है कि आर्यो मे स्वे 
जाने की विशेष रूप से इच्छा रहती थी। जब वे जगतप्रपञ्च से 
विरक्त हो उठे तो स्त्रमाचत ही उनके मन मे एक ऐसे स्थान मे जाने 
की इच्छा हुई जहे ढु ख से बरिळकु रहित केवल सुख ही सुख हो । 
'ऐसे स्यानो का ही नाम स्वर्ग है-जहॉ केवल आनन्द ही होगा, 
जहो शरीर अजर अमर हो जायगा, मन भी वैसा ही हो जायगा और 
बे वरहो पितृगणो के साथ सदा तरास करेगे । किन्तु दाशनिक विचारों 
की उत्पत्ति होने के वाद इस प्रकार के स्त्रम की धारणा असगत और 
असम्भव मालूम पड्न रगी। ' अनन्त - किसी एक देश मे है, ? यह 
वाक्य ही स्त्रचिरोधी है। किसी भी स्थानविशेष की उत्पत्ति और नाश 
दोनो ही काळ मे होते हैं | अतः उन्हे स्त्र्गबिषयक धारणा का त्याग 
कर देना पडा । वे धीरे धीरे समञ्ज गय कि ये स्र स्तरमै मे रहने चाळे 
देवता छोग एक समय इसी जगत्‌ के मनुष्य थे, बाढ मे किसी सत्कम 
के पळस्त्ररूप वे देता वन गये हैं: अतः यह देवत्व केवछ विभिन्न 
पो का नाम मात्र हे | वेद का कोई मी देत्रता किसी व्यक्तिविशेष 
का नाम नहीं है । 


इन्द्र या वरुण किसी व्यक्ति के नाम नही हे। ये सब 
बिभिन्न पदो के नाम हैं| उनके मत के अनुसार जो पहले इन्द्र थे 

अत्र इन्द्र नही हैं. उनका इन्द्रः अब नहीं हे. एक अन्य व्यक्ति 
यहाँ से जाकर उस पढ पर आख्द हो गया हे। समी देवताओं 
के सम्बन्ध मे इमी प्रदार समझना चाहिए | जो सत्र मनुष्य कमै 


योग्य अवस्था को प्राप्त कर चुके है 


[a bn 


बिक 
दा वळ से बनव प्राप्ति के 


२०८ ज्ञानयोग 


वे ही सव इन पदो पर समय समय पर प्रतिष्ठित होते है । किन्तु 
इनका भी बिनाश होता है | प्राचीन ऋगवेद मे ठेवताओ के सम्बन्ध 
मे हम इस अमरत्व शब्द का व्यवहार देखते है अत्रय, किन्तु वाद 
के काळ मे इसका एकदम परित्याग कर दिया गया है; कारण, 
उन्होने देखा कि यह अमरन्व देश-काळ से अतीत होने के कारण 
किसी भौतिक वस्तु के सम्बन्ध मे प्रयुक्त नही हो सकता, चाह 
वह वस्तु कितनी ही सूक्ष्म क्यो न हो। वह कितनी ही सूक्ष्म क्यो 
न हो, उसकी उत्पत्ति देश-काठ में ही है, कारण, आकार की उत्पत्ति 
का प्रधान उपाठान देश है। देश को छोड़ कर आकार के विपय 
की कर्पना करके देखो, यह असम्भव है | देश ही आकार के निमीणः 
का एक विभिट उपादान है--उस आकृति का निरन्तर परिवर्तन 
हो रहा है | देश और काल माया के भीतर है। और स्त्री भी इसी 
पृथ्वी के समान देश-काल की सीमा से वद्ध है यह भाव उपनिपदो' 
के निम्नलिखित इछोकांश मे व्यक्त किया गया हें--' यदेवेह 
तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह '- जो कुछ यहा है वह बहॉँ है, जो कुछ 
वहाँ हे वही यहो भी है।' यदि ये ही देवता हैं तो जो नियम 
यह! हं गह वहा भी लागू होते है, और सभी नियमों. का चरम 
उद्देश्य है--विनाश, और वाद मे फिर नये नये रूप धारण करना । 
इसी नियम के द्वारा सभी जड पढाथे विभिन्न रूपो में परितित हो 
रहे है, और टूट कर, चूरचूर होकर फिर उन्ही जड कणों मे 
परिणत हो रहे है । जिस किसी वस्तु की उत्पत्ति है, उसका विनाश 


हाता ह ६। अतएव यदि खगे हैतो वह भी इसी नियम के 
अधीन होगा । 


बहुत्व में एकत्व २०९, 


उसकी छाया के रूप मे मृत्यु रहती है। वे दानो सदा एक साथ 
ही रहते है । कारण. वे परस्पर विरोधी नही हैः वे दोनो पूर्ण 
पृथक्‌ सचाये नहीं हैं, वे एक हीं वस्तु के दो विभिन्न खस है. बह 
एक ही अस्तु जीवन-मृत्यु, सुख-दुख, अच्छेदुरे आदि रूप + 


प्रकाशित हो रही है। अच्छी और बुरी ये ठोनो सम्पूण रूप से 
पय वस्तुये हैं और वे अनन्त काळ से चली आ रही है 


लै 


रूप है--जो कमी अच्छे रूप में और कमी बुरे रूप मे प्रतिभात 
हो रही है, बस | यह विभिन्नता प्रकारगत नहा. पारंमाणगत गत है 


he 


उनका भेट वास्तव में मात्रा के तारतम्य मे है। हम देखते हैं कि 
एक ही स्नायुग्रगाळी अच्छे बुरे दोनो प्रकार के प्रवाह को 

जाती है। किन्तु यदि स्नायुमण्डळी किसी प्रकार से विगड़ जाय 
तो किसी प्रकार की अनुभूति ही न होगी। मान छो, ण्क स्नायु 


_ 


में पक्षावात हो गया, उस समय उसमे से होकर जो सुखकर 
अनुभति आती थी बह नही आयेगी, और दु खकर अनुभूति मी 
नही आयेगी । वे सुख दुख कमी भी पृथक नही होते, वे मानो सर्वढा 
एकत्र ही रहते ह ओर एक ही वस्तु जीवन में कभी कभी द'ख 
का उत्पादन करती है । एक ही वस्तु किसी को मुख और किसी 


को दुख देती है। मांसाहार से खाने बाळे को सुख अवश्य मिळता 


४० 


हे, किन्तु जिसका मास खाया जाता है उसे तो भयानक कष्ट है। 


विपय ही नही जो सव को समान रुप से मुख देना हो। 
कुछ छोग मुखी हो'रह है और कुछ दु'वी इमी प्रकार चढेगा । 


SS 


२१० ज्ञानयांग 


अतः अब यह स्पष्ट होगया कि यह द्वैतमाव वास्तव मे मिथ्या हे | 
इससे क्या प्राप्त हुआ! मैं पहले व्याख्यान मे ही यह कह 
चुका हुँ कि जगत्‌ मे ऐसी अवस्था कमी आ ही नहीं सकती जब 
सभी कुछ अच्छा हो जायगा और बुरा कुछ भी नहीं रहेगा। इससे 
अनेक व्यक्तियों की चिर घोषित आशा अत्रशय चूर्ण हो जायगी, 
अनेक इससे भयमोत भी होंगे किन्तु इसे स्त्रीकार «करने के 
अतिरिक्त मैं अन्य उपाय नही देखता। यदि मुझे कोई समझा दे 
कि वह सत्य है तो मे समझने को तैयार हूँ, परन्तु जब तक मेरी समझ 
मे नही आता तब तक कैसे मान सकता हूँ! 


मेरे इस कथन के विरुद्ध कुछ युक्तियुक्त माळूम पड़ने वाळा 
एक तर्क है कि क्रमविकास की गति के क्रम से समयानुसार जो 
कुछ अशुभ हम देखते है सभी चला जायगा--इसका फल यह 
होगा कि इसी प्रकार कम होते होते लाखों बप के बाद एक ऐसा 
समय आयेगा जब सभी अशुभ नष्ट हो कर केबल शुभ ही 
शुभ झाप रह जायगा। ऊपर से देखने पर यह युक्ति एकदम 
अखण्डनीय माळूम पड सकती है । इंख्रेच्छा से यदि यह सत्य होती 
तो बड़ा ही आनद होता, किन्तु इस युक्ति मे एक ढोोप है। वह यह 
कि यह जाम और अशुभ दोनों को निर्दिष्ट परिमाण मे ळेती है। 
यह स्त्रीकार करती है कि एक निर्दिष्ट परिमाण मे अशुभ है; मान छो 
कि वह १०० है, और इसी प्रकार निश्चित परिमाण मे जुम भी है 
और यह अशुभ कम होता जा रहा है और केवळ छुभ बचता जा 
रहा है । किन्तु क्या वास्तव मे ऐसा ही हे? जगत्‌ का इतिहास 
साक्षी हे कि शुभ के समान अझभ भी क्रमशः बढ़ ही रहा है । 


बहुत्व मै एकत्व २११ 


समाज के अत्यन्त निम्न स्तर के व्यक्ति को छीजिये | वह जगल 
में रहता है, उसके भोगसुखों की सख्या कमे है, इसलिये उसक 
द'ख भी कम है। उसके दुःख केवळ इन्द्रियत्रिषयो तक ही “सीमिन 
हैं। यदि उसे पर्याप्त मात्रा मे भोजन न मिले तो वह दु.,खी हो जाता 
है । उसे खूब मोजन दो, उसे स्वच्छन्द हो कर घूमने फिरने और 
शिकार करने दो, वह पूरी तरह सुखी हो जायगा । उसका घुख-हु.ख 
समी केवल इन्द्रियो मे ही आबद्ध है। मानळो कि उसका ज्ञान बढ़ने 
लगा | उसका सुख बढ़ रहा है, उसकी बुद्धि खुळ रही है, वह जो 
सुख पहले इन्द्रियो मे पाता था अब वही सुख उसे बुद्धि की वृत्तियो 
को चळाने मे मिळता है । वह एक सुन्दर कबिता पाठ करके अपचत 
सुख का स्वाद रेता है । गणित की किसी समस्या की मीमांसा करने 
मे ही उसका सम्पूण जीवन कट जाय, इसी मे उसको परम सुख 
प्राप्त है। किन्तु इसके साथ साथ असम्य अवस्था मे जिस तीत्र यत्रणा 
का उसने अनुभव नहीं किया, अब उसके स्नायु उसी तीव्र येत्रणा 
का अनुभव करने के भी क्रमशः अभ्यासी हो जाति है, अत. उसे तीत्र 
मानसिक कष्ट होता है | एक बहुत ही साधारण उदाहरण ढीजिये । 
तिब्बत देश मे विवाह नही होता, अतः वहाँ प्रेम की ईष्यी भी नहीं 
पाई जाती, फिर भी हम जानते ही है कि विवाह अपेक्षाकृत उन्नत 
समाज का परिचायक है | तिब्बती लोग निष्कछक स्वामी और 
निष्कलक स्त्री के विडुद्ध दाम्पत्य-प्रेम का सुख नहीं जानते | किन्त 
साथ ही किसी पुरुप या स्त्री के पतन हो जानि से दूसरे के मन म 
कितनी भयानक ईर्ष्या, कितना अन्तढीह उपस्थित हो जाता हैं वे य 
भी नहीं जानते। एक ओर उच्च धारणा से सुख म वृद्धि 
अचर्य, किन्नु दूसरी ओर इससे दु. की मी वृद्धि हुई । 


२१२ ज्ञानयोग 


आप अपने देश की ही बात छीजिये-- पृथ्वी पर इसके समान 
घनिको का देश दूसरा नही है--और दुःख कष्ट यहाँ किस प्रबळ रूप 
में विराजमान है वह भी देखिये। अन्यान्य देशों की अपेक्षा यहो पागळों 
की सख्या कितनी अधिक है,! इसका कारण है, यहाँ के लोगो की 
वासनाये अति तीव्र, अत्यन्त प्रबळ हैं । यहाँ के छोगों को जीवन का 
स्तर सर्वदा ऊँचा ही रखना होता है। आप लोग एक वर्ष मे जितना 
खर्च कर देते हैं, वह एक भारतीय के छियि जीवन भर की सम्पत्ति के 
बराबर है। और आप छोग दूसरों को उपदेश भी नहीं दे सकते कि 
खर्च कम करो, कारण, यहाँ चारों ओर की अबरथा ही ऐसी है कि 
किसी विशेष स्थान मे इतने से कम मे खर्च ही नही चलेगा-- नहीं 
तो सामाजिक चक्र मे आपको पिस जाना पड़ेगा। यह सामाजिक चक्र 
दिन रात धूम रहा है--वह विंधंवा के ऑसुओं पर और अनाथ 
. ताळक-बालिकाओं के चीत्कार पर तनिक गी कान नहीं देता) आपको 
भी इसी समाज मे आगे बढकर चलना होगा, नही तो इसी चक्र 
के नीचे पिस जाना होगा। यहाँ सभी जगह यही अवस्था है । आप 
छोगो की भोगसम्बन्धी धारणा भी अत्यधिक परिमाण मे विकासप्राप्त 
हा गई है, आप का समाज भी अन्यान्य समाजो की अपेक्षा लोगों को 
अधिक आकर्षित करता है। आपके भोगों के भी नाना प्रकार के उपाय 
दे | किन्तु जिनके पास आपके समान भोगो की सामग्री नहीं है या 
कम है उनके ढिय आपकी अपेक्षा दुःख भी कम हैं । इसी प्रकार आप 
सभी जगह देखगे । आपके मन मे जितनी दूर तक उच्च अमिलाषाये 
रहगी आपको सुख भी उतना ही अधिक मिलेगा और उसी परिमाणमे 
इश भी । एक मानो दूसरे की छाया स्वरूप है। अशुभ कम होता जा 
रहा है यह वात सत्य हो सकती है, किन्तु उसके साथ ही झुम भी कम 


बहुत्व में एकत्व २१३ 


हो रहा है यह भी कहना पडेगा । किन्तु वास्तव मे एक ओर जैसा 
दुःख कम हो रहा है दूसरी ओर मेसा ही क्या करोडो गुना बढ नहीं 
रहा है? बात यही है कि सुख यदि समयुक्वान्तर श्रेणी (Anthme०ai 
7०५०९३०० ) के नियम से वढ रहा है तो हुःख समगुणितान्तर श्रेणी 
अथोत्‌ ( Geometrical progression ) के नियमं से बढ रहा है ऐसा 
कहना पडेगा। इसीका नाम माया है । यह न केवल सुखबाद है, 
न केवळ दुखबाद | वेदान्त यह नही कहता कि जगत्‌ केवल 
दुख मय है । ऐसा कहना ही भूल है । और जगत्‌ सुख से परिपूर्ण 
ह, यह कहना भी ठीक नही है | बाळको -के लिय यह जगत्‌ केत्रल 
मधुमय है--यहाँ केवळ सुख है, केवळ फूल है, केवळ सौन्दर्य हैं, 
केबल मधु है--इस प्रकार की शिक्षा ढेना मूळ है। हम सारे जीवन 
इन्ही फूलले का स्वप्न देखते है । और कोई एक व्यक्ति अन्य की 
अपेक्षा अधिक दुख भोगता है, इसीलिय सव दुखमय है यह 
कहना भी भूल है | जगत्‌ इसी द्वेत भाव से पूण अच्छे बुरे का खेल 
हे । वेदान्त इसके अतिरिक्त एक और वात कहता है। यह मत 
सोचो कि अच्छा और बुरा दो सम्भूण पृथक वस्तुय है । वास्तव में 
वह एक ही वस्तु है। एक ही वस्तु भिन्न भिन्न रूप से भिन्न भिन्न आकार 
म आविभूत हो कर एक ही व्यक्ति के मन मे भिन्न भिन्न भाव उत्पन्न 
करती है । अतझव वेदान्त का प्रयम कार्य है इस ऊपर से भिन्न प्रतीत 
होने बाढे वाझ जगत्‌ मे एकल का आत्रिष्कार करना । पारसीयो का 
मत है कि टो देवताओं ने मिलकर जगत्‌ की सृष्टि की है । यह मत 
अत्रय ही बहुत कम उन्नत मन का परिचायक है। उनके मत से जो 
अच्छा देवता ह्‌ वह सभी सुख का विधान कर रहा है; और बुरा 
दत्ता समी बुरे विषयो का विधान कर रहा है। यह स्पष्ट है कि ऐसा 


२१४ ज्ञानयाग 


हो तो प्रत्येक प्राकृतिक नियम के दो अंश हो जायंगे-कमीतो 
एक देवता उसे चछाता है, वह चला गया, उसकी जगह और एक 
आया | किन्तु वास्तव मे हम देखते है कि जो शक्ति हमे खाना पीना 
देती है वही दैवदुर्विपाक द्वारा अनेकों का संहार भी करती है । यह मत 
स्वीकार करने मे एक और गड़वड यह है कि एक ही समय दो देवता 
कार्य कर रहे है । एक स्थान पर एक किसी का उपकार कर रहा है, 
दूमरे स्थान पर दूसरा किसी का अपकार कर रहा है । फिर भी दोनों 
के बीच सामञ्जस्य बना रहता है--यह किस प्रकार सम्भव है ! 
अवश्य ही यह मत जगत्‌ के द्वैत तत्व को प्रकाश करने की एक 
बहुत ही स्थूछ प्रणाली मात्र है-इसमे कोई सन्देह नहीं । 


अब हम उच्चतर दर्शनों मे इस विषय में क्या सिद्धान्त माना 
गया है इस पर विचार करेगे। इनमें स्थूळ तत्व की बात छोड़कर 
सूक्ष्म भाव की दृष्टि से कहा जाता है कि जगत्‌ कुछ तो अच्छा है, 
छ बुरा | पहले जो युक्तिपरम्परा हमने ग्रहण की, उसके अनुसार 
जह भी असम्भव है। 


अतएव हम देखते है कि केवळ सुखवाद अथवा केवळ दुःख- 
पाद-किंसी भी मत के द्वारा जगत्‌ की यथार्थ व्याख्या या वर्णन 
नहीं होता । कुछ घटनाएँ. सुखवाद की पोषक है, कुछ दुःखबाद की 
समर्थक । किन्तु क्रमशः हम देखेंगे कि वेदान्त मे सभी दोष प्रकृति 
के कन्धो से हटाकर हमारे अपने ऊपर दिया गया है। और इसी 
म हमे विशेष आशा भी दी गई है। वेदान्त वास्तव मे अगल 
अस्वीकार नहीं करता । वह जगत्‌ की सभी घटनाओ के सभी अंशों 


वहुत्व में एकत्व २१५ 


का विश्लेषण करता है--क्रिसी भी विषय को छिपाकर रखना नहीं 
चाहता | वह मनुष्य को एकदम निराशा के सागर मे नही बहा 
देता । वह अन्नेयवादी भी नही है। उसने इस सुख-दुःख के प्रतीकार 
के उपाय का आविष्कार किया है, और यह प्रतीकार का उपाय वज्र 
के समान दृढ भित्ति पर प्रतिष्ठित है। वह ऐसा उपाय नही बताता 
जिससे कि केवळ बच्चे का मुँह बन्द कर दिया जाय एवे जिसे 
वह सहज मे ही समझ ले, ऐसे स्पष्ट असत्य के द्वारा उसकी इष्टि को 
अन्धा कर दिया जाय । सुन्ने याद है, जव मै बालक था उस समय 
किसी युवक के पिता मर गये जिससे वह बड़ा गरीव हो गया, एक बड़े 
परिबार का भार उसके गले पड गया। उसने देखा कि उसके पिता के 
मित्र लोग ही उसके प्रधान शत्रु है। एक दिन एक धर्माचार्य के 
साथ साक्षात्‌ होने पर वह अपने दुःख की कहानी कहने लगा और 
वे उसको सान्लना टेने के लिये कहने लगे, “ जो होता है अच्छा 
ही होता है. जो कुछ होता है अच्छे के लियेही होता है |” पुराने घाव 
को जिस प्रकार मखमल के कपड़े से ढक रखना होता है, धर्माचार्य की 
उपर्युक्त वात भी ठीक बैसी ही थी। यह हमारी अपनी दुर्बलता 
और अज्ञान का परिचय मात्र है। छ' मास के बाद उसी धमीचार्य 
के घर एक सन्तान हुई, उसके उपलक्ष्य मे जो उत्सव हुआ उसमे 
वह युवक मी निमत्रित था | धमीचार्य महोदय भगवान्‌ की पूजा 
आरम्भ करके बोले-- ईश्वर की कृपा के लिये उसे धन्यवाद है| 

तठ युवक उठकर चोला-' यह क्या कह रहे है ? उसकी कृपा 

कह है ! यह तो घोर अभिशाप हे ' धर्माचार्य ने पूछा-' बह 

केसे ¦ ' युवक न उत्तर दिया-- जव मेरे पिता की मत्यु हुई तव 

ऊपर ऊपर अमंगळ होने पर भी उसे आपने मंगल कहा था। इस 


२१६ ज्ञानयोग 


समय आपकी सन्तान का जन्म गी यद्यपि ऊपर ऊपर आपको मगर 
सा ळग रहा है किन्तु वास्तव मे मेरी दृष्टि से यह महा अमंगकारी 
माळूम होता है। ' इसी प्रकार जगत्‌ के दुःख-अमगळ को ढक 
रखना ही क्या जगत्‌ का दुःख दूर करने का उपाय हो सकता है ! 
प्यं अच्छे वनो और जो कष्ट पा रहें है उनके ऊपर दया करो। 
जोड जाड करके रखने की चेष्टा मत करो, उससे भवरोग दूर नहीं 
होगा । वास्तव मे हेमे जगत्‌ के बाहर जाना पडेगा । 


यह जगत्‌ सदा ही मळे और बुरे का मिश्रण है । जहो मलाई 
देखो, समझ छो कि उसके पीछे बुराई भी छिपी है| किन्तु इन सभी 
व्यक्त भावों के पीछे-इन सब विरोधी भावो के पीछे वेदान्त उसी 
एकत्व को देखता है । वेढान्त कहता है, बुराई छोडो, और भलाई भी 
छोडो । ऐसा होंने पर शेप क्या रहा? वेदान्त कहता है कि केवछ 
अच्छे बुरे का ही अस्तित्व हे यह बात नही । इनके पीछे एक 
ऐसी वस्तु रहती है जो वास्तव मे तुम्हारी हे, जो वास्तव मे तुम्हीं 
हो, जो सब प्रकार के शुभ और सब प्रकार के अशुभ के बाहर हैं । 
वही वस्तु शुभ और अशुभ रूप मे प्रकाशित हो रही है। पहले 
इसको जान ढी-तभी, और केवल तभी तुम पूण सुखवादी हो सकते 
हो । इसके पूर्व नही । ऐसा होने पर ही तुम सभी पर विजय प्राप्त कर 
सकते हो । इन्ही आपातप्रतीयमान व्यक्त भावो को अपने आधीन 
करो, तब तुम उस सत्य वस्तु को इच्छानुसार जैसा चाहो प्रकाशित 
कर सकोगे । तभी तुम उन्हे चाहे शुभ रूप मे, चाहे अशुभ रूप मे 
जसी इच्छा हा प्रकाशित कर सकोगे | किन्तु पहले तुम्हे स्वय अपना 
ही प्रभु बनना पडेगा । उठो, अपने को मुक्त करो, इस समस्त 


बहुत्व में एकत्व २१७ 


नियमों के राज्य के बाहर जाओ, कारण ये नियम प्रकृति के सभी 
अशो मे व्यापक नही है, वे तुम्हारे बास्तविक स्वरूप को बहुत कम 
प्रकाशित करते दै । पहले अपने को समझो कि तुम प्रकृति के दास 
नही हो, न कभी थे, न कमी होभोगे-प्रकृति यो तो अनन्त मालूम 
पडती है अवश्य, किन्तु वास्तव मे वह संसीम है। वह समुद्र का एक 
बिन्द॒ मात्र है, और तुम्ही वास्तव मे समुद्र रूप हो, तुम चन्द्र, सूर्य 
तारे समी के अतीत हो। तुम्हारे अनन्त सत्रप की तुलना मे वे 
केवळ वुढबुदो के समान है।यह जान छेने पर तुम अच्छे और 
बुरे दोनो पर विजय पा जाओगे | तमी तुम्हारी दृष्टि एकदम परि- 
वर्तित हो जायगी, तव तुम खडे हो कर कह स॒कोगे, ' मंगल 
कितना सुन्दर है और अमगळ कितना अद्भुत है |? 

वेढान्त यही करने को कहता है । वेटान्त 'यह नही कहता कि 
स्रणपत्र से घाव के स्थान को ढक कर खखो, और घाव जितना ही 
पकता जाय उसे और मी स्त्रणपत्रो से मढ दो | जीवन एक कठिन 
समस्या है इसमे मन्देह नही । यद्यपि वह वज्र के समान दुमै्य प्रतीत 
होता है, तथापि यदि हो सके तो इसेके बाहर जाने की चेष्टा करो 
¬ आत्मा इस देह की अपेक्षा अनन्त गुना शक्तिमान है । वेदान्त 
तुम्हारे कमै-फळ के लिये दूसरे देवता पर दायित्व नहीं डाळता, वह 
कहता है, तुम ख्रय ही अपने अद्ृट्ट के निर्माता हो । तुम अपने कमे- 
फळ से अच्छे और बुरे दोनो ही फल भोग करते हो, तुम अपने ही 
हाथो से अपनी ऑख मूँह कर कहते हो-अन्धकार है | हाथ हटाओ 
“उँट प्रकाश दिखेगा । तुम ज्योतिस्वरूप हो--तुम पहले से ही 


सिद्ध हो । अब हम- मृत्यो. स मृत्युमाप्नोति य इह्‌ नानेव पस्यति ? 
' उतत अति का अथ समञ्च पा रहे हैं | 


२१८ ज्ञानयोग 


किस प्रकार हम इस तत्व को जान सकते है ? यह मन जो 
इतना श्रान्त और हुँबछ है, जो इतने सहज में विभिन्न दिशाओं मे 
दौड़ जाता है, इस मनको भी सवल किया जा सकता है -जिससे 
वह उस ज्ञान का-उसी एकल का आमास पा संके। उस समय 
वही शान पुनः पुनः मृत्यु के हाथो से हमारी रक्षा करता है। “यथोदकं 
दुर्गे वृष्ट पवेतेपु विधावति । एव धर्मान्‌ पृथक्‌ पह्यंस्तानेवानुविधावति। ” 
( कठ० अ० २, वस्छी १, श्लोक १४ ) “ जळ उच्च दुर्गम भूमि में 
वरस कर जिस प्रकार पत्तों में से होकर विकीर्ण हो दौडता है, उसी 
प्रकार जो व्यक्ति गुणों को पृथक्‌ करके देखता है बह उन्हीं का 
अनुवर्तन करता है | ” वास्तविक शक्ति एक है, केत्रल माया मे पड़ 
कर अनेक होगई है | अनेक के पीछे मत हौड़ो, वस उसी एक की 
ओर अग्रसर होओ | “ हसः शुचिषदव्ुरन्तरिक्षसद्धोता नेदिपदतियि- 
दुरोणसत्‌ । नृषदवरसदृतसद्टयोमसदव्जा गोजा ऋतजा अट्रिजा ऋते 
वृहत्‌ । ” ( कठ० अ० २, बल्छी २, रोक २) “वह (वही 
आत्मा ) आकाशवासी सूर्य, अन्तरिक्षवासी बायु, वेदिघासी अग्नि और 
कछशवासी सोमरस है । वही मनुष्य, देवता, यज्ञ और आकाश मे है, 
वही जक मे, पृथिवी पर, यज्ञ मे और पर्यत पर उत्पन्न होता है; वह 
सत्य है, वह महान्‌ है। ” “ अग्निर्ययैको भवन प्रविछो रूप रूप 
अतिरूपों वमूव। एकस्तथा सबैभूतान्तरातमा रूप रूपप्रतिरूपो बहिश्च |” 
“ आयुयेबैको सुने प्रविष्ो खपे रूप प्रतिरूपो वभूत्र । एकस्तथा सर्व- 
भूवान्तरात्मा रूपे रूपं प्रतिरूपो वढ्डिच । ” ( कठ० अ० २, वरही २, 
“डीक ९-१०) “ जिस प्रकार एक" ही अग्नि जगत्‌ मे प्रविष्ट होकर ” 
दाह्य वस्तु के रूपभेद से भिन्न भिन्न रूप धारण करती है उसी प्रकार 
सव भूर्तो का एक अन्तरात्मा नाना वस्तुओं के भेद से उस उस वस्तु 


बहुत्व में एकत्व २१६. 


का रूप धारण कर लेता है, और सब के बाहर भी रहता है। जिस 
प्रकार एक ही वायु जगत्‌ मे प्रविष्ट होकर नाना वस्तुओ के भेद से 
तततब्रूप हो गयी है उसी प्रकार वही एक सव भूतो का अन्तरात्मा नाना 
बस्तुओ के भेद से उस उस रूप का हो गया है और उनके वाहर 
भी है।” जब तुम इस एकल की उपलब्धि करोगे तभी यह अवस्था 
होगी, उससे एवै नही। यही वास्तविक सुखवाद है--सभी जगह 
उसका दरीन करना । अन प्रश्न यही है कि यदि यह, सत्य है, यदि 
वह शुद्ध स्वरूप अनन्त आत्मा इन सब के भीतर प्रवेश करके रहता 
है तब यह क्यो सुख दुःख भोग करता है? क्‍यों वह अपवित्र 
होकर दुःख मोग करता है। उपनिपद कहते हैं कि वह दुःखानुमव 
नही करता। “सूर्यो यथा समैढोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चाक्ुपेः 
वाह्मयदौष॑ । एकस्तथा सर्वमूतान्तरामा न लिप्यते लोकदुःखेन 
बाह्यः | ” ( क॒ढ० अ० २, बल्छी २, इछोक ११ ) “ सभी लोको का 
चश्नुरूप सूर्य जिस प्रकार चक्षुग्राह्म वाह्य अपवित्र वस्तु के साथ लिप्त 
नही होता उसी प्रकार एक मात्र सव प्राणियो का अन्तरात्मा जगत्‌ 
सम्बन्धी दुःख के साय लिप्त नहीं होता, कारण वह फिर भी जगत्‌ 
के अतीत है। ”' हमे एक रोग ऐसा हो सकता है जिसके कारण 
हमे सभी कुछ पीले रग का दिखाई ढे, किन्तु इसेस सूर्य पर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता। “ एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूप बहुधा यः 
करोति । तमान्मस्य येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेपां सुख शाख्चत नेतरेषाम्‌ । ” 
( कठ० अ० २, चल्डी २, इछोक १२ ) “ जो एक है, सव का नियन्ता 
एवं सब प्राणियों का अन्तरात्मा, जो अपने एक रूप को. अनेक प्रकार 
, का कर लेता ह, उसका दर्शन जो जानी पुरुष अपने मे करते है, वे ही 
' “त्य सुखो ह, अन्य नही । ” * नित्योऽनित्यानां चननश्चेतनानामको 


_ 
"२२० ज्ञानयोग 


बहुनां यो विदधाति कामान्‌ । तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः 
शाइबती नेतरेपाम्‌ | ” ( कठ० अ० २, वस्छी २, इछोक १३) “ जो 
अनित्य वस्तुओं मे नित्य है, जो चेतना वालो मे चेतन है, जो एकाकी 
अनेको की सभी काम्य वस्तुओ का विधान करता है. उसका जो ज्ञानी 
छोग अपने अन्दर दशन करते है, उन्ही को नित्य शान्ति मिलती है, 
औरों को नहीं । ” बाह्य जगत्‌ मे वह कहे मिल सकता है! सथ 
चन्द्र अथवा तारे उसको केसि पा सकते है? “ न तत्र सूर्यो भाति, न 
चन्द्रतारक) नेमा विद्युतों भान्ति कुतोऽयमगिनि', तमेव भान्तमनुभाति स, 
तस्य भासा सत्रेमिद विभाति | ” ( कठ० अ० २, बहली २, इलोक १५) 
“ बहो सूर्ये प्रकाश नहीं देता, चन्द्र तारे आदि नहीं चमकते, ये 
विजछियोँ भी नही चमकती, फिर अग्नि की क्या बात ? सभी वस्तुये 
उस प्रकागमान से ही प्रकाशित होती है, उसी की दीप्ति से सब दीप्त 
होते है। " “ ऊ्थ्षमूलोऽ्राकृशाखः एषोऽश्चत्य' सनातनः | तदेव छुक्र 
तदूनह तदेवामृतमुच्यत । तस्मिंल्छोका: श्रिताः सबै तदु नात्ति कर्चन। 

तद्दत्‌ । ` (क८० अ० २, वल्ली ३, ३छोक १ ) “ ऊपर की ओर 
जिसका मूळ और नीचे की ओर जिसकी शाखाये है ऐसा यह चिरतन 
अध्वत्य वृक्ष ( ससार वृक्ष ) है। वही उज्ज्बछ है, वही ब्रह्म है, उसी को 


अमृत कहते है। समस्त ससार उसी में आश्रित है । कोई उसको अति- 
कमण नही कर सकता । यही वह आत्मा है। ? 


वेड के ब्राह्मण भाग मे नाना प्रकार के स्वर्गो की कथाये है । 
उपनिपद का यही कहना है कि खग जाने की इस वासना का त्याग 
करना होगा । इन्द्रलोक या बरुणछोक जाने से ही ब्रह्मद्रीन होगा 
यह वात नहीं है, वरञ्च इस आत्मा के अन्दर ही ब्रह्म का दर्शन 


बहुत्व मे एकत्व २२१ 


स्पट रूप से होता है । “ यथादश तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा 
पितलोके । यथाप्सु परीव ददृशे तथा गन्धवैछोके छायातपयोरिव 
ब्रलोके । ( कठ० अ० २, बल्छी ३, शलोक ५) “ जिस प्रकार 
आरसी मे छोग अपना प्रतित्रिम्व स्पष्ट रूप से देखते है, उसी 
प्रकार आत्मा मे ब्रह्म का दर्शन होता है। जिस प्रकार स्वप्न मे, 
हम अपने को अस्पष्ट रूप से देखते है उसी प्रकार पितुछोक मे 
ब्रह्मदर्शन होता है । जिस प्रकार जळ मे लोग अपना रूप देखते है 
उसी प्रकार गन्धर्वलोक मे ब्रह्मदरीन होता है। जिस प्रकार प्रकाश 
और ,छाया परस्पर पृथक्‌ है उसी प्रकार' ब्रह्मलोक मे ब्रह्म और 
जगत्‌ स्पष्ट रूप से पृथक माढूम पडते है । ” किन्तु फिर भी पृण 
रुप से ब्रह्मदर्शन नही होता । अतख वेदान्त कहता है कि हमारा 
अपना आत्मा ही सर्वोच्च स्वग हे, मानवात्मा ही पूजा के लिये 
सर्वश्रेष्ठ मन्दिर दै, वह सभी स्त्रगो से श्रेष्ठ है | कारण इस आत्मा 
मे उस स॒त्य का जैसा स्पष्ट अनुभव होता है और कही गी 
उतने स्पष्ट रूप से अनुभव नही होता । एक स्थान से अन्य स्थान 
म जाने से ही आत्मठशन के सम्वन्ध मे कुछ विशेष सहायता होती 
हो सो बात नही। जब मे भारतवर्ष में था तो सोचता था कि किसी 
गुफा मे वेठ कर शायद खूब स्पष्ट रूप से ब्रह्म को अनुभूति होगी, परन्तु 
उसके वाढ देखा कि यह वात नही ह | फिर सोचा जगल मे जाकर 
वठने से शायद सुविधा होगी। काशी की वात भी मन मे आई । 
सभी स्थान एक प्रकार के है, कारण हम स्भ्रय ही अपना जगत 
तयार कर छत है । यदि में बुरा वन जाऊ तो सभी जगत मन्च 
चुरा टीख पडेगा । उपनिपद्‌ यही कहते है और बही एक नियम 
सव जगह लाग होगा | यदि मेरी यही मृत्यु हो जाती है एवं यदि 


२२ ज्ञामयोग 


मै खर्ग जाता हूँ तो वहाँ मी मे सब कुछ यही के समान देखूँगा। 
जब तक आप पवित्र नहीं हो जाते तब तक गुफा, जंगल, काशी 
अथवा स्वरी जाने से कोई विशेष लाम नहीं। और यदि आप 
अपने चित्त रूपी दर्पण को निर्मळ कर सकें तब आप चाहे कही 
भी रहे, आप वास्तविक सत्य का अनुभव करेंगे। अतएब इधर 
उघर भटकना शक्ति का व्यर्थ ही क्षय करना मात्र 
है-उसी शक्ति को यदि चित्तद्पण को निमल बनाने मे लय 
किया जाय तभी ठीक होता है। निम्नलिखित इलोक मे इसी भाष 
का बर्णन है;-- 
न सन्दर तिष्ठति रूपमस्य 
न चक्षुपा पश्यति वश्चनैनम्‌। 
हृढा मनीषा मनसाभिकठ़प्तो 
य एतद्विदुरमृतास्ते मवन्ति | 
( कठ० अ० २, बल्ली ३, श्छोक ९, ) 
उसका खूप देखने की वस्तु नहीं। कोई उसको ऑख से 
नही देख सकता | हृद्य, संशायरहित बुद्धि एवं मनन के द्वारा वह 
प्रकाशित होता है। जो इस आत्मा को जानते है वे अमर हो जति 
है । जिन छोगो ने राजयोग सम्बन्धी मेरे व्याख्यान सुने हे उनके 
'लिये मै कहीं हूँकि वह योग ज्ञानयोग से कुछ भिन्न प्रकार 
आ है। ज्ञानयोग का ठक्षण इस प्रकार कहा गया है | जैसे:-- 
यढा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 
वुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्‌॥ 
( कठ० अ०२, तल्ली ३, इछोक १० ) 


बहुत्व मे एकत्व २२३ 


अर्थात्‌ जब सभी इन्द्रियो संयत हो जाती हैं, जब मनुष्य इनको 
अपना दास बना कर रखता है, जब वे मन को चंचछ नही कर 
पाती, तभी योगी चरम गति को प्राप्त होता है। 


यदा सर्वे प्रमुच्चन्ते कामा येऽस्य इदि श्रिता | 
अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥ 
यदा सुर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः । 
अथ मर्त्योऽमृतो भन्रत्येतातद्धय नुशासनम्‌ ॥ 
( कठ. अ. २, वल्ळी ३, इलोक १४, १५) 


“जो सव कामनाये मत्यै जीव के हृदय का ,आश्रय लेकर 
"रहती है वे सव जब नष्ट हो जाती है तब मनुष्य अमर हो जाता है 
और 'यही ब्रह्म को प्राप्त होता है। जब इस संसार मे हदय की 


सभी ग्रन्थियों कट जाती है तव मनुष्य अमर हो जाता है, यही 
उपदेश है ।” 


साधारणतः लोग कहते है कि वेदान्त, केबल वेदाभ्त ही क्यों, 
भारतीय सभी दन और धर्म इस जगत्‌ को छोड़ कर इसके बाहर 
जाने का उपदेश हेते हैं । किन्तु उपर कहे हुये दोनो इ्छोकों से 
प्रमाणित होता है कि वे स्त्री अथवा अन्य कही जाना नही चाहते, 
-अत्युत बे कहते हैं कि स्वर्ग के मोग, सुख, दुःख सब क्रणस्थायी है। 
जब तक हम दुर्य रहेगे तब तक हमे स्तरमै नरक आदि मे घूमना 
पड़ेगा, किन्तु आत्मा ही एक मात्र वास्तविक सत्य है।वे यह भी 
कहते है कि आहत्या द्वारा जन्म-मन्यु के उस प्रवाह को अतिक्रमण 
“महा किया जा सकता | हों. बास्तविक मार्ग पाना अन्यन्त कठिन 


२२४ ज्ञातयाग 


अवश्य है | पाइचात्य लोगो के समान हिन्दू मी क्रियात्मक रूप चाहते 

परन्तु दोनो का दृष्टिकोण मिन्न है । पश्चिमी लोग कहते हैं, ण्क 
अच्छा सा मकान बनाओ. उत्तम भोजन करो, उत्तम वस्त्र पहिनो, 
विज्ञान की चची करो. बुद्धि की उन्नति करो | ये सत्र करने के समय 


वे अत्यन्त उपयागी सिद्ध होत है। किन्तु हिन्द्र लोग कहते हैं, 


= 


~ 


आत्मज्ञान ही जगत्‌ का जान हैं । वे उसी आत्मन्नान के आन 
विभोर हो कर रहना चाहते हैँ । अमेरिका मे एक प्रसिद्ध अन्नेयवार्द 
वक्ता हैं, वे अत्यन्त सज्जन और एक बडे सुन्दर वक्ता भी है। 
धर्म के सम्बन्ध मे एक व्याख्यान देते और कहते हैं कि धर्म की 
कोई आवश्यकता नही है, परलोक को लेकर अपना मस्तिप्क खराव 
करने की हम तनिक मी आवश्यकता नही है | अपने मत को समझाने 
के लिये उन्होने इस उदाहरण को लेकर कहा है-जगत्‌ रूप यह 
सन्तरा हमारे सामने है. हम उसका सव रस वाहर निकाळ लेना 
चाहते है । मेरी एक वार उनसे भेट हुई | मैने उनसे कहा-“ मेरा 
आप के साथ एकमत है. मेरे पास भी यही फळ है, में मी उसका सत्र 
रस छना चाहता हूं। किन्तु आपसे मेरा मतभेद है केत्रळ इस विपय 
की ळकर कि यह फल ह क्या। आप इसे सन्तरा समझने है और 
में कहता इ यह आम ह। आप समझते हैं कि जगत म आकर खब खा 
पीकर, पहिन कर ओर कुछ वैज्ञानिक तत्र जानकर ही बस चुडान्त 

है गया, किन्तु आपको यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि 


उसे छाड्कर मनुष्य का और कोई कर्तव्य ही नही है | मेरे लिये तो 
धारणा विळकुळ ही छोटी है |" 


“उ 


उप 


याढि जीवन का एक मात्र कार्य यह जानना ही हो क्रि सत्र 


बहुत्व में एकत्व २२५ 


किस प्रकार भूमि पर गिरता है अथवा विद्युत का प्रवाह किस प्रकार 
'स्नायुओं को उत्तेजित करता है तब तो मै इसी क्षण आत्महत्या कर 
लूँ | मेरा संकल्प है कि मै सभी वस्तुओ के मम की खोज करूँगा और 
'जीवन का वास्तविक रहस्य क्या ह यह जानूँगा। आप प्राण के 
विभिन्न विकासो की आलोचना कीजिये, मै तो प्राण का स्तरूप 
;जानना चाहता हूँ । मे इस जीवन का समस्त रस सोख ठेना चाहता 
:हूँ । मेरा दशन कहता है कि जगत्‌ और जीवन का समस्त रहस्य 
'जानना होगा, ख्रर्ग नरक आदि का समी कुसस्कार छोड देना होगा, 
; चाहे उनकी सत्ता ठीक इसी पृथ्वी के समान क्यो न हो। मै इस 
„आत्मा की अन्तरात्मा को जानूँगा--उसका वास्तविक स्वरूप जानूँगा, 
"तह क्या है, यह जानेंगा, केवळ वह किस प्रकार कार्य करता है 
"एव उसका प्रकाश क्या है यह जान कर ही मेरी तृप्ति नही होगी । 
सभी वस्तुओ का “क्या! जानना चाहता हूँ-' केसे होती है,” यह 
खोज बाळक करते रहे । विज्ञान और क्या है * आपके ही किसी बडे 
आदमी ने कहा है- सिगरेट पीते समय जो जो होता है वही यदि 
मे लिख कर खख तो वही सिगरेट का विज्ञान होगा |” अवश्य ही 
वैज्ञानिक होना अच्छा है और गौर की वात हे--ईद्रर उनके 
अनुसन्धान मे सहायता और आजीर्चीद दे; किन्तु जव कोई कहता 
है कि यह विज्ञान-चर्चा ही सर्वस्त्र है, इसके अतिरिक्त जीवन का 
और कोई उद्देश्य नही है, तव समझ लेना चाहिये कि बह निर्वोधर के 
समान वात कह रहा हे | समग्र छो कि उसने जीवन के मूळ रहस्य 
को जानने की कमी चेष्टा नही की; वास्तविकता क्या है, उसकी 
उसने कभी आलोचना ही नहीं की। मै योही केबल तर्क के 


द्वारा त समझा दे सकता हूँ कि तुम्हारा जो कुछ मी ज्ञान है सव 


२२६ ज्ञानयोग 


भित्तिहीन, आधारहीन है | तुम प्राण के विभिन्न विकासो को छेकर 
आलोचना कर रहे हो, किन्तु यदि तुमसे पूछें कि प्राण क्या है, तो 
तुम कहोगे, हम नही जानते यह ठीक दै कि तुम्हें जो अच्छा 
छगे करो, कोई इसम बाधा नहीं देता, किन्तु मुझे अपने ही मा 
में रहने दो । 


और यह भी लक्ष्य करना कि मेरा जो माव है उसे मै कार्य 
रूप मे परिणत करता रहता हूँ । अतएव यह कहना व्यर्थै है कि अमुक 
मचुष्य क्रियात्मक (P०००३) है, अमुक नही। तुम एक ढ्ग से 
क्रियात्मक हो, मै दूसरे ढग से । एक ऐसे भी छोग हैं कि जिनसे 
कहो कि एक पैर से खड रहने से सत्य मिलेगा, तो वे एक पैर से 
खडे रहेगे। और एक इस प्रकार के छोग है--उन्होने छुना कि 
अमुक जगह सोने की खान है, किन्तु उसके चारों ओर असभ्य 
जातियों रहती है | तीन आदमियों ने यात्रा की | उनमे दो शायद 
मर गये --एक सफल हुआ । उस व्यक्ति ने सुना है कि आत्मा नाम 
की कोई वस्तु है, किन्तु वह पुरोहितो के ऊपर ही इसकी मीमांसा का 
भार देकर निश्चिन्त हो जाता है । किन्तु पर्वोक्त व्यक्ति स्वर्ण के 
लिये असम्यों के बीच जाने के लिये राजी नही है। वह कहता है 
कि इस काय में विपत्ति की आशङ्का है। किन्तु यदि उसंस कहा जाय 
कि एवरेस्ट पर्वेत के ऊपर, समुद्र की सतह से ३०००० फुट ऊपर एक 
ऐसा आश्चर्यजनक साघु रहता है जो उसे आक्मन्नान दे सकता है, 
तो वह तुरन्त ही बिना कपडा आदि छिये ही जाने को प्रस्तुत हो 
जाता है । इसी चेष्टा मे शायद ४०००० लोग मर जा सकते है, किन्तु 
एक व्यक्ति को सत्य की प्राप्ति दुई | वह भी एक दृष्टि से क्रियात्मक “ 


बहुत्व स एकत्व २२७ 


व्यक्ति है- किन्तु लोगो की भूल इसी मे है-कि तुम जितने को जगत्‌ 
कहते हो वही सब कुछ है, यह समझना । तुम्हारा जीवन क्षणस्थायी 
इन्द्रियो का भोग मात्र हे--उसमे नित्य कुछ भी नही है, प्रत्युत 

दुःख क्रमशः बढता ही जाता है। हमारे माग मे अनन्त शान्ति है, 
तुम्हारे मागी मे अनन्त दु.ख है । 


भै यह नही कहता जिसे तुम वास्तविक क्रियात्मक मार्ग कहते 
हो वह श्रम है। तुमने जिस रूप मे समझा है वही करो। उससे 
परम मंगळ होगा - लोगों का वडा हित होगा, किन्तु यह कहकर हमारे 
पक्ष पर दोषारोप मत करना । हमारा मार्ग मी हमारे विचार से हंमारे 
लिये क्रियात्मक मार्गै है । आओ, हम सव अपने अपने ढंग से कार्य 
करे । ईश्वर की इच्छा से यदि हम दोनो ही ओर कार्यात्मक होते 
तो बड़ा अच्छा होता । मैंने ऐसे अनेक वैज्ञानिक देखे है जो विज्ञान 
और अव्यात्मतत्त दोनों ओर से क्रियात्मक है--और में आशा करता 
हूँ कि एक समय आयेगा जव समस्त मानवजाति इसी ढग की क्रिया- 
तमक हो जायगी । मान छो एक कढ़ाई मे जल गरस हो रहा है-- 
उस समय क्या होता है इस वात को यहि तुम लक्ष्य करो तो देखोग 
'कि एक कोने मे एक बुद्बुद उठ रहा है, दूसरे कोने मे एक और उठ 
रहा है। ये बुद्बुद क्रमशः बढेत जाते हैं--चार पांच एकत्र इये और 
चाइ मे सव एकत्र होकर एक प्रवळ गनि आरम्म हो गई | यह जगत्‌ 
भी ऐसा ही है। प्रत्येक व्यक्ति मानो एक बुद्बुद है, और विभिन्न 
जातियों मानो कई एक वुद्बुद-समष्टि रूप हे । क्रमशः जातियो मे 
परस्पर मिलन होता ह--मेरी निश्चय धारणा है कि एक ढिन ऐसा 
आधगा जब जानि नामक कोई वस्तु नहीं रहेगी--जाति और जाति 


२२८ ज्ञानयोग 


का भेट चछा जायगा। हम चाहे इच्छा करे या न करे, हम जिस 
एकत की ओर अग्रसर होकर चळ रहे हैं वह एक दिन प्रकाशित 
होगा दी । वास्तव मे हम सब के वीच आतृसम्बन्ध स्त्रामाबिक ही 
हे--किल्तु हम सव इस समय पृथक्‌ हो गये है। ऐसा समय अवश्य 
आयेगा जब ये सव विभिन्न भाव एकत्र मिल जायेगे। प्रत्येक व्यक्ति 
जिस प्रकार वैज्ञानिक विषय म उसी प्रकार आध्यात्मिक विपय मे भी 
क्रियात्मक हो जायगा । उस समय वही एकत्व, वही सम्मिलन जगत्‌ मे 
व्यक्त होगा | तव सभी जगत्‌ जीवन्मुक्त हो जायगा | अपनी ईष्या, 
घृणा, मेळ और बिरोध मे से होकर हम उसी एक ढिशा मे चढ रहे 
है । एक वेगवती नदी समुद्र की ओर जा रही है। छोटे छोटे कागज 
के टुकड़े तिनके आदि इसम बह रहे है, वे इधर उधर जाने की चेष्टा 
कर सकते है, किन्तु अन्त में उन्हे अवश्य ही समुद्र मे जाना पड़ेगा | 
इसी प्रकार तुम और में तो क्या, समस्त प्रकृति ही क्षु क्षत्र कागज के 
दुकड़ो की मॉति उस अनन्त पूर्णता के सागर ईश्वर की ओर अग्रसर 
हो रही है--हम भी इधर उधर जाने की चेष्टा कर सकते है, परन्तु 
अन्त मे हम भी उस जीवन और आनन्द के अनन्त समुद्र मे पहुँचेगे । 


११, सभी वस्तुओं में बह्मदशन 


हमने देखा कि हम अपने दुख दूर करने की कितनी ही चेष्टा 
क्यो न करे, परन्तु फिर भी हमारे जीवन का अधिकाश अवश्य ही 
दुखपर्ण रहेगा । और यह दु खराशि वास्तव मे हमारे लिये एक 
ग्रकार से अनन्त है। हम अनादि काळ से इसी दुःख क प्रतिकार 
की चेष्टये करत आ रहे है, किन्तु यह जैसा था वैसा ही अब भी 
है | हम जितने ही उपाय इस दु'ख को दूर करने के लिए निकाछते है 
उतना ही हम देखते हैं कि जगत्‌ मे और भी कितना दु'ख गुप्त 
माव से विद्यमान है। और भी हमने देखा कि सभी धर्म कहते है 
कि इस दु.खचक्र से वाहर जाने का एक मात्र उपाय ईश्वर है। 
सभी धर्म कहते है कि आजकल के प्रत्यक्षवादियो के मतानुसार 
जगत्‌ जिस रूप मे देखने मे आता है उसी रूप मे यदि लिया जाय 
तो इसमे दुख को छोड़कर और कुछ भी शेष नही रहेगा । किन्तु 
सभी घम कहते है-इस जगत्‌ के अतीत और भी कुछ है | यह 
पञ्चेद्रियग्रा्म जीवन, यह भौतिक जीवन, केत्रढ यही पयीप्त नहीं 
है-अह तो वास्तविक जीवन का अत्यन्त सामान्य अझ मात्र हे, 
चास्तत्र म वह अति स्थुळ कार्य मात्र हे । इसेके पीछे, इसेके अतीत 
प्रदेश में वही अनन्त रहता है, जहो दुख का लेशमात्र भी नहीं 
है, उस कोई गॉड, कोई अरछाह, को$ जिद्दोत्रा। कोई जोव और 
कोई और कुछ कहता है | वेदान्ती इसे ब्रझ कहते है । 
न्तु जगत्‌ के अतीत जाना पड़ेगा यह वात सत्य होने पर 


२३० ज्ञानयोग 


मी हमे इसी जगत्‌ मे जीवनधारण तो करना पडेगा । अब इसकी 
मीमांसा कहाँ दै ! 

जगत्‌ के बाहर जाना होगा, सभी धमी के इस उपदेश से 
ऊपर ऊपर सोचने पर मन मे यही भावना उदित होती है कि शायद 
आत्महत्या करना ही श्रेयस्कर है । प्रश्न यही है कि जीवन के दुःखो 
का प्रतिकार क्या हैं, और इसका जो उत्तर दिया जाता है उससे 
तो आपातत' यही बोध होता है कि जीवन का त्याग करना ही 
इसका एकमात्र उपाय है। इस उत्तर से मेरे मन मे एक प्राचीन 
कथा याद पडती है । एक मच्छर किसी के मुंह पर बैठा था। उसके एक 
मित्र ने उस मच्छर को मारने के लिये इतने जोर से मारा कि वह 
मनुष्य मर गया, और मच्छर भी मर गया ! पूर्वोक्त प्रतिकार का उपाय 
मानो ठीक इसी प्रणाडी का उपदेश देता है । 


जीवन दु:खपूर्ण है, यह जगत्‌ दुःखपूण है, यह बात कोई भी 
व्यक्ति जिसने जगत्‌ को अच्छी तरह जान लिया है, अस्त्रीकार 
नही कर सकता । किन्तु सभी धर्म इसका क्या प्रतिकार बताते है १ 
वे कहते है, जगत्‌ कुछ भी नहीं है।इस जगत्‌ कें बाहर ऐसा 
कुछ है जो वास्तत्रिक सत्य है । इसी स्थान पर वास्तव मे विवाद 
प्रारम्भ होता है। इस उपाय से मानो हमारा जो कुछ भी है समी 
कुछ नष्ट करके फेक देने का उपदेश देत है | तब फिर यह प्रतिकार 
का उपाय कैसे होगा ? तव क्या कोई उपाय नही है ! एक उपाय 
और भी कहा जाता है। वह यह है: वेठान्त कहता है-- विभिन्न धर्म 
जो कुछ कहते है सव सत्य है, किन्तु इसका ठीक ठीक अर्थ क्या 
है, यह समना होगा | प्राय लोग विभिन्न धर्मों के उपदेशों को टीक 


सभी वस्तुओं मे ब्रह्मदशेन २३१ 


उळटा ही समझते है, और वे धर्म भी इस वित्य में एकदम स्पष्ट 
करके कुछ भी नही कहते। मस्तिष्क एवं हृदय दोनो की ही हमे 
आवश्यकता है| हृदय अवश्य ही बहुत श्रेष्ठ है-हृदय के भीतर 
से ही जीवन को उच्च पथ पर ले जाने वाले महान्‌ भावों का 
स्फ्रण होता है। हृदयगून्य केरळ मस्तिष्क की अपेक्षा यदि 
मेरे पास कुछ भी मस्तिष्क न हो, किन्तु थोडासा भी हृदय रहे तो 

उसे सैकड़ों गर पसन्द करूँगा। जिसके पास हृदय है उसीका 
जीवन सम्मव है, उसीकी उन्नति सम्मव है, किन्तु जिसके 
पास तनिक भी हृदय नहीं है, केवल मस्तिष्क है, वह सूख कर 
मर जाता है । 


किन्तु हम यह भी जानते है कि जो केरल अपने हृदय के 

द्वारा परिचालित होते है उन्हे अनेक कष्ट भोग करने पड़ते है, कारण 

उनकी प्रायः ही श्रम में पडने की सम्भावना रहती है । हमको चाहिये 

हृदय और मस्तिष्क का सम्मिळन । मेरे कहने का अथ यह नही है 

कि कुछ हृदय और कुछ मस्तिष्क लेकर हम दोनो का सामञ्जस्य करे, 

किन्तु प्रत्येक व्यक्ति का अनन्त हृदय हो और उसके साथ साय 
अनन्त परिमाण में विचारबुद्धि भी रहे । 


इस जगत्‌ म हम जो कुछ चाहते है उसकी क्या कोई सीमा 
है? क्या जगत्‌ अनन्त नही है? जगत्‌ मे अनन्त परिमाण में भावों 
के (हृदय के) विकास का और उसके साथ साथ अनन्त परिमाण 
म शिक्षा और विचार का भी अवकाश या सम्भावना है । वे दोनों ही 


अनन्त परिमाणु म आय-्रे दोनो ही समानान्तर रेखा मे प्रवाहित 
“ होते रहे । 


३३२ ज्ञानयोग 


अधिकांश धर्म, ' जगत्‌ में हुःखराशि विद्यमान है' यह बात 
समझते है और स्पष्ट मापा मे ही इसका उल्लेख करते है अवश्या 
किन्तु माढ्म होता है, सभी एक ही भ्रम मे पड गये है, वे सभी हृठय 
के द्वारा, भावों के द्वारा परिचालित होते है। जगत्‌ मे दु.ख है; अतएव 
उसका त्याग करो-यह बहुत अच्छा उपदेश है, एक मात्र उपदेश है 
इसेम सन्देह नही । ' ससार का त्याग करो! ? संत्य जानने के लिये 
असत्य का त्याग करना होगा-अच्छी वस्तु पाने के लिये बुरी वस्तु 
का त्याग करना होगा, जीवन प्राप्त करने के छिये मत्यु का त्याग 
करना होगा, इस बिपय मे कोई दो मत नहीं हो सकत । " 


किन्तु यदि इन मतों का येही तात्य है कि पाँच इन्द्रियो का 
जीवन-हम जिसे जीवन नाम से समझते है, उसका त्याग करना 
होगा तब फिर हमारे पास क्या शेष रहता है ? यदि हम उसे त्याग 
~ 
करे तो हमारे पास कुछ भी नही रहता । 


जब हम वेदान्त के दार्शनिक अश की आलोचना करेगे तब 
हम इस तल को और भी अच्छी तरह समझेगे, किन्तु आपाततः मै 
केवळ यही कहना चाहता हूँ कि केवळ वेदान्त मे इस समस्या की 
युक्तिसडत मीमासा मिळती है, इस समय केवल वेदान्त का वास्तव मे 


उपदश क्या है, वही कहँगा--वेदान्त शिक्षा देता है, जगत्‌ को ब्रह्न 
स्वरूप दखा | 


वेदान्त वास्तव में जगत्‌ को एकदम उडा देना नही चाहता | 
वेढान्त मे जिस प्रकार चूड़ान्त वैराग्य का उपदेश है, और कहीं भी 
चसा नहों है, किन्तु इस वैराग्य का अर्थ आत्महत्या नहीं है--स्तय 


सभी वस्तुओं में ब्रह्मद्शन २३३ 


को सूखा डालता नहीं है । वेदान्त मे वैराग्य का अर्थ है जगत्‌ का 
त्रह्म-माव-- जगत्‌ को हम जिस भाव से देखते हैं, उस हम असा 
जानते है. वह जैसा हमे प्रतिमात होता है उसका त्याग करो, और 
उसके वास्तविक रूप को पहचानो। उसे ब्रह्म रूप म॑ दखो-- 
वास्तव मे वह ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नही है, इसी कारण 
सव से प्राचीन उपनिपद मे-नेदान्त के सम्बन्ध मे जो कुछ भी 
लिखा गया था उसकी प्रथम पुस्तक मे - हम देखते हैं, “ईशावास्यमिदं 
-सर्व यक्किच जगत्या जगत्‌ ` (ईश० श्लोक १) । ` जगत्‌ में जो कुछ 
मी है, उसको ईश्वर के द्वारा आच्छादित करना होगा । ' 


समस्त जगत्‌ को झर के द्वारा आच्छादित करना होगा; 
जगत्‌ मे जो अछ्चम दु ख है, उसकी ओर न देख कर, सभी मड़लमय 
है, समी कुछ सुखमय है अथवा सभी भविष्य मे मडळ के लिये हे इस 
प्रकार के श्रान्त सुखबाद का अवरूम्बन करके नहीं, किन्तु वास्तविक 
रुप स॒ प्रत्यक वस्तु क भीतर इत्र का दशन करक । इसी रूप से हमे 
संसार का त्याग करना होगा और जव ससार का त्याग कर दिया तो 
दोप क्या रहा ! रत्र । इस उपदेश का तात्पर्य क्या हें ? तात्प 
यही है,-तुम्हारी स्त्री भी रहे, उससे कोई हानि नही है, 
उसको छोडकर जाना होगा इसका कोई अर्थ नही, किन्तु इसी 
स्त्री मे तुम्हे इखर-दशन करना होगा। सन्तात का त्याग करो--- 
इसका अथ क्याहे ? क्या वाल्यच्चों को लेकर रास्ते मे फेक 
देना होगा--जैसा कि सभी देशों मे नर-पत्नु किया करते हैं! 
कमी नहीं--यह तो पेशाचिक काण्ड है--यह तो धर्म नहीं है । 
फिर क्या करो ? सन्तान आदि मे ही ईश्वर का दर्शन करो । इसी 


२३४ ज्ञानयीग 


प्रकार सभी वस्तुओं मे, जीवन मे, मरण मे, सुख मे, दुःख मे-सभी' 
अवस्थाओं मे समस्त जगत्‌ ईशर से पूर्ण दै । केत्रळ ऑखे खोळ कर 
उसका दशन करो । वेदान्त यही कहता है; तुम जगत्‌ को जिस रूप 
मे अनुमान करते हो उसे छोड़ो, कारण तुम्हारा अनुमान अत्यन्त कमः 
अनुभूति के ऊपर--बिलकुल सामान्य युक्ति के ऊपर - स्पष्ट शब्दों 
मे, तुम्हारी अपनी दुबेलता के ऊपर स्थापित है। यह आनुमानिक ज्ञान 
छोड़ो--हम इतने दिन जगत्‌ को जिस रूप मे समझते थे, इतने दिन 
जिसमे अत्यन्त आसक्त थे वह हमारे द्वारा ही सृष्ट मिथ्या जगत्‌ मात्र 
है । इसको छोडो । ऑखे खोळ कर देखो, हम अब तक जिस रूप मे, 
जगत्‌ को देखते थे, वास्तव मे उसका अस्तित्व वैसा कभी नही था-- 
हम स्वप्न में इस प्रकार देखते थे-माया से आच्छन्न होने के कारण 
यह भ्रम हमे होता था। अनन्त काल से लेकर वे ही एक मात्र प्रभु 
विद्यमान थे | वे ही सन्तान के भीतर, वे ही स्त्री मे, वे ही स्त्रामी मे, 
वे ही अच्छे मे, वे ही बुरे मे, वे ही पाप मे, वे ही पापी मे, वे ही हत्या- 
कारी मे, वे ही जीवन मे एवं वे ही मरण मे वर्तमान है । 

प्रस्ताव तो अवशय कठिन है । 

किन्तु वेदान्त इसी को प्रमाणित करना, शिक्षा देना और प्रचार 
करना चाहता है । यही विषय रेकर वेदान्त का आरम्म होता है । 


हम इसी प्रकार सर्वत्र ब्रह्म-दशैन करके जीवन की विपत्तियो 

और हु.खो को हटा सकते है । कुछ इच्छा मत करो | कौन हमे दु:खी 
करता है ? हम जो कुछ भी दु.ख भोग करते है, वासना से ही उसकी 
उत्पत्ति होती है। तुम्हे कुछ अभाव है, वह पूरा नही होता, फळ 


० 


दुख । अभाव यदि न रहे तो दुख भी नही होगा। जव हम सब 


सभी वस्तुओं मै ऋ््मद्शन' २३५ 


वासनाओ का त्याग कर देंगे तव क्या होगा ? दीवार मे कोई वासना 
नहीं है, उसे कोई दुःख नही भोगना होता। ठीक है, परन्तु वह 
कभी उन्नति भी नही करती । इस कुर्सी मे कोई वासना नही है,. 
कोइ कष्ट भी उसे नही है, परन्तु यह जो कुर्सी है, कुर्सी ही रहेगी । 
एुखमोगो के भीतर भी एक महानता है और दु,.खमोगों के भीतर 
मी । यदि साहस करके कहा जाय तो यह भी कह सकते है कि ठु ख 
की भी उपकारिता है। हम समी जानते है कि दुःख से कितनी बडी 
शिक्षा मिळती है। हमने जीवन मे ऐसे सैकड़ों कार्य किये है जिनके 

विषय मे वाद मे लगता है कि वे न किये जाते तो अच्छा होता, किन्तु 
यह होने पर भी ये सब कार्य हमारे लिये महान्‌ शिक्षक का कार्य 
करते है। में अपने सम्बन्ध मे कह सकता हूँ कि मैने कुछ अच्छे 

कार्य किये है यह सोच कर मी मै आनन्दित हूँ और अनेक बुरे कार्थ 
किये हैं यह सोच कर भी आनन्दित हूँ । मैने कुछ सत्कार्य किया है 

इसलिये भी खुदी हूँ और अनेक श्रमो मे मी मै पड़ा हूँ इसलिये भी सुखी 
ई.कारण उनमे से प्रत्येक ने ही मुझे कुछ न कुछ उच्च शिक्षा ही है। 


मे इस समय जो कुछ भी हूँ वह अपने एवै कर्मी और विचारो का 
फलस्वरूप हूँ। प्रत्येक कार्य और चिन्ता का एक न एक फल अवश्य 
ही है और मोटे तौर से मैने यही उन्नति की है कि मैं बड़े सुख से 
समय काट रहा हूँ । तव भी इस समय समस्या कठिन आ पडी है |? 
हम समी जानने है कि वासना वड़ी घुरी चीज हैं. किन्तु बासना- 
त्याग का अर्थ क्या है? आारीर-रक्षा किस प्रकार होगी? इसका 
उत्तर भी पहले की भाँति आपातत यही मिलेगा कि आत्म-हत्या 
मरा । बासना का सहार करो और उसके साथ ही बासनायुक्त 


२३६ ज्ञानयोग 


मनुष्य को भी मार डालो । किन्तु इसका उत्तर यही है,--तुम विषयों 
को ही न रक्खो, यह बात नही है; आवश्यक वस्तुये, यहाँ तक कि 
बिंठास की सामग्री मी न रक्खो, यह वात नही है । तुम्हारी जो 
भी आवश्यक वस्तुये, यहाँ तक कि उनसे अतिरिक्त वस्तुये भी तुम 
रख सकते हो--इससे कुछ भी क्षति नहीं है । किन्तु तुम्हारा प्रथम 
और प्रधान कर्तव्य यही है कि तुम्हे सत्य को जानना पडेगा, 
उसको प्रत्यक्ष करना होगा। यह जो धन है--यह किसी का 
नही है । किसी भी पदार्थ मे खामि का भाव मत रक्खो। तुम तो 
कोई नहीं हो, मै भी कोई नही हैँ, कोई भी कोई नही है । सब 
उसी प्रभु की वस्तुये है; ईशोपनिपद्‌ के प्रथम इछोक मे सभी जगह 
ईश्वर का स्थापन करेन के लिये कहा गया है। ईश्वर तुम्हारे भोग्य 
धन मे है, तुम्हारे मन मे जो सत्र वासनाये उठती है उनमे है, 
अपनी वासना मे रहकर तुम जो जो द्रव्य खरीदते हो उसमे वह 
है, तुम्हारे सुदर वस्त्रो मे भी वह है, तुम्हारे सुन्दर अळङ्कारो मे 
भी वह है। इसी प्रकार से विचार करना पड़ेगा। इसी प्रकार सब 
वस्तुओ को देखना आरम्म करने पर तुम्हारी दृष्टि मे सभी कुछ 
परिवर्तित हो जायगा। यदि तुम अपनी प्रत्येक गति मे, अपने 
वस्त्रो म, अपनी बोछचाछ मे, अपने शरीर मे, अपने चेहरे मे--सभी 
८ वस्तुओं मे भगवान्‌ की स्थापना कर छो तो तुम्हारी आँखों मे सम्पूर्ण 


दुय बदरू जायगा और जगत्‌ दुःखमय न लगकर स्त्रग मे परिणत 
हो जायगा | 


“खगे का राज्य तुम्हारे भीतर है ” | वेदान्त कहता है कि वह 
पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद है। और सभी धर्म यही बात कहते 


सभी वस्तुओ में ब्रह्मदशन २३७- 


है, सभी महापुरुष यह बात कहते है। “जिसके पास देखने के लिये 
आँख है वह देखे; जिसके पास सुनने के लिये कान है वह सुने |! 
वह पहले से ही तुम्हारे अन्दर मौजूद है और वेदान्त उसका केवल 
उल्लेख मात्र करता हो यह बात नही है, वह उसे युक्तियो द्वारा 
प्रमाणित भी करने को प्रस्तुत दै । अज्ञान के कारण हम सोचते थे 
कि हमने उसे खो ठिया है और समस्त जगत्‌ में उसको पाने के 
लिये केवल रोते, कष्ट भोगते घूमते फिरते रहे, किन्तु बह सदा ही 
` हमारे अन्तर के अन्तस्तळ मे वर्तमान था | इसी तत्वदृष्टि की सहायता 
से जगत्‌ मे जीवन काठना पड़ेगा | यदि ' संसार त्याग करो ' यह 
उपदेश सत्य हो और इसको यदि उस प्राचीन स्थूल अर्थ मे ग्रहण 
किया जाय तो यही फछ निकलता है कि हमे को$ कार्य करने की 
आवश्यकता नही है, आळसी होकर मिट्टी के डेले की भॉति बैठे 
रहना ही ठीक होगा, कोई चिन्ता करने की या कोई कार्य करने की 
तनिक भी आवश्यकता नही है, अद्ष्टवादी होकर, घटनाचक्र से 
ताडित होकर, प्राकृतिक नियमो के द्वारा परिचालित होकर इधर 
उबर घूमते रहने से ही काम चछ जायेगा; यही फळ निकलता हे | 
किन्तु प्रोक्त उपदेश का अथ वास्तव मे यह नहीं है। हम लोगों 
को कार्य अवश्य ही करना पड़ेगा । साधारण मनुष्य जो व्यर्थ की 
बासनाओ के चक्र म पडकर इधर उधर भटकते फिरते हे, वे कार्य 
के सम्बन्ध मे क्या जानते हैं * जो व्यक्ति अपने भावों और इन्द्रियो 
के द्वारा परिचाछित है बह कार्य को क्या समझता है? कार्य वही 
कर सकता हैं जो किसी बासना के द्वारा, किसी स्वार्थपरता के द्वारा 
परिचालित नही है । वे ही कार्य कर सकते हैं जिनकी कोई कामना 


"२३८ ज्ञानयाग 


-नही हि । बे ही कार्य कर सकते है जो कारय से किसी छाम की 
ग्रत्याशा नही करते । 


एक चित्र का अधिक भोग कौन करता है ! चित्र का बचने 
बाळा अथवा देखने वाळा । बिक्रेता तो उसके हिसाव-किताब में ही 
व्यस्त रहता है, उसको कितना लाम होगा इत्यादि चिन्ताओं में ही 
त्रह मन रहता है। ये ही सत्र विषय उसके मस्तिष्क मं सदा घूमते 
रहते है। वह केत्रल नीळाम के हथौड़े की ओर लक्ष्य रखता है और 
क्या भाव पडा यही सुनता रहता है | भाव किस तरह बढ़ता जा 
रहा है यही सुनने मे वह व्यस्त है| चित्र देख कर आनन्द का 
उपभोग वह कब करेगा? वे ही चित्र का सम्भोग कर सकते हैं 
जिनको उस चित्र की विक्री-खरीद से कोई मतलब नहीं है | वे चित्र 
की ओर ताकते रहते है और असीम आनन्द का उपभोग करते है। 
इसी प्रकार समस्त ब्रह्माण्ड एक चित्र के समान है, जब वासना 
ब्रिलकुल चळी जायगी तमी लोग जगत्‌ का संभोग कर सकेंगे, तब 
यह बेचने खरीदने का भाव, यह म्रमाल्मक स्वामित्र का भाव नहीं 
रहेगा । उस समय न ऋण देने बाळा है, न खरीदने वाळा है, न 
त्रेचने तराळ हे, और जगत्‌ उस समय एक सुन्दर चित्र के समान 
दो जाता है | ईश्वर के सम्बन्ध में नीचे लिखी हुई बात से अधिक 
छुन्दर बात मैने नहीं ढेखी-' बही महान कावि है, प्राचीन कवि है 
समस्त जगत्‌ उसकी कविता है, वह अनन्त आनन्दोच्छवास में ढिखी 
हुई और नाना प्रकार के श्छोकों, छन्दों और तालों मे प्रकाशित है 
रासना का त्याग कर ठेने पर ही हम ईश्वर की इस विश्वकबिता का 
गाठ और सम्भोग कर पायगे । उस समय सब वस्तुय ब्रह्मभाव धारण 


सभी वस्तुओं में ब्रह्मदशन २३९ 


कर छेगी । संसार का प्रत्येक कोना, प्रत्येक ऊँघेरी गली, वीहड़ मागे _ 
-और सभी छिपे हुये स्थान जिन्हे हमने पहले इतना अपवित्र समझा था, 
'जिन सब के ऊपर का दाग हमे इतना काळा दीखता था, सब कुछ 
ब्रह्ममाव धारण कर लेगा। वे सभी अपने प्रकृत स्वरूप को प्रकाशित 
करेगे । तब हम अपने आप ही हसेगे और सोचेगे, यह सब रोदन 
और चीत्कार केवल बच्चों का खेल है, और हम जननी रूप मे खड़े 
होकर बरावर यह खेळ देख रहे थे | 


त्रेदान्त कहता है कि इस प्रकार के माव को आश्रय करने से 

,ही हम ठीक टीक कार्य करने मे समर्थ होगे। वेदान्त हमे कार्य करने का 
निषेध नही करता, परन्तु यह भी कहता है कि पहले संसार का त्याग 
करना होगा, इस आपातप्रतीयमान माया के जगत्‌ का त्याग करना 
होगा | इस त्याग का अर्थ क्या है ? पहले ही कहा जा चुका है कि 
त्याग का प्रकृत अर्थ है सत्र जगह ईखरदर्शन, सब जगह ईरवरबुद्धि 
कर लेने पर ही हम वास्तविक कार्य करने में समर्थ होंगे । यदि इच्छा 
-हो तो सौ वर्ष जीने की इच्छा करो, जितनी भी सांसारिक वासनाये 
-है, सत्र भोग कर छो, केळ उन सब को ब्रह्मस्वरूप मे दीन करो, 
उनको खर्गौय भावना म परिणत कर छो, उसके वाद चाहे सौ वर्ष 
जीवन धारण करो । इस जगत्‌ मे ढीध काळ तक आनन्दपूर्ण होकर 
कार्य करते हुये सम्भोग करने की इच्छा करो | इसी प्रकार काने 
करने पर तुम्हे वास्तविक मार्ग मिल जायगा । इसे छोड कर अन्य 
कोई मार्ग नहीं हे । जो व्यक्ति सत्य को न जान कर अवोध की 
पति ससार के ब्िहास-ब्रिश्रम म निमग्न होता है, समञ्च लो कि उसे 
अकृत माग मिला नही, उसका पैर फिसछ गया हे । दूसरी ओर जो 


२४० ज्ञानयोग 


व्यक्ति जगत को त्याग कर वन में जाकर अपने शरीर को कष्ट देता 
है, धीरे धीरे सुखा कर अपने को मार डाळता है, अपने हृदय को 
शुष्क मरुभूमि वना डाळता है, अपने सभी भावो को मार डाळता 

और कठोर, बीभत्स और रूखा हो जाता है, समझ छो कि वह 
भी माग भूळ गया है । ये दोनो दो सिरे की बाते है, दोनो ही भ्रम 
है, एक इस ओर, दूसरा दूसरी ओर। दोनो ही ठक्ष्यन्नष्ट है, दोनो" 
ही पथभ्रष्ट है । 


वेदान्त कहता है, इस प्रकार कार्य करो--सभी वस्तुओं मे 
ईश्वरबुद्धि करो, समझो कि वह सब में है, अपने जीवन को मी ईर 
से अनुप्राणित, यहाँ तक कि उसे झ्ररूप ही समझो--यह जान छो 
कि यही हमारा एक मात्र कतव्य है, केवळ यही हमारे लिये जानने 
की एक मात्र वस्तु है--कारण इत्र सभी वस्तुओं मे विद्यमान है, 
उसे प्राप्त करने के लिये और कहाँ जाओगे ? प्रत्येक कार्य मे, प्रत्येक 
भाव मे, प्रत्येक चिन्ता मे बह पहले से ही स्थित है। इसी प्रकार 
समझकर हमे अवश्य ही कार्य करते जाना होगा । यही एक मात्र पथ 
है, अन्य नही । इस प्रकार करने पर कर्मफळ तुमको छगेगा नहीं। 
कर्मफछ तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं कर पायेगा। हम देख ही चके है कि 
हम जो कुछ भी कष्ट भोग करते है उसका कारण य ही सब व्यर्थै की” 
वासनाये है। परन्तु जब इन वासनाओ मे ईश्त्रबुद्धि के द्वारा वे पवित्र भाव 
धारण कर लेती है, ईखरस्बरूप हो जाती दै, तब उनके आने से भी 
फिर कोई अनिष्ट नही होता । जिन्होंने इस रहस्य को नही जाना है 
उनका इसे जानने सं पहल तक इसी आसुरी जगत्‌ मे रहना पडेगा।' 
छोग नही जानते कि यहाँ उनके चारों ओर सर्वत्र कितने अनन्त 


सभी वस्त॒ओं में ब्रह्मदर्शन २४१ - 


आनन्द की खान पड़ी हुई है, किन्तु ने उसको खोज निकाल नहीं 
पाते । आसुरी जगत्‌ का अर्थ क्या है १ वेदान्त कहता हैं -अज्ञान । 
वेदान्त कहता है कि हम अनन्त जळ से पूण नदी कें तट पर 
रह कर भी प्यास से मर रहे है। ढेरों खाद्य सामने रखा है, फिर भी 
मखों मर रहे हैं। यह आनन्दमय जगत्‌ यही विद्यमान है । परन्तु हमः 
उसे खोज नहीं पाते | हम उसी में रह रहे हैँ वह सत्रदा ही हमारे 
चारो ओर रहता है. परन्तु हम उसे सदा ही कुछ और समझ कर 
भ्रम मे पड़ जाते हैं । विभिन्न सभी धर्म हमारे सामने उस आनन्दमय 
जगत्‌ को दिखाने को आगे आते हैं। सभी हृदय इस आनद 
की खोज कर रहे है। सभी जातियों ने इसकी खोज की है. ' 
अमी का यही एक मात्र लक्ष्य है, और यही आदर्श विभिन्न 
भाषाओ मे भी प्रकाशित हुआ है; भिन्न भिन्न धमी मे जो सब छोटे 
छोटे मतभेद है, वे सव केबल कहने के दॉव्पेच है, वास्तव मे कुछ 
भी नहीं है । एक व्यक्ति एक भाव को एक प्रकार से प्रकट करता है, 
दूसरा दूसरी प्रकार, किन्तु मै जो कुछ कहता हूँ, शायद तुम बही वात 
दूसरे प्रकार की भाषा में व्यक्त कर रहे हो | फिर भी मैं शायद 
अक्ेंडे ही प्रसिद्ध होने की आशा मे, अथवा अपने मन के अनुसार 
चलना पसन्द करता हुँ और इसलिये कहता हुँ--' यह मेरा मौलिक मत 


है।! इन्ही कारणो से हमारे जीवन में परस्पर ईषया, द्रेप आदि की 
उत्पत्ति होती है। 


इस सम्बन्ध मे अब और भी प्रश्न आंत हैं। जो ऊपर कहा 
गया हे वह मुख से कह देना तो अत्यन्त सरळ है । वचपन से ही - 


सुनता i रहा हँ--समेत्र अह्मबुद्धि करो--सत ब्रह्ममय हो जायगा-- 


२४२ ज्ञानयोग 


तत्र सभी विषयों का वास्तविक सम्भोग कर पाओगे, किन्तु जैसे ही 
हम संसारेक्त्र मे उतर कर कुछ धक्के खाते है वैसे ही हमारी सब 
रहमुद्धि उड़ जाती है। मै मार्ग मे सोचता जा रहा हूँ, सभी मनुष्यो 
मे ईश्वर विराजमान है -एक बळवान्‌ मनुष्य ने आकर मुझे घक्का 
दिया, बस मै चित होकर गिर पडा | झट उठा, रक्त मस्तक में चढ़ 
गया--मुद्ठी बंध गई--त्रिचारशक्ति नष्ट होगई | बिलकुछ उन्मत्त हो 
उठा, स्मृति लुप्त हो गई--उस व्यक्ति के अन्दर ईश्वर को न देखकर 
मैने भूत देखा । जन्म के साथ ही साथ उपदेश मिळता है, सर्वत्र ईखरदर्शच 
करो, सभी धर्म यही सिखाते है--सभी वस्तुओ मे, सब प्राणियों के 
अन्दर, सर्वत्र ईशखरदशन करो | न्यू टेस्टामेण्ट मे ईसामसीह ने भी इस 
बिपय मे स्पष्ट उपदेश दिया है | हम सभी ने यह उपदेश पाया है-- 
किन्तु काम के समय ही हमारा गोळमाळ प्रारम्भ हो जाता है। ईंसप्‌ 
की कहानियों मे एक कथा है। एक विशाळकाय सुन्दर हरिण 
ताछाव मे अपना प्रतिबिम्ब देखकर अपने बच्चे से कहने लगा, 
“५ देखो, मे कितना बलवान हूँ, मेरा मस्तक देखो केसा भव्य है, मेरे हाथ 
पाँच देखो कैसे बढ़ और मांसळ है, मै कितना तेज दौड़ सकता हैँ।” 
यह बात कहते ही उसने दूर से कुछो के भौकने का शब्द सुना । सुनते 
ही वह ज़ोर से भागा । बहुत दूर दौडने के बाद हॉफते हाँफते 
फिर वच्चे के पास आया | बच्चा बोळा, “अभी तो तुम कहं रहे थे, 
मै ब्रढ्य बलवान हुँ, फिर कुत्तो का शब्द सुनकर भागे क्यों ! ' हरिण 
चोछा-' यही तो बात है, कुत्तो की मों भो सुनकर ही मेरा सब ज्ञान छुप्त 
हो जाता हे।' हम लोग भी जीवन भर यही करते रहते है । हम इस 
बुबढ मनुष्य जाति के सम्बन्ध मे कितनी आशोय बॉधते रहते है, 
किन्नु कुत्तों के भोकते ही हरिण की मॉति भाग खड़े होते हैं ! यदि 


सभी वस्तुओं में ्रहमदशन - २४३ 


रसा है तो यह सत्र शिक्षा देने की क्या आवश्यकता है! अत्य- 
घिक आवश्यकता है। समझ रखना चाहिये, एक दिन मे कुछ नही ` 
हो जाता । 


“आत्मा वा अरे द्रष्टव्य' श्रोतन्यो मन्तव्यो निदिध्यासितब्यः । ? 
आत्मा के सम्बन्ध मे पहले सुनना होगा, उसके बाद मनन अथीत्‌ 
चिन्ता करनी होगी, उसके वाद छगातार ध्यान करना होगा । सभी 
आकाश देख पाते है, और तो क्या, जो छोटे कीड़े भूमि पर फिरते 
रहते है वे भी उपर की ओर देखने पर नील वर्ण आकाश को देखते 
है, किन्तु वह हमारे पास से कितनी-कितनी दूर है--बोछो तो! 
इच्छा करने पर तो मन सभी जगह जा सकता है, किन्तु इस 
शरीर को प्रयत्न करके चलना सीखने मे ही कितना समय बीत 
जाता हैं। हमारे सभी आदशो के सम्बन्ध मे भी यही वात हे । 
आदर्श हमसे बहुत दूर है, और हम उनसे बहुत नीचे पडे हुये 
हैं, तथापि हम जानते है कि हमे एक आदर्श मान कर रखना आव- 
श्यक है । इतना ही नही, हमे सर्वोच्च आदर्श रखना ही आवश्यक है । 
अधिकांश व्यक्ति इस जगत्‌ मे कोई आदर्श लिये ब्रिना ही जीवन 
के इस अन्धकारमय पथ पर भटकते फिरते है । जिसका एक निश्चित 

आदर्श है वह यहि एक हजार भूलों मे पड सकता है तो जिसका 
कोई भी आदर नही है वह दस हज़ार भूछ करेगा यह निश्चय है। 
अतएव एक आदश रखना ही अच्छा है। इस आदर्श क सम्बन्ध मे 
जितना हो सके सुनना होगा; उतने दिन सुनना होगा जितने दिन 
चह हमारे अन्तर मे प्रवेश नही करता, हमारे मस्तिष्क में प्रवेश नहीं 
करता, जब तक बह हमारे रक्त के भीतर प्रवेश नहीं करता, जब 


२४४ ज्ञानयोग - 


तक वह हमारे रक्त के प्रत्येक बिन्दु मे, कण कण में प्रवेश नहीं 
करता, जव तक वह हमारे शरीर के अणु-परमाणु मे व्याप्त नही हो 
जाता | अतएव यह आत्मतत्व पहले हमे सुनना होगा । कहा गया है 
कि ' हृदय भावोच्छासो से पणी होने पर ही मुख वाक्य का उच्चारण 
करता है। ? इसी प्रकार हृदय पूर्ण होने पर हाथ भी कार्य करता है। 


चिन्ता ही हमारी कार्यप्रवृत्ति की नियामक है। मन को सर्वोच्च 
चिन्ता द्वारा पूर्ण करके रक्खो, दिनानुदिन ये सभी भाव सुनते रहो, 
मास प्रति मास इसका चिन्तन करो । पहले पहदळ सफलता न मिले; 
कोई हानि नहीं, यह विफरता तो स्वाभाविक ही है, यह तो मानव- 
जीवन का सौन्दर्य स्त्ररूप है । इस प्रकार की विफलता न होती 
तो जीवन क्या होता ? यदि जीवन में इस विफलता को जय करने 
की चेष्टा न रहती, तो जीवन धारण करने का कोई प्रयोजन 
ही न रह जाता। उसके न रहने पर जीवन की कविता कहाँ 
रहती ¦ यह त्रिफरता, यह भ्रम रहने से भी क्या हर्ज है १ गाय कभी 
झूठ बोलते नही सुनी जाती, किन्तु वह सदा गाय -ही रहती है, 
मनुष्य कभी नही हो जाती | अतएव बार बार असफल हो जाओ तो 
भी कोई हानि नही है, सहस्नों बार, बार बार इस आदर्श को हृदय 
मे धारण करो, किन्तु सह बार असफल होने पर फिर एक बार 
प्रयत्न करो । सब जीवो मे बह्मदशन ही मनुष्य का आदर्श है। यदि 
सत्र वस्तुओ मे उसको देखने मे तुम सफळ न हो तो कम से कम 
एक ऐसे व्यक्ति मे कि जिसको तुम सब से अधिक प्रेम करते हो, 
उसका ददीन करने की चेष्टा करो--उसके बाद एक अन्य व्यक्ति मे 
दशन करने की चेष्टा करो-इसी प्रकार तुम आगे बढ़ सकते हो । 


सभी वस्दुऔं में ब्रह्मदशन २४५ 


आत्मा के सम्मुख तो अनन्त जीवन पड़ा हुआ है- अध्यवसाय के साथ 
~ _ __ 
चेष्टा करने पर तुम्हारी बासना अवश्य पूर्ण होगी | 


५ अनिजदेक मनसो जवीयो नैनडेवा आप्नुवन्‌ पूर्वमर्षत्‌। 
तद्धाबतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्‌ तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति॥ 
तदेजति तन्नैजति तददूरे तद्वन्तिके | 

तदन्तरस्य सर्वस्य तढु स॒वैस्यास्य बाह्यतः ॥ 

यस्तु सर्बाणि भूतानि आत्मन्येवाचुपश्यति | 

सर्वभूतेपु चात्मान ततो न विजुगुप्सते ॥ 

यस्मिन्सत्रोणि भूतानि आत्मिवाभूद्विजानत 

तत्र को मोह. कः शोक एकत्वमनुपर्यत. ॥ 


( इशोपनिषद्‌ , ४-७ श्ठोक ) 


“वह अचळ है, एक है, मन से भी अधिक द्रुत गति वाळा 
हे। इन्द्रियों उसके एवे चळ कर भी उसको प्राप्त नही होतीं । वह 
स्थिर रह कर भी अन्यान्य हुतगामी पदार्थों से आगे जानेवाला है । 
उसमे रह कर ही हिरण्यगर्भ सव के कमेफलो का विधान करते 
है | वह चञ्चल है, वह स्थिर है, वह दूर है, वह निकट है, इस सब 
के भीतर हैं, फिर भी वह इस सत्र के वाहर मी है। जो आत्मा के 
अन्दर सब भूतो का दर्शन करते है, और सव भूतो मे आत्मा का 
दशन करते है वे कुछ भी छिपाने की इच्छा नही करते । जिस 
अवस्था मे ज्ञानी व्यक्ति के लिये समस्त भृत आत्मस्वरूप हो जति 


हें, उस अवस्था मे उस एक्वदर्शी पुरुप को शोक अथवा मोह 
कह रह सकता ह : ! 


- २४६ ज्ञानयोग 


सब पदार्थों का यह एकल वेदान्त का और एक प्रधान विषय 

है। हम आगे चल कर देखेगे कि किस प्रकार वेदान्त सिद्ध करता 
है कि हमारा समस्त दुःख अज्ञान से उत्पन्न है; वह अज्ञान और कुछ 
नहीं--यही बहुल की धारणा है--यह धारणा कि मनुष्य मनुष्य से भिन्न 
है, पुरुष और स्त्री भिन्न है, युवा और शिशु भिन्न है, जाति जाति 
से भिन्न है, पूथिबी चन्द्र से पृथक्‌ है, एक परमाणु दूसरे परमाणु 
से पृथक्‌ है यह ज्ञान ही वास्तब मे सब दुःखों का कारण 
है। वेदान्त कहता है कि यह भेद' वास्तविक नहीं है | यह भेद 
केवल भासित होता है, ऊपर से दीख पड़ता है। वस्तुओं के 
अन्तस्तळ में वही एकत्व विराजमान है । यदि तुम मीतर जाकर देखो 
तो इस एकल को देखोगे--मलुष्य मनुष्य का एक, नर नारी का 
एकल, जाति जाति का एकत, ऊँच नीच का एकत्व, धनी और 
दरिद्र का एकल, देवता और मनुष्य का एकल] समी तो एक है--और 
यदि और भी मीतर प्रवेश करो तो दखोगे--अन्य प्राणी भी एक ही 
है। जो इस प्रकार एकादशी हो चुके है उनको फिर मोह नही 
दता । वे अव उसी एकल मे पहुँच गये है, जिसको धर्मविज्ञान मे 
इ्ख़र कहते ह । उनको अव मोह केसे रह सकता है? मोह उसको 
चन्न ही केसे होगा! उन्होने सभी वस्तुओं का आभ्यन्तरिक सत्य 
जान लिया है, सभी का रहस्य जान लिया है। उनके लिये अव दुःख 
बास रह सकता ह? वे अब क्या वासना-कामना करेगे! वे सभी 
वस्तुओ के अन्दर वास्तविक सत्य की खोज करके ईश्वर तक पहुँच 
गये है, जो जगत्‌ का केन््रस्वरूप है, जो सभी वस्तुओ का एकत्र" 
रूप हे। यही अनन्त सत्ता है, यही अनन्त ज्ञान है, यही अनन्त 
आनन्द है। वहाँ मृत्यु नही, रोग नहीं, दुःख नही, शोक नहीं 


सभी वस्तुओं मै ब्रह्मद्शन २३७ 


अशान्ति नहीं । है केवल पूर्ण एकल- पूर्ण आनन्द | तब वे किसके 
लिये शोक करेगे १ वास्तव मे उस केन्द्र मे, उस परम सत्य मे मृत्यु 
नही है, दुःख नहीं है, किसी के लिये शोक करना नहीं है, किसी के 
लिये दुःख करना नहीं है । 


स पयगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविभैनीषी परिमूः स्वर्यभूर्यायातथ्यतो्यान्‌ 
व्यद्धाच्छारचतीम्यः समाभ्यः ॥ 


( ईशोपनिषद्‌, ८ वॉ ३लोक ) 


५ बह चारों ओर से धेरे हुये है, वह उज्ज्वल है, देहशून्य है, 
त्रणञून्य है, स्नायुझून्य है, वह पवित्र और निष्पाप है, वह कवि है, 
मन का नियामक है, सव से श्रेष्ठ और स्वयम्भू है; बह सदा ही 
यथायोग्य सभी के काम्य वस्तुओ का बिधान करता है । ” जो इस 
अविद्यामय जगत्‌ की उपासना करता है वह अन्धकार मे प्रवेश करता 
है | जो इस जगत्‌ को ब्रह्म के समान सत्य समन्रकर उसकी उपासना 
करते है वे अन्धकार मे भ्रमण करते हैं, किन्तु जो आजीवन इस संसार 
की उपासना करते है, उससे ऊपर और कुछ भी छाम नही कर पाते, 
बे और भी घने अन्धकार मे प्रवेश करते है । किन्तु जिन्होंने इस परम 
सुन्दर प्रकृति का रहस्य जान छिया है, जो प्रकृति की सहायता से 
दबी प्रकृति का चिन्तन करते है वे मृत्यु का अतिक्रमण करते हैं एव 
दैवी प्रकृति की सहायता से अमरतव का भोग करते है । 


हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहित मुखम्‌ । 
तत्त पूपन्नपातृणु सत्यधर्माय इष्य ॥ 


२४८ ज्ञानयोग 


तेजो यत्ते रूप कल्याणतमं तत्ते पश्यामि | 
योऽसात्रसौ पुरुषः सो5हमस्मि ॥ 


° ( ईश० उप० १५-१६ ) 


४ हे सूर्य, दविरण्मय (स्तरण के) पात्र द्वारा तुमने सत्य का 
मुख हॅक रक्खा है। सत्य धर्म वाला मे जिसस उसे देख पाऊं, इसके 
छिये उसको इटा दो। ... मै तुम्हारा परम रमणीय रूप देखता 
हूँ--तुम्हारे अन्दर जो यह पुरुष है वह मे ही हुँ । ” 


१२, अपरोक्षानुभूति 


मैं तुम छोगों को एक और उपनिषद से कुछ अंश पढ़कर 
छुनाउँगा | यह अत्यन्त सरल एवं अतिशय कविले है | इसका 
नाम है कठोपनिपद्‌ ।सर एडविन अनील्ड कृत इसका अनुवाद शायद 
तुममे से बहुतो ने पढ़ा होगा । हम छोगो ने पहले देखा ही है कि 
जगत्‌ की सृष्टि कहो से हुई । इस प्रश्न का उत्तर बाह्य जगत्‌ से 
नहीं पाया जा सकता, अतः इस प्रश्न के समाधान के लिये छोगो की 
दृष्टि अन्तजगत्‌ की ओर आकृष्ट हुई । कठोपनिषदै मे मनुष्य के स्वरूप 
के सम्बन्ध मे यह अनुसन्धान आरम्भ हुआ है। पहले यह ग्रश्न होता 
था कि इस वाह्य जगत्‌ की सृष्टि किसने की ? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई ! 
इत्यादि | किन्तु अव यह प्रइन उत्पन्न हुआ कि मंनुष्य के अन्दर 
कौन सी ऐसी वस्तु है जो उसे जीवित रखती है और उसे चलाती 
है, एव मृत्यु के वाद मनुष्य का क्या होता है ! पहले मनुष्य ने इस 
जड जगत्‌ को लेकर क्रमशः इसके आम्यन्तर मे पहुँचने की चेष्टा की 
थी और इससे उसने पाया जगत्‌ का एक जबरदस्त शासक--एक 
व्यक्ति--एक मनुष्य मात्र । हो सकता है कि मनुष्य के गुणसमूह को 
अनन्त परिमाण म बढ़ाकर, बे उसके नाम के साथ जोड दिए गये 
हो, किन्तु कार्यतः वह एक मनुष्य मात्र है। परन्तु यह मीमासा कमी पूर्ण 
सत्य नहीं हो सकती । अधिक से अधिक इसे आंशिक सत्य कह 
सकते है। हम छोग इस जगत्‌ को मानवीय दृष्टि से देखते है, और 
हमछोगो का ईश्चर इस जगत्‌ की मानवीय ब्याख्या मात्र है | 


२५० ज्ञानयोग 


कह्पना करो, एक गाय दार्शनिक और धर्मज्ञ इई--त्रह जगत्‌ 
को अपनी गो-दृष्टि से देखेगी, वह जब इस समस्या की मीमाँसा करेगी 
तो गाय के भाव से ही करेगी, और वह हमारे ही झैत्रर को देखेगी, 
एसी भी कोई बात नहीं। इसी प्रकार यदि कोई बिल्‍्छी दार्शनिक 
हो तो वह बिडाळ-जगत्‌ को ही देखगी, वह यही सिद्धान्त 
रखेगी कि कोई बिड़ाल ही इस जगत्‌ का शासन कर रहा है। 
अतए हम छोग देखते है कि जगत्‌ के सम्बन्ध मे हमलोगों की 
व्याख्या पूर्ण नहीं है, और हम लोगों की धारणा भी जगत्‌ के 
सांशा को स्पशी करनेवाली नही है । मनुष्य जिस भाव से जगत्‌ के 
सम्बन्ध मे भयानक स्वार्थपर मीमांसा करता है, उसे ग्रहण करने पर 
भ्रम में ही पड़ना होगा । बाह्य जगत्‌ से जगत्‌ के सम्बन्ध में जो 
मीमासा प्राप्त होती है, उसमे दोष यही है कि जिस जगत्‌ को हम 
लोग देखते है, बह हम लोगो का अपना जगत्‌ मात्र है, सत्य के 
सम्बन्ध मे जितनी हमारी दृष्टि है वस उतना ही है। प्रकृत सत्य वह 
परमार्थे वस्तु कभी इन्द्रियग्राह्म नही हो सकती, किन्तु हम लोग जगत्‌ 
को उतना ही जानते है जितना पचेन्ड्रियविशिष्ट प्राणियों की दृष्टि 
मे पड़ता है । कलपना करो, हम लोगो की एक इन्द्रिय और हुई, उसके 
होने से समस्त ब्रह्माण्ड हम लोगो की दृष्टि मे अवश्य ही और एक रूप 
धारण करेगा । कल्पना करो, हम रोगो को एक चौम्बक (५६५००४०) 
इन्द्रिय प्राप्त हुःु-जगत्‌ मे इस प्रकार की छाखों शक्तियाँ है, 
जिनकी उपलब्धि के लिये हम लोगो के पास कोई इन्द्रिय नहीं है-- 
उस समय उन सब की उपळब्वि हमे होने लगेगी | हमलोगों की 
इन्द्रियों सीमाबद्ध है, वस्तुत: अत्यन्त सीमाबद्ध है, और इन सीमाओ 
के भीतर ही हम लोगो का समस्त जगत्‌ अवस्थित है एवं हम छोगो 

® 


अपरोक्षानुभूति २५१ 


का झर हमारे इस क्षुद्र जगत्‌ की समस्या का मीमांसा मात्र है। 
किन्तु वह कभी भी पूण समस्या की मीमासा नही हो सकता | यह 
तो असंभव व्यापार है । ययाथ रूप से कहा जाय तो वह कोई मीमांसा 
ही नही है। किन्तु मनुष्य तो चुप होकर रह नहीं सकता, वह तो 
चिन्ताशीळ प्राणी है, इसलिए वह ऐसी एक मीमांसा करना चाहता है 
जिसस जगत्‌ की समी समस्याओं की मीमांसा हो जाय । 


पहले इस प्रकार के एक जगत्‌ का आविष्कार करो, इस 
प्रकार के एक पदार्थ का आविष्कार करो जो सम्पूण जगत्‌ का एक 
साधारण तत्त स्वरूप हो-जिसे हमलोग इन्द्रिय-प्रत्यक्ष कर सके 
यान कर सके किन्तु जिसे हम युक्ति-बळ से सम्पूर्ण जगत्‌ की नीव 
कह सके तथा सम्पूर्ण जगत्‌ के भीतर मणिमाळामध्यस्थित सूत्र 
स्वरूप कह सके। यदि हमलोग इस प्रकार के एक पदार्थ का 
आविष्कार कर सके, जो इन्द्रियगोचर न हो सकने पर भी केवल 
अकाटय युक्तिवल से सभी प्रचार के अस्तित्व की भित्तिभूमि कहलाकर 
प्रमाणित किया जा सके | ऐसा होने पर हम कहेंगे कि हम लोगो की 
समस्या कुछ मीमासोन्सुख हुई । अतएव यह स्थिर सिद्धान्त है कि हमारे 
इस दृटिगोचर ज्ञात जगत्‌ से इस मीमासा के पाने की कोई सभातना 
नही, क्योकि यह समग्र भाव का केवळ अशविशेप मात्र है । 


अतएव जगत्‌ के अन्त.्रदेश मे प्रवेश करना ही इस समस्या 
की मीमांसा का एक मात्र उपाय है । अनि प्राचीन मननशीळ महात्मा- 
गण यह समझ सके थे कि वे केन्द्र से जितना दूर जाते है उतना ही 
वे उस अखण्ड वस्तु से दूर होते जाते हैं. और केन्द्र के जितने निकट- 


चि ~ चि ॥० छु द्र १७०३ he ०, ० 
वर्ती होते है उतने ही वे उसके निकट पहुँचते जाने है| हमलोग 


२७२ - ज्ञानयोग 


इस केन्द्र के जितने निकटवर्ती होते है उतने ही हम सब जिसे साधारण 
भि पर एकत्रित हो सकते है उस भूमि के निकट उपस्थित होते हैं और 
हमलोग उससे जितना दूर जाते है उतना ही हमलोगों के साथ 
दूसरों का विशेष पार्थक्य आरम्भ हो जाता है । यह बाह्य जगत्‌ उस 
केन्द्र से बहुत दूर है, अतएव इसमे कोई ऐसी साधारण भूमि नहीं हो 
-सकती जहॉ पर सम्ूणे अस्तित्व-समष्टि की एक साधारण मीमांसा हो 
संके। यह जगत्‌ सम्पूण अस्तित्व का अधिक से अधिक एकांशमात्र है 
और मी कितने व्यापार है; जेसे मनोजगत्‌ का व्यापार, नेतिक जगत 
का ब्यापार और बुद्विराज्य का सम्पूर्ण व्यापार, आदि आदि | इन 
समों मे से केबळ एक को लेकर उससे समुदय जगत्‌-समस्या क 
-मीमांसा करना असम्मत है। अतएव हमे प्रथमतः कहीं एक ऐसे केक 
का आविष्कार करना होगा, जिससे अन्यान्य समुदय विभिन्न लोकों रक, 
उत्पत्ति हुईं है। फिर हम इस प्रश्‍न की मीमांसा की चेष्टा करेगे । यही 
इस समय प्रस्तावित विषय है। वह केन्द्र कहाँ है? वह हमलोगो के 
भीतर है--इस मनुष्य के भीतर जो मनुष्य रहता है, वही यह केन्द्र ` 
हे। ळगातार भीतर की ओर अग्रसर होते होते महापुरुषों ने देखा कि 
जीवात्मा का गम्मीरतम प्रदेश ही समुदय ब्रह्माण्ड का केन्द्र है। जितने 
प्रकार के अस्तित्व हैं, समी आकर उसी एक केन्द्र में एकीभूत होते है। 
वस्तुतः यही स्यान समुदय की एक साधारण भूमि है | इस स्थान पर 
आकर हम एक सावैमौमिक सिद्धान्त पर पहुँच सकते है| अतएव किसने 
इस जगत्‌ की सृष्टि की है “यह प्रश्न बिशेष दार्शनिक युक्तिसिद्ध 
नही है, और न उसकी मीमांसा ही किसी काम की है | 
पहले जो मैंने कठोपनिषद्‌ की चर्चा की है, उसकी मापा बहुत 
अळंकारदूर्ण है । अति ग्राचीन काल मे एक बड़े धनी व्यक्ति थे। 


अपरोक्षानुभूति २५३ 


उन्होने एक समय एक यज्ञ किया । उस यज्ञ में सर्वस्वदान करने 
का नियम था | इस यज्ञकर्ता व्यक्ति का वाहर और भीतर समान 
नही था | वह यज्ञ करके खुब मान और यश पाने की इच्छा रखता' 
था | किन्तु यज्ञ में वह ऐसी समी वस्तुओ का दान करता था, जो 
व्यवहार में पूर्णतः अनुपयुक्त थी। उसने कितनी ही जराजीणे 
अर्धमृत, बन्व्या, एक ओँखवाली और छॅगड़ी गाये ब्राह्मणो को दान 
मेदी । उसका एक छोटा पुत्र था, जिसका नाम था नचिकेता । 
उसने देखा, उसके पिता ठीक ठीक अपना त्रत-पाळन नही कर रहे 
है, अपितु वे ब्रत का भग कर रहे है, अतएव वह निश्चय नही 
कर पाया कि वह उनसे क्या कहे । भारतवर्ष मे माता-पिता 
प्रत्यक्ष जीतरन्त देवता माने जात है | उनके सामने सन्तान कुछ कहने 
या करने का साहस नही करता है, केवळ चुप होकर वे खडे रहते 
हैं । अतएव उस बालक ने पिता के सम्मुख साक्षात्‌ विरोध करने मे 
असमर्थ हो, उनसे केबछ यही एूछा--“ पिताजी, आप मुन्ने किस 
को देंगे ! आपने तो यज्ञ मे सत्रेत्रदान का सकस किया है।' 
यह सुनकर पिता विरक्त हुए और बोले“ हे वत्स, त्‌ क्या कह 
रहा है? भळा पिता अपने पुत्र का दान करेगा, यह केसी वात 
है? " पर वाळक ने दूसरी वार, तीसरी वार वारम्वार पिता से यही 
प्रश्न क्रिया. तव पिता क्रुद्ध होकर बोळे--“ तुझे मै यम को दे दूँगा ।" 
उसके वाद आख्यायिका ऐसी है कि वह वालक यम के घर गया | 
आदिमानच मृत होकर यमदेवता होते हैं, बे स्त्म जाकर समदय 
पितृगण के शासनकता होते हें। अच्छे व्यक्ति मृत्यु प्राप्त कर यम 
के निकट भनेक दिनो तक रहते है । ये यम एक अत्यन्त झुद्धस्वमाव 
"साधुपुरुप कहकर तर्णित हैं। बह वछक नचिकेता यमलोक को 


२०७ ' ज्ञानयोग 


गया । देवता भी समय समय पर अपने घर म नहीं रहते है । यमराज 
उस समय घर पर नहीं थे, इसलिय उस बालक को तीन दिन तकउसी 
तरह उनकी प्रतीक्षा मे रहना पड़ा। चौये दिन यम अपने घर आये। 


यम बोळे, “ हे विद्वान्‌ ! तुम पूजनीय अतिथि होकर भी तीन 
दिन तक बिना कुछ खाये पिए हमारे घर मे रहे। हे ब्रह्मन्‌ ! तुम्हे 
प्रणाम है, हमारा कल्याण हो । भे घर पर नहीं था, इसका मुझे बहुत 
-हुःख है। किन्तु मे इस अपराध के प्रायश्चित्त स्वरूप तुम्हें प्रत्येक 
दिन के छिये एक एक करके तीन वर देने को प्रस्तुत हूँ, तुम वर 
मोगी । ” बाळक ने पहला वर यह मॉगा--“ आप मुझे पहला वर 
यह दीजिय जिससे कि मेरे पति पिताजी का क्रोध दूर हो जाय, वे 
जिससे मेरे प्रति प्रसन्न हों, और जब आप मुझे प्रस्थान करने के 
लिय आज्ञा देगे और जब मैं पिता के निकट जाऊँ तो उस समय वे मुझे 
पहचान सके । ” यम ने कहा -- तथास्तु !। नचिकेता ने द्वितीय बर 
मे स्वर्गे पहुँचाने वाले यज्ञविशेष के विषय मे जानने की इच्छा की। 
हमने पहले ही देखा है, बेद के संहिता-भाग मे हमछोग केवल स्तरमै 
की बात पाते हैं | वहाँ सबका शरीर अ्योतिर्मय होता है, और वे 
अपने पूर्त पूर्व पितरो के साथ बढ वास करते है । क्रमशः अन्यान्य 
मात्र आये, किन्तु इन सभो से लोगों के प्राण पूर्ण तृप्त न हो सके। 
इस स्त्रमे से मी कुछ उच्चतर उन्हे आवश्यक ज्ञात हुआ । स्वर मे 
-रहना इस जगत्‌ मे रहने की अपेक्षा कुछ भिन्न नही है | जिस प्रकार 
एक स्वस्थ धनिक नवयुवक का जीवन होता है, उसी प्रकार स्वर्गीय 
जीवों का भी जीवन होता है, भेद केवळ इतना है कि उनकी भोग- 
"सामग्री होती है और उनका शारीर नीरोग, स्वस्थ एवं अधिक बलशाली 


अपरोक्षानुभूति २५५ 


होता है। यह सत्र तो जड़ जगत्‌ की ही वस्तु ठहरी, इससे कुछ 
अधिक अच्छी अवश्य है वस इतना ही। और जब हमने पहले ही देखा 
है कि यह जड जगत्‌ पर्त्रेक्त समस्या की कोई मीमांसा नहीं कर 
सकता, तो खर्ग से भी उसकी क्या मीमांसा हो सकती है ? इसलिये 
स्तरमै के ऊपर स्त्री की कितनी भी कल्पना क्यों न करो, परन्तु 
समस्या की उपयुक्त मीमांसा इससे नही हो सकती । यदि यह जगत्‌ 
इस समस्या की कोई मीमांसा नही कर सकता, तो इस तरह के चाहे 
कितने भी जगत्‌ हों वे किस तरह इसकी मीमांसा करेगे । कारण, हमे 
स्मरण रखना उचित है कि स्थूल मूत प्राकृतिक समुदय व्यापारों का 
'एक अत्यन्त सामान्य अश मात्र है। हम लोग जिन अगण्य घटनाओं को 
तरास्तविक देखा करते है, वे भौतिक नहीं है । 
अपने जीवन के प्रति क्षण को देखिय, मालूम होगा कि हमारे 
चिन्तन के व्यापार कितने है, और -बाहर की वास्तविक घटनाय 
कितनी है । कितनो का तुम केवळ अनुभव करते हो, और कितनों 
का वास्तविक दशन तथा स्पर्श करते हो * यह जीवन-ग्रवाह कितने 
प्रबल वेग से चछता है--इसका कार्यक्षेत्र भी कितना विस्तृत है-- 
किन्तु इसमे मानसिक घटनाओं की तुलना मे इन्द्ियग्राह्म ब्यापार 
'कितना स्वल्प है ! स्रगैवाद का भ्रम यही है कि वह कहता है कि 
हम छोगो का जीवन और जीवन की घटनावढी केवल रूप-रस- 
गन्ध-स्पश और आब्द मे ही आवद्ध है किन्तु इस स्वर्ग से, जहाँ 
पर ज्योतिमिय जरीर मिलता है, अधिकाश छोगो को तृप्ति नहीं हुई । 
तथापि इस जगद नचिकेता ने द्वितीय बर से स्तर्ग-प्रापक यज्ञ 
सम्बन्धी ज्ञान की प्रार्थना की हे | वेढ के प्राचीन भाग मे बर्णित ह 
कि देचतागण अन्न द्वारा सतुष्ट होकर छोगो को स्त्र ले जाते है । 


२६ ज्ञानयोग 


सभी धर्मो की आलोचना करने पर निश्चित रूप से यह सिद्धान्त 
रब्य होता है कि जो कुछ प्राचीन होता है. बही काळान्तर मे पवित्र 
रूप मे परिणत हो जाता है। हमारे घू्वपुरुण भोजपत्र पर लिखते थे, 
अन्त मे उन्होने कागज बनाने की प्रणाठी सीखी, परन्तु इस समय 
भी भोज-पत्र पवित्र कहा जाता है। प्रायः ९-१० हजार वर्ष परयै 
हमारे पुरुप छकडी से लकड़ी घिसकर अग्नि प्रज्यलित करते थे, 
` बही प्रणाली आज मी वर्तमान है । यज्ञ के समय किप्ती दूसरी प्रणाली 
द्वारा अग्नि प्रञ्चलित करने से काम नही चढेगा। एशियावासी 
आर्यगणो की और एक शाखा के सम्बन्ध में मी ऐसाही है। इस 
समय भी उनके वर्तमान वशधर वैद्युताग्नि सग्रहकर उसकी रक्षा करना 
अच्छा समझते है । इससे प्रमाणित होता है कि ये लोग पहले इस 
तरह अग्नि का सग्रह करते थे; वाद मे ठो लकडियो को घिसकर 
अग्नि उत्पादन करना इन्होने सीखा, फिर जव अग्नि-उत्पादन करने 
के अन्यान्य उपाय उन्होने सीखे, उस समय भी पहले के उपायो का 
परित्याग नही किया। बे सव उपाय पत्ित्र आचारो मे परिणत होगये । 


हिब्रुओं के सम्बन्ध मे भी यही हाळ है । उनके पूर्वज पार्चमेन्ट 
(Parchment) प्र लिखत थे | इस समय वे छोग कागज पर लिखते 
है, किन्तु पाचेमेन्ट पर लिखना उनकी दृष्टि मे महा पित्र आचार है । 
इसी तरह सभी जातियो के सम्वन्ध मे है। इस समय जो आचार शुद्धा- 
चार कहळाये जाते है, वे प्राचीन प्रथा मात्र है । यज्ञ भी इसी तरह 
प्राचीन प्रथा मात्र थे | कालक्रम से जव लोग पहले की अपेक्षा उत्तम 
रीति से जीवन-निवीह करने लगे, उस समय उनकी सभी धारणाय 
चे की अपेक्षा अधिक उन्नत हुईं, किन्तु ये प्राचीन प्रथाये रह गयीं । 


अपरोक्षाबभूते २५७ 


समय समय पर इन सभो का अनुष्ठान होता था और वे पवित्र आचार 
माने जाने ठगे । उसके वाद कुछ व्यक्तियो ने इस यक्ञ-कार्य के 
निर्वाह का भार अपने ऊपर छे लिया। यही लोग पुरोहित हुए। ये 
यज्ञ के सम्वन्ध में गम्भीर गवेषणा करने ठगे । यज्ञ ही इन- लोगो 
का सर्वस्त्र हो-गया । उन लोगों की यह धारणा उस समय बद्धमूल 
हुई कि देवता लोग यन्न के गध का आप्राण करने के लिये आते है। 
यज्ञ की शक्ति से संसार मे सब कुछ हो सकता है। यदि निर्दिष्ट 
सख्या में आहुतियाँ दी जायें, कुछ विशेष त्रिशेप स्तोत्रो का पाठ हो; 
विशेप आकार बाली कुछ वेदियो का निमीण हो, तो देवता सव कुछ 
कर सकते हैं, इत्यादि मतवादो की सृष्टि हुईं। नचिकेता इसी लिये 
दूसरे वर द्वारा जिज्ञासा करता है कि किस तरह के यज्ञ से स्वर्ग- 
प्राप्ति हो सकती है | उसके वाद नचिकता ने तीसरे वर की प्रार्थना 
की, और यही से प्रकृत उपनिपद का आरम्भ है। नचिकता वोळा-- 
“ कोई कोई कहते है. मृत्यु के बाद आत्मा रहती है, कोई कोई कहत्ते 


हैं, आत्मा मृत्यु के बाद नही रहती । आप मुझे इस विपय का यथार्थ 
तत्व समझा दे । ” 


यम भयभीत होगये। उन्होने परम आनन्द के साथ नचिकेता 

के प्रयमोक्त दोनो बरो को पूर्ण किया था। इस समय वे वोले 

` प्राचीन काळ मे देवतागण इस विषय मे सदिग्ध थे। यह सूक्ष्म 

धर्म सुविज्येय नही है। हे नचिकेता ! तुम कोई दूसरा बर मोगी | 
मुन्से इस विषय मे और अधिक अनुरोध न करो, मुन्ने छोड ठो | ” 


नचिकेता इढ्प्रतिन् था. चह वोछा-- हे मत्यो ! सुना ¡ 


दबताळागा ने भी इस विपय मे संदेह किया था, और इसे समना 


पक 
= 
Co 


२०८ ज्ञानयोग 


भी सरळ वात नहीं है, यह बात सत्य है। किन्तु मैं आपके सद्दश इस 
विषय का कोई दूसरा वक्ता भी नहीं पा सकता, और इस वर के समान 
दूसरा कोई पर भी नहीं है | ” 
यम बोले--“ हे नचिकेता | शतायु पुत्र, पौत्र, पशु, हाथी 
सोना, घोडा आदि मुग छो। इस पृथ्वी के ऊपर राज्य करो, एवे 
जितेन दिन तुम जीने की इच्छा करो उतने दिन तक जीवित रहो। 
इसके समान और कोई दूसरा वर यदि तुम्हारे मन मे हो तो उसे मी 
मॉग लो, अथवा धन और दीप जीवन की प्रार्थना कर छो । अथवा हे 
नचिकेता ! तुम विस्तृत पृथ्वीमण्डळ पर राज्य करो, मे तुम्हें सभी 
प्रकार की काम्यवस्तुओं से संयुक्त करूँगा । पृथ्वी में जो जो काम्य- 
वस्तुएँ दुलेभ है, उनकी प्रार्थना करो । गीत और वाद्य मे बिशारद इन 
रथारूढ रमणियों को मनुष्य नहीं पा सकता । हे नचिकेता ! इन सभी 
रमणियों को मैं तुम्हे देता हूँ, ये तुम्हारी सेवा करेगी, किन्तु तुम मृत्यु 
के सम्बन्ध मे जिज्ञासा मत करो । ” 
नचिकेता ने कहा-“ ये सभी वस्तुएँ केबल दो दिनों के लिये 
है, ये इन्द्रियों के तेज को हरण करती है। अतिदीधे जीवन भी अनन्त 
काळ की तुलना में वस्तुतः अत्यन्त अल्प है। इसलिये ये हाथी, 
घोड़े, रथ, गीत, वाद्य आदि तुम्हारे ही पास रहे । मनुष्य घन से कमी 
तृप्त नहीं हो सकता । जब मै तुम्हे देगा ही, तो इस वित्त की चिर- 
काठ के लिये किस तरह रक्षा कर सकूँगा ! तुम जितने दिन तक 
इच्छा करोगे, मैं उतने ही दिन तक जीवित रह सकूँगा । मेने जिस 
वर की प्रार्थना की है, केवछ वही वर मै चाहता हुँ । ” 
यम इस समय सतुष्ट हुए । वे बोळे-“ परमकल्याण ( श्रेय) 
और आपातरम्य भोग (प्रेय) इन दोनों का उद्देश्य भिन्न है, ये दोनों 


अपरोक्षानुभूत' २५९, 


ही मनुप्यों को बद्ध करते है । जो इनमे से श्रेय को ग्रहण करते है, 
उनका कल्याण होता है, और जो आपातरम्य भोग को ग्रहण करते 
है, वे ढक्ष्यम्रष्ठ होते हैं। ये श्रेय और प्रेय दोनों ही मनुष्य के समीप 
उपस्थित होते है । ज्ञानी दोनों पर विचार कर एक को दूसरे से पृथक 
जानते है । वे श्रेय को प्रेय से श्रेष्ठ समझकर स्वीकार करते है, किन्तु 
अज्ञानी पुरुष अपने शारीरिक सुख के लिये प्रेय को ही ग्रहण करते 
हैं | हे नचिकेता ! तुमने आपातरम्य समग्र विषयो की नश्चरत। समझ 
कर उन सभों को छोड दिया है।” इन वचनों से नचिकेता की 
प्रशसा कर अन्त में यम ने उसे परम तत्व का उपदेश देना आरम्म किया। 


यहा पर हमे वेदिक वैराग्य और नीति की अत्युन्नत धारणा 
प्राप्त हुई कि जितने दिन तक मनुष्य की भोगवासना का त्याग नहीं 
होता, उतने दिन तक उसके हृठय मे सत्य-ज्योति का प्रकाश नहीं 
हो सकता । जितने दिन तक ये तुच्छ विपयवासनाये तुमुळ कोला- 
हरु करती है, जितने दिन तक प्रति मुहूत वे हमलोगों को खीच कर 
वाहर ळे जाती हँ- ठेजाकर हमे प्रत्येक वाह्य वस्तु का, एक विन्दु रूप 
का, एक बिन्दु रस का, एक बिन्दु स्प का टास बनाती है, उतने 
दिन चाहे जितना हम ज्ञान का अभिमान क्यो न करे, हमलोगों के 
हृदय मे सत्य किस तरह प्रकाशित हो सकता है! 


यम चोरे-“ जिस आत्मा के सम्बन्ध मे, जिस परळोकतल्र के 
सम्वन्ध में तुमने प्रश्न किया है, वह वित्त-मोह से मूह वालको के हृदय 
म प्रतिभात नहीं हो सकता है। इसी जगत्‌ का अस्तित्व है, परलोक 
का नही, यह माननेवाले वारम्वार मेरे वश मे आते हैं |” 


२६० ज्ञानयोग 


फिर यह सत्य समझना भी कठिन है | बहुत से तो ठगातार 
इस बिपय को सुन कर भी समझ नही पाते, इस विषय का वक्ता भी 
आश्चर्यजनक होना आवस्यक है और श्रोता भी। गुरु का भी अदूमु 
शक्तिसम्पन्न होना आवश्यक है और शिष्य भी उसी तरह का होना 
ज़रूरी है। मन को फिर वृथा तर्क के द्वारा चचछ करना उचित नही 
है। कारण, परमार्थ तत्व तर्क का विषय नहीं है, वह तो प्रत्यक्ष अनुभूति 
का विषय है । हमळोग बराबर सुनते आरहे है कि प्रत्येक धर्म विश्वास 
करने पर जोर देता है । हमलोगों के कानों में तो अन्ध विश्वास शब्द 
ही भर दिया गया है। 


यह अन्ध विश्वास सचमुच ही बुरी वस्तु है, इसमे कोई संदेह 
नही। पर यदि इस अध विश्वास का हम विश्लेषण करके देखे तो ज्ञात 
होगा कि इसके पीछे एक महान्‌ सत्य है। जो छोग अन्ध विश्वास की 
वात कहते है, उनका वास्तविक उद्देश्य यही अपरोक्षानुभूति हैं जिसकी 
हम इस समय आलोचना कर रहे है। मन को व्यर्थ ही तर्क के द्वारा 
चंचल करेन से काम नही चढेगा, क्योकि तर्क से कमी झवर की 
प्राप्ति नहीं हो सकती । ईश्वर प्रत्यक्ष का विषय है, तर्क का नही । 
समुदय तर्क ही कुछ सिद्धान्तो के ऊपर स्थापित है। इन सिद्धान्तों 
को छोडकर तर्क हो ही नहीं सकता | हमछोगों ने जिन्हे पहले 
निश्चत रूप मे प्रत्यक्ष कर लिया है, उस तरह के कुछ विषयो की 
तुलना की प्रणाली को युक्ति कहा जाता है । इन निश्चित प्रत्यक्ष 
विषयों क न होने पर युक्ति चछ ही नहीं सकती । और बाह्य जगत्‌ 
के सुवन्ध में यदि यह सत्य है, तो अन्तजगत्‌ के सम्बन्ध में भी ऐसा 
ही क्यों न होगा: 


अपरोक्षाबसूति २६१ 


हम लोग वारंवार इस क्म मे पड़ते है । हम जानते है कि सभी 
वाह्य विषय प्रत्यक्ष के ऊपर ही निर्भर रहते हैं । बाह्य विषयों पर 
विज्ञास करने को तुमसे कोई नहीं कहता और न उनके पारस्परिक 
सम्बन्ध विषयक नियम किसी युक्ति पर निभर हैं, किन्तु प्रत्यक्ष अनु 
भव के द्वारा वे ळब्ध होते है । फिर सभी तर्क कुछ प्रत्यक्षाबुभूतियो 
के ऊपर स्थापित है। रसायनवेत्ता कुछ द्रव्य लेते हैं--उससे और 
कुछ द्रव्य उत्पन्न होते है । यह एक घटना है। हम उसे स्पष्ट देखते 
है, प्रत्यक्ष करते है, एवं उसे नीव मान कर हम रसायन-शास्त्र का 
विचार करते है । पदार्थ-तलवेत्ता मी त्रेसा ही करते है--तमी विज्ञान 
के त्रिपम मे यही हाळ है। सभी प्रकार का ज्ञान प्रत्यक्ष के ऊपर 
स्थापित है। उसके ऊपर निर्भर रहकर ही हमलोग विचार-युक्ति 
किया करते हैं । किन्तु आश्चर्य का विषय है कि अविकांश लोग, 
विशेषत' वर्तमान काळ मे, सोचा करते हैं कि धर्मतत्त मे प्रत्यक्ष करने 
को कुछ नही है--यदि कुछ धर्मतल्र लाम करना होगा तो वह बाह्य वृथा 
तर्क के द्वारा ही होगा। किन्तु वास्तविक धर्म वातो का विषय नहीं 
है, वह तो प्रत्यक्ष अनुभूति का विपय है। हमे अपनी आत्मा के 
अन्दर अन्वेपण करके देखना होगा कि वहाँ क्या हे। हम उसे 
समझना होगा और जिते हम समझेगे उसका साक्षात्कार करना होगा । 
यही धर्म है। चाहे कितना ही चीत्कार क्यो न करो, परन्तु वह 
ब नही हो सकता । अतएव एक कोई इत्र है या नही, यह 
व्यथ तको के द्वारा प्रमाणित नही हो सकता, क्योकि युक्ति दोनों 
ओर समान है। किन्तु यदि कोई इद्र है. नो वह हमारे अन्तर में 
ही ह। तुमने क्या कमी उसे देखा है? यही प्रश्न है। जिस तरह 


जगत्‌ का अस्तित्व है या नही-इस प्रइन की मीमांसा अभीतक. 


२६२ ज्ञानयोग 


नही हो सकी इसी प्रकार प्रत्यक्षवाद और विज्ञानवाद (।१०।७० ) 
का तर्क अनंत काळ से चछा आरहा है। इस प्रकार का तर्क निश्चय 
ही चलता है, परन्तु हम जानते है कि जगत्‌ है और वह चळ रहा 
है । हमछोग केबछ एक शब्द का भिन्न मिच्न अथ करके यह तके 
किया करते है । हमारे जीवन के अन्यान्य सभी प्रश्नों के सम्बन्ध मे 
भी ऐसा ही है-हमे प्रत्यक्षानुमृति प्राप्त करनी होगी। जेसे बाह्य 
विज्ञान मे--उसी तरह परमार्थ विज्ञान मे मी हमे कुछ पारमार्थिक 
व्यापार को प्रत्यक्ष करना होगा । उसी पर धमे स्थापित होगा। अवश्य ही 
किसी भी धर्म के किसी भी मत में ब्रिश्रास रखना होगा, इस युक्तिहीन 
दावे मे कोई आस्था नहीं की जा सकती । उससे मनुष्य के मन की 
अवनति होती है । जो ब्यक्ति तुम्हें सभी विफ्यों मे विइवास करने को 
कहता है, वह अपने को भी नीचे गिराता है, और यदि तुम उसके 
वचनो पर विश्वास करते हो तो वह तुम्हे भी नीचे गिराता है। जगत्‌ के 
साथुगणो को हमसे केबल यही कहने का अधिकार है कि उन्होंने अपने 
मन का विश्ळेपण किया है तथा उन्होने कुछ सत्य पाया भी है, हम भी 
वैसा करे, फिर हम उन पर विश्वास करेगे, उसके पहले महीं । यही धर्म 
का सार हे। किन्तु यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो जो धम के 
विरुद्ध तर्क करते है, उनमे से निन्यान्नवे प्रतिशत व्यक्ति अपने मनका 
विश्लेषण करके नही देखते, वे सत्य को पाने की चेष्टा नही करते | 
इसलिये धरम के विरोध मे उनकी युक्ति का कोई मूल्य नही है। यदि 
कोई अन्धा मनुष्य निश्चय करके कहे, “तुम लोग, जो कि सूर्य के 
अस्तित्व मे विद्वास करनेवाले हो. सभी श्रान्त हो ” तो उसके इस 
वाक्य का जितना मृत्य होगा, उतना ही मूल्य इनके वाक्य का होगा। 

इसलिये जो अपने मन का विइछेपण नही करते और धर्म को एकदम 


अपरोक्षाबभूति २६३ 


उड़ा देने, और लोप करने में अग्रसर है, उनकी बातो मे हमे थोड़ी भी 
आस्था करने की आवश्यकता नहीं । 

इस विषय को ही विशेषतया समझना एवे अपरोक्षाबुभूति का 
माव मन मे सर्वदा जागरूक रखना उचित है। धर्म लेकर ये सव 
झगडे, मारामारी, विवाद-विसंवाद उसी समय चले जायेंगे, जव कि 
हम समझेगे कि धर्म किसी ग्रन्यविशेष या मन्दिरविशेष मे बेंघा हुआ 
नहीं है, अथवा इन्द्रिय द्वारा मी उसका अनुभव सम्भव नही है। यह 
अतीन्द्रिय तत्र की अपरोक्षानुभूति है। जिन व्यक्तियों ने वास्तविक 
ईरत्रर एत आत्मा की उपलब्धि की है, वे ही प्रकृत धार्मिक है और यह 
प्रत्यानुभूति न होने पर उच्चतम धर्मशास्त्रवेत्ता जो धाराप्रवाह धर्म- 
बक्तृता दे सकते हैं उनमे तथा अत्यन्त सामान्य अज्ञ जडवादी में 
कोई भेद नही है] हम सव नास्तिक है, इस हम लोग क्यो नहीं 
मान लेते १ केवळ विचारपूमैक धर्ष के समग्र सत्य मे संमति देने मात्र 
से हम धार्मिक नही हो सकते । एक ईसाई या मुसलमान अथवा अन्य 
किसी दूसरे धर्मानुयायी की वात छो। ईसा के उस पर्वत पर के 
धर्मोपदेश का स्मरण करो । जो कोई व्यक्ति इस उपदेश को कार्य- 
रूप मे परिणत कर सके, वह उसी क्षण देवता हो सकता है, सिद्ध हो 
सकता है | तथापि कहा गया है कि पृथ्वी मे इतने करोड़ ईसाई है । 
क्या तुम कहना चाहते हो, ये समी ईसाई है ? वास्तविक इसका अर्थ 
यह है कि ये किसी न किसी समय इस उपदेश के अनुसार कार्य 
करने की चेष्टा कर सकते है। दो करोड छोगो में एक भी सच्चा 
ईसाइ हे या नहीं. इसमें संदेह है। 

भारतवर्ष मे भी इस तरह कहा गया है कि तीस कोटि 


दानत हैं । यद प्रत्यक्षानुभूति-सम्पन्न व्यक्ति हजार में एक मी होते 


२६४ ज्ञानयोग 


तो यह जगत्‌ पाँच मिनट मे कुछ दूसरा ही हो जाता। हम सभी 
नास्तिक है, परन्तु जो व्यक्ति उसे स्पष्ट स्वीकार करता है, उससे हम 
बिवाद करने को प्रस्तुत होते है । हम लोग सभी अन्धकार मे पड़े हुए 
है। धमै हम लोगों के समीप मानो कुछ नहीं है, केळ विचारलब्ध 
कुछ मतों का अनुमोदन मात्र है, केवछ सुह की बात है--अमुक व्यक्ति 
खूब अच्छी तरह से बोळ सकता है, अमुक व्यक्ति नहीं बोळ सकता, 
यही हमलोगों का ध्म है--शब्द-योजना करने की छुन्दर कुशलता, 
अळङ्कारिक शब्दों मे वर्णन करने की क्षमता, शास्त्रों के इलोकों की 
अनेक प्रकार से व्याख्या, ये सभी केवल पण्डितां के आमोद के 
निमित्त हे - मुक्ति के लिय नहीं | आत्मा की जब यह प्रत्यक्षानुभृति 
आरम्भ होगी, तभी धर्म आरम्भ होगा । उसी समय तुम धार्मिक होगे, 
एवं उसी समय, केवल उसी समय नेतिक जीवन भी प्रारम्भ होगा | 
इस समय हम रास्ते के पशुओं की अपेक्षा भी कोई विशेष अधिक नीति- 
परायण नहीं है । हमलोग इस समय केवल समाज के शासन के भय 
से ही कुछ गडबड नहीं करते। यदि समाज आज कहे- चोरी करने 
से अब दण्ड नहीं मिलेगा तो हमछोग इसी समय दूसरे की सम्पत्ति 
छूटने के छिये व्यग्र होकर दौड़ पड़ेगे । हम लोगों के सच्चरित्र होने 
मे एकमात्र कारण पुलिस है। सामाजिक ्रतिष्ठा-लोप की आशंका ही 
हमलोगों के नीतिपरायण होने मे बहुधा कारण है, और वस्तुस्थिति तो 
यह है कि हम पशुओ से बिलकुल थोडासा ही उन्नत है । हम ढोग 
जब अपने अपने घर के एकान्त कोने मे बैठकर अपने हृदय के भीतर 
अनुसधान करेगे तभी समझ सकेगे कि यह बात कितनी सत्य है | 
अतएव आओ, हृमढोग इस कपटता का त्याग करे | आओ, स्त्रीकार 
करे कि हमछोग धार्मिक नहीं है और दूसरों के प्रति घृणा करने का 


अपरोक्षानुभूते २६५ 


हमारा कोई अधिकार नहीं दै । हम समों के वीच वास्त्र म भ्रातृ" 
सम्बन्ध है, और हमे धर्म की जव प्रत्यक्षानुभूति होगी तमी हम नीति- 
परायण होने की आशा कर सकते है। 


कल्पना करो तुमने कोई देश देखा है । कोई व्यक्ति तुम्हे काट 
कर टकडे टकड़े कर फेक दे सकता है । परन्तु तुम अपने हृदय के 
भीतर कमी भी ऐप्ती वात नहीं सोच सकते कि मेने उस देश को 
देखा है | अवश्य ऐसा हो सकता है कि शारीरिक वळ-प्रयोग के कारण 
तुम कह दो- मैने उस देश को नहीं देखा है, किन्तु तुम अपने मन मे 
जानते हो कि तुमने उस देश को देखा है। वाझ जगत्‌ को तुम 
जिस तरह प्रत्यक्ष करते हो, जिस समय इससे भी अधिक उज्ज्यठ 
भाव से धर्म और ईश्वर का साक्षातकार होगा, तव कुछ भी तुम्हारे 
विश्वास को नष्ट नहीं कर सकता । उसी समय प्रकृत ब्रिस्यास का 
आरम्म होगा | “ जिसे एक सरसो मात्र भी विश्वास है, वह पहाड के 
पास जाकर कहे कि तुम इट जाओ तो पहाड़ भी उसकी बात 
सुनेगा ।” बाइबल की इस कथा का तात्पर्य यही है। उस समय 
स्त्रय सत्यस्वरूप हो जाने के कारण तुम सत्य को जान सकोगे | 
केत्रछ बिचारपू्वेक सत्य के विषय मे समति देने से कोई छाम नहीं है। 
एक मात्र वात यही हे कि क्या तुम्हे प्रत्यक्षानुभूति हुई है ! 
वेदान्त की मूळ वात यही है--धम का साक्षात्कार करो--केवळ कहने 
से कुछ च होगा, किन्तु साक्षात्कार करना बहुत कठिन है। जो परमाण 
के अन्दर अति गुह्य रूष से रहते हैं, वही पुराण पुरुप, वही प्रत्येक 
मानव- गुद्यतम प्रदेश मे निवास करते है, साधु पुरुषों ने 
उन्ह अन्तद्वर दवारा उपलब्ध किया है और तभी वे सुख-हु.ख दोनो 


२६६ ज्ञानयोग 


से पार होगये है, हम लोग जिसे धर्म कहते है, और जिसे अधर्मे 
कहते है, और झुभाझुभ सव कर्म, एवं सत्‌ असत्‌, इन समों से वे 
पार होगये है,- जिन्होंने उन्हे देखा है, उन्होंने ही यथाथै सत्य का 
दर्शन किया है। किन्तु फिर स्वर्ग का क्या हुआ ? स्तरमै के सम्बन्ध मे 
हम लोगों की ऐसी धारणा है कि वह दुःखशून्य सुख है; अथीत्‌ हम 
संसार के सभी सुख चाहते है, और उसके दुःखों को केबळ छोड 
देना चाहते है । अवश्य यह अत्यन्त सुन्दर धारणा है, यह स्वाभाविक 
भाव से ही आती है, किन्तु यह धारणा सम्पूर्ण श्रमात्मक है, कारण, 
पूर्ण सुख या पूर्ण दुःख नाम का कोई पदार्थ नहीं है । 


रोम मे एक व्यक्ति बडा धनी था। उसने एक दिन सुना कि 
उसकी सम्पत्ति में केवल दस लाख पौण्ड शेष है। सुनते ही उसने कहा 
--तब मै कल क्या करूँगा ! और यह कह कर उसी समय उसने 
आत्महत्या कर ली ! दस छाख पौण्ड उसके लिये द्रारिद्रव सूचक था, 
किन्तु हम छोगो के लिये वैसा नही है | वह तो हमारे सम्पूर्ण जीवन 
की आवश्यकता से भी अधिक है। वास्तविक सुख ही क्या है, और दु.ख 
ही क्या १ वे लगातार विभिन्न रूप धारण करते रहते है। मैं जब छोटा 
था,तो सोचता था--जब मै गाड़ी चलाने छगूँगा तो सुख की पराकाष्ठा 
को ग्राप्त करूँगा । इस समय भै ऐसा नहीं समझता । अब तुम कौनसे 
सुख को पकड़े रहोगे ? यही हमे व्शिपकर समझने की चेष्टा करना 
उचित है । और हमारा यह कुसस्कार नष्ट होने मे बहुत बिलम्ब 
लगता है । प्रत्येक के छुख की धारणा अळग्‌ अळग है। हमने एक 
आदमी को देखा है, जो प्रतिदिन प्रचुर अफीम खाये बिना सुखी नही 
होताथा। वह शायद सोचता होगा, स्वर्ग की मिट्टी अफीम की ही वनी 


अपरोक्षानभूति २६७ 


होगी! किन्तु हमारी दृष्टि मे वह स्वर्ग सुविधाजनक न होगा। हम छोग 
बारबार अरबी कविता मे पढते है, स्वर्ग अनेक प्रकार के मनोहर उद्यानों 
से पूर्ण है, उसमे अनेक नदियौँ बहती है। मैंने अपना अधिकांश जीवन 
एक ऐसे स्थान मे बिताया है, जहे जल प्रचुर मात्रा मे है, कितने ही 
गाव और हजारो लोग प्रतिवर्ष बाढ़ मे मृत्यु के मुख मे चले जाते है। 
अतएव मेरा सगे नदीप्रवाहयुक्त एवं उद्यानपूर्ण नहीं हो सकता; 
मेरा खर्ग तो शुष्कमूमिपूर्ण तथा अधिक वर्षारहित होना आवश्यक 
है। हमारे जीवन के सम्बन्ध मे भी ऐसा ही है, सुख की हमारी 
धारणा क्रमश' बदळती रहती है | युवक यदि स्त्री की कल्पना करे 
तो उसका स्वर्ग परम सुन्दर रमणीयों से परिपूण होना आवश्यक है। 
वही व्यक्ति आगे चल कर वृद्ध होने पर उसे स्त्री की आवश्यकता 
फिर न रहेगी । हमारा प्रयोजन ही हमारे खग का निभाता है, और 
हमारे प्रयोजन के परिवतेन के साथ साथ हमारा स्वी भी भिन्न 
भिन्न रूप धारण करता है। यदि हम इस प्रकार के एक स्त्री में 
जायें जहाँ अनन्त इन्द्रिय सुख का छाभ होगा तो उस जगह हमारी 
कोई विशेष उन्नति नही हो सकती । जो विषयभोग को ही जीवन 
का एक मात्र उद्देश्य मानते है वे ही इस प्रकार के स्वर्ग की प्रार्थना 
किया करते है | यह वास्तविक मंगलकारी न होकर महा अमगळकारी 
होगा । यही क्या हमारी अन्तिम गति है १ थोडा हॅँसना-रोना, उसके 
वाद कुत्ते के समान मृत्यु ! जिस समय तुम लोग इन सव विप्रय- 
भोगों की प्रार्थना करते हो, उस समय तुम यह नही जानते कि 
मानय जाति के लिये जो अन्यत अमगळकारक है, उसकी तुम कामना 
करत हा--वास्ततरिक ऐहिक एुखभोग की कामना करके तुम वैसा ही 
करते हो, क्योकि तुम यह नही जानते कि प्रकृत आनन्ड क्या है। 


२६८ ज्ञानंयोग 


वस्तुतः दशीनशास्त्रा मे आनन्दत्याग करने का उपदेश नहीं दिया 
गया है । प्रकृत आनन्द क्या है इसी का उपदेश दिया गया है। नारवे- 
वासियों की स्वर्ग के सम्बन्ध में धारणा ऐसी है कि वह एक भयानक 
युद्धक्षेत्र है, वहो समी ढोग जाकर बोडन (४०१००) देवता के सम्मुख 
बैठते है । कुछ समय के बाद जगली सूअरों का शिकार आरम्भ होता 
है। बाद में वे आपस में ही युद्ध करते हैं और एक दूसरे को खण्ड 
विखण्ड कर डालते है । किन्तु इस प्रकार के युद्ध के थोड़ी देर बाद 
ही किसी न किसी रूप से उन छोगों के घाव ठीक हो जाते है, उस 
समय वे एक हॉल मे जाकर उसी सूअर के मांस को पका कर खाते 
तथा आमोदःग्रमोद करते है। उसके दूसरे दिन वह सूअर जीवित 
हो जाता है और फिर उसी तरह शिकार आदि होता है । यह हमारी 
धारणा के अनुरूप ही है, अन्तर इतना ही है कि हमारी धारणा कुछ 
अधिक परिष्कृत है। इस प्रकार हम सभी सूअर का शिकार करना 
चाहते है--हम एक ऐसे स्थान में जाना चाहते है, यह ये भोग पूर्ण 
मात्रा मे लगातार चळते रहे--ठीक उसी प्रकार जैसे नार्वेवासी सूअर 
की करपना करते है । 


दर्शनशास्त्र के मत मे निरपेक्ष अपरिणामी आनन्द नामक 
पदाथ है, अतएव हम साधारणतया जो ऐहिक सुखोपभोग करते है, 
उसके साथ इस सुख का कोई सम्बन्ध नहीं है। किन्तु फिर वेदान्त 
दी केवळ प्रमाणित करता है कि इस जगत्‌ मे जो कुछ आनन्दकारी 
है, वह उसी प्रकृत आनन्द का अंश मात्र है, क्योंकि उस ब्रह्मानन्द 
का ही वास्तबिक अस्तिल है। हम प्रतिक्षण उसी ब्रह्मानन्द का 
उपभोग करते है, किन्तु यह नहीं जानते कि वह ब्रह्मानन्द है । जह 


अपरोक्षानुभूति 000 


कही किसी प्रकार का आनंद देखोगे, यहाँ तक कि चोरों को चोरी 
मे जो आनन्द मिळता है, वह मी वस्तुतः वही एणोनन्ठ है; अन्तर 
यही है कि वह कुछ बाह्य वस्तुओं के संपर्क से मढीन हो गया है | 
किन्तु उसकी प्राप्ति के लिये पहले हमे समस्त ऐहिक छुखभोग का 
त्याग करना होगा । उसका त्याग करने पर ही प्रकृत आनन्द की 
साक्षात्‌ उपलब्धि होगी | पहल अज्ञान, मिथ्या का त्याग करना होगा, 
तभी सत्य का प्रकाश होगा। जब हम सत्य को इद्तापूवंक पकड़ 
सकेगे, तब पहले हमने जो कुछ भी त्याग किया था वही फिर एक 
दूसरा रूप धारण करेगा, एक नवीन आकार मे प्रतिमात होगा, उस 
समय समस्त ब्रह्माण्ड ही ब्रह्ममय हो जायगा, उस समय सभी 
कुछ उन्नत भाव को धारण करेगा, उस समय हम समी पदार्थो को 
नवीन आलोक मे देखेग । किन्तु पहले हमे उन्ही सब का त्याग करना 
होगा; वाद मे सत्य का अन्तत. एक बिन्दु आभास पाने पर फिर 
हम उन सभो को ग्रहण करलेगे, किन्तु अन्य रूप मे--ब्रह्माकार मे-- 
परिणत रूप मे । अतएव हमे सुख-दुख सभी का त्याग करना होगा | 
ये सब उस प्रकृत वस्तु का, उसे चाहे सुख कहो या दुःख, बिभिन्न 
क्रम मात्र हैं। सभी वेठ जिसकी धोषणा करते है, सभी प्रकार की 
तपस्याय जिसकी प्राप्ति के लिये की जाती है, जिसे पाने की इच्छा 
से छोग ब्रह्मचर्य का अनुष्टान करते है, हम सक्षेप मे उसी के सम्बन्ध 


मं तुम्ह वतायँगे, वह ३० हे। ' वेद में इस डे” कार की अतिशय 
महिमा और पवित्रता वर्णित है । 


इस समय यम नचिकेता के प्रन का- मृत्यु क वाद मनुष्य 


का क्या दशा होती हं-उत्तर देते हे। सदा चतन्यवान आत्मा 


२७० ज्ञानयाग 


कमी नहीं मरती, न कमी जन्म छेती है, यह किसी से भी उत्पन्न 
नहीं होती है, यह नित्य है, अज है, शाश्वत है और पुराण है। देह 
के नष्ट हो जाने पर भी यह नष्ट नहीं होती । मारनेवाला यदि सोच 
मैं किसी को मार सकता हैँ, अथवा मरनेवाळा व्यक्ति यदि सोचि-- 
मै मरा हूँ, तो दोनों को ही सत्य से अनमिन्न समझना चाहिये; 
क्योंकि आत्मा न किसीको मारती है, न स्त्रय मृत होती है। ” 
यह तो बड़ी भयानक बात हुई। प्रथम इलोक में आत्मा का 
विशेषण जो ' सदा चैतन्यवान ? शब्द हे उसी के ऊपर विशेष 
लक्ष्य करो । क्रमशः देखोगे, वेदान्त का प्रकृत मत यही है कि 
समुढय ज्ञान, समुदय पवित्रता, पहले से ही आत्मा में अवस्थित है, 
उसका कही पर अधिक प्रकारा होता है और कहीं पर कम। इतना हं 
भेद है। मनुष्य के साथ मनुष्य का अथवा इस ब्रह्माण्ड के किसी भी पदार्थ 
का पार्थक्य प्रकारगत नहीं है, परिमाणगत है। प्रत्येक के मीतर अवस्थित 
सत्य- घही एक मात्र अनन्त नित्यानन्दमय, नित्यशुद्ध, नित्यपूण ब्रह्म है । 
वही यह आत्मा है--वह्द पुण्यशील, पापी, सुखी, दुःखी, सुन्दर, कुरूप, 
मनुष्य, पशु, सब मे समान है । वही ज्योतिमय है। उसके प्रकाश के 
तारतम्य से ही नाना प्रकार का प्रभेद है । किसीके भीतर वह अधिक 
प्रकाशित है और किसी के भीतर कम, किन्तु उस आत्मा के समीप 
इस भेद का कोई अर्थ नही है। एक व्यक्ति की पोशाक के भीतर से 
उसके शरीर का अधिकांश देखा जाता है, पर दूसरे व्यक्ति की 
पोशाक के भीतर से उसके शरीर का अल्पांश देखा जाता है--पर 
इससे शरीर मे किसी प्रकार का भेद नहीं होता | केंबछ शरीर के 
अधिकांश या अल्पांश को आवृत करने वाली पोशाक का ही भेद 
देखा जाता है। आवरण अर्थीत्‌ देह और मन के तारतम्यानुसार ही 


अपरोक्षानुभूति २७१ 


आत्मा की शक्ति और पवित्रता प्रकाशित होती है | अतएव यहाँ पर 
यह बात समझ लेना ठीक है कि वेदान्तदरीन मे अच्छी और बुरी 
नामक दो पृथक्‌ वस्तु नहीं है । वही एक पदार्थ अच्छा और बुरा 
दोनों होता हे और उनके बीच ब्रिभिन्नता केवल परिमाणगत है, एवं 
वास्तविक कार्यक्षेत्र मे भी हम यही देखते हैं | आज जिस वस्तुको 
हम सुखकर कहते है, कल कुछ अच्छी अवस्था प्राप्त होने पर उसी 
को दु खकर अवस्था कहकर उससे घृणा करेंगे । अतएवं वास्तविक 
वस्तु के विकास की विभिन्न मात्रा के कारण ही भेद उपलब्ध होता है, 
उस पदार्थ मे तो वास्तविक कोई भेद नही है । वस्तुतः अच्छा बुरा 
नामक कोई पदार्थ ही नही है । जो अग्नि हमे सर्दी से बचाती है, 
वही किसी वच्चे को भस्म भी कर सक्ती है, तो यह क्या अग्नि का 
दोष हुआ? अतएव यदि आत्मा झुद्धस्वरूप और पवित्र हो, तो जो 
व्यक्ति असतकार्य करने जाता है, वह अपने स्वरूप के विपरीत आच- 
“रण करता है--वह अपने स्वरूप को नहीं जानता। एक खूनी के 
भीतर भी शुद्ध स्वरूप आत्मा रहती है। वह स्नान्ति से उसको हॉक 
रहता है, उसकी ज्योतिको प्रकाशित नही होने देता। और जो 
व्यक्ति सोचता है कि वह मारा गया, उसकी भी आत्मा मरती नहीं | 
आला नित्य है--कभी भी उसका ध्वंस नही हो पाता। “अणु से भी 
अणु) वृहत्‌ से भी वृहत्‌, वही सभी के प्रभु प्रत्येक मनुष्य-हृदय के 
गुद्यग्रदेश मे वास करते हैं | निष्पाप व्यक्ति बिधाता की कृपा से उसे 
“खकार समी प्रकार के शोक से रहित हो जाता है । जो देहञून्य 
होकर देह मे रहते है, जो देशविहीन होकर भी देश मे रहनेवाढों के 
समान हैं, उस अनन्त और सर्वव्यापी आत्मा को इस प्रकार जानकर 


ज्ञानी व्यक्ि Ci 
ज्ञानी व्यक्ति का दुख सम्पूर्ण रूप से दुर हो जाता हैं। इस आत्मा 


२७२ जशानयोग 


को बक्तृताशक्ति, तीक्ष्ण मेधा अथवा वेदाध्ययन के द्वारा नहीं पाया 
जा सकता । 

यह. “बेढों के द्वारा ळाभ नहीं की जा सकती ' ऐसा कहना 
ऋषियों के लिये परम साहस का कार्य था। पहले ही कहा है, ऋषि 
चिन्ता-जगत्‌ मे बडे साहसी थे, वे किसी के द्वारा भी रोके जानेवाळे _ 
नही ये । हिन्दू छोग वेद को जिस सम्मान की दृष्टि से देखते है, उस 
भाव से ईसाई लोग बाइबिछ को कमी नहीं देखते । ईसाइयो की 
ईदत्रर-त्राणी के विपय मे ऐसी धारणा है कि किसी मनुष्य ने ईखरानु- 
प्राणित होकर उसे लिखा है, किन्तु हिन्दुओ की धारणा है-जगत्‌ मे 
जो सभी विभिन्न पदार्थ हैं, उसका कारण यह है कि वेद मे इन इन 
पदार्थो का नाम उल्लिखित है। उनका विश्वास दै कि वेद के द्वारा ही 
जगत्‌ की सृष्टि हुई है । ज्ञान नाम से जो कुछ समझा जाता है, वह 
वेद मे ही है। जिस प्रकार आत्मा अनादि अनन्त है उसी प्रकार 
वेद का प्रत्येक शब्द भी पवित्र एवं अनंत है। सुष्टिकती के समस्त मन का 
भाव ही मानो इस ग्रन्थ मे प्रकाशित है। वे इस भाव से वेद को 
देखते है | यह कार्य नीतिसंगत क्यों है !- क्योकि इसे वेद कहता है । 
यह कार्य अन्याय क्यो है ! क्योकि इस वेद कहता है । वेद के प्रति 
प्राचीनो की ऐसी श्रद्धा रहन पर भी इन ऋषियों का सत्यानुसन्धान 
म कितना साहस है, देखो। उन्होने यह कहा कि ' नही, बारंवार वेदपाठ 
करने पर भी सत्यकाभ की कोई सम्भावना नहीं है '। अतएव वही आत्मा 
जिसके प्रति प्रसन्न होती है, उसीको वह अपना स्वरूप दिखळाती है । 
किन्तु इससे एक और आशका उठ सकती हे कि इसमे भी उस पर 
पक्षपात का दोप हुआ, इसलिये निम्नलिखित वाक्य मी इसके साथ 
कहे गये है | “जो असतकार्य करनेवाले है और जिनका मन शान्त 


अपरोक्षानुभूति २७३ 


नही है, वे कभी भी इसे नही पा सकते । केवर जिनका हृदय 
पवित्र है, जिनका कार्य पवित्र है, जिनकी इन्द्रियों संयत है, उन्ही के 


__ ~ यै 


निकट यह आत्मा प्रकाशित होती हे । * 


आत्मा के सम्वन्ध में एक छुन्दर उपमा दी गयी है। आत्मा 

को रथी, शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी, मन को ठगाम और इन्द्रियो 
को अस्र की उपमा दी गई है। जिस रथ के घोडे अच्छी तरह संयत 
है, जिस रथ की छगाम खूब मज़बूत है और सारथी के द्वारा इढ़रूप से 
पकड़ा हुआ है, वही रथ विष्णु के उस परम पद को पहुँच सकता है, 
किन्तु जिस रथ के इन्द्रिय रूपी घोड़े दृटरभाव से सयत नही हैं तथा 
मनरूपी लगाम दृढ़भाव से संयत नही रहती वही रथ अन्त में विनाश 
की दशा को प्राप्त होता है। सभी प्राणियों के मथ्य मे अवस्थित 
आत्मा चक्षु अयता किसी दूसरी इन्द्रिय के समक्ष प्रकाशित नहीं 
होती, किन्तु जिनका मन पित्र हुआ है, वे ही उसे देख पाते है । 
जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध से अतीत है, जो अव्यय है. 
जिसका आदि अन्त नही है, जो प्रकृति के अतीत है, अपरिणामी है, 
उसे वे प्राप्त करते हैं, वे मृत्यु-मुख से मुक्त होते है । किन्तु उसे 
पाना वहुत कठिन है, यह मार्ग तेज क्षुरधारा के समान अत्यंत दुगैम 
दै। मागे बहुत ढम्वा एव विपद्व्याप्त है, किन्तु निराश मत होना, 
ब्द्तापवक चळे जाओ, ' उठो, जागो, जिसकी कोई सीमा नही है, 
उसी चरमळक्य पर पहुँचो, वहाँ तक पहुँचे विना निवृत्त मत होओ |? 
७७. {सकः एर अनेक प्रकार 


के प्रन उठगे--विशेषत त, आधनि लोगो >= उसकी ee 
42 +११, आधुनिक रागो क छिए 5 उपकारिता के 


२७४ ज्ञानयोग 


सम्बन्ध में प्रश्न उपस्थित होंगे- तथा और भी अनेक प्रकार के संदे 
उठेगे, परन्तु हम देखेंगे कि सभी मे हम अपने पूवे सस्कारो के द्वारा 
सचालित होते है। हमारे मन पर इन पूर्व सस्कारों का अतिशय प्रभाव 
है। जो वाल्यकाळ से केवळ सगुण इत्र की और मन के व्यक्तिगत तत्व 
(The personality of tho mind) की वात सुनते है, उनके लिये 
पूरवोक्त बाते अवश्य ही अति कर्कश मालूम पडेगी, किन्तु यदि हम उन्हे 
सुने और यदि दीर्घकाळ तक उनकी चिन्ता करे,तो वे बाते हमारे प्राणों 
मे मिद जायेंगी, हम फिर इस तरह की बाते सुनकर भयभीत न होंगे। 
' हॉ, दशन की उपकारिता अर्थात्‌ कार्यकारिता के सम्बन्ध मे मुख्य प्रश्न 
अवश्य है| उसका केवळ एक ही उत्तर दिया जा सकता है । यदि 
ग्रयोजनवादियों के मत मे सुख का अन्वेपण करना मनुष्य के लिये 
कतव्य है, तो आध्यात्मिक चिन्ता मे जिन्हें सुख मिळता है, वे क्यो 
न आध्यासिक चिन्ता मे सुख का अन्वेषण करे! अनेक लोग 
विषयभोग मे सुख पाने के कारण विषयसुख का अन्वेषण करते है, 
किन्तु ऐसे अनेक व्यक्ति हो सकते है जो उच्चतर भोग का अन्विपण 
करते है । कुत्ता केवल खाने पीने से सुखी होता है । किन्तु वैज्ञानिक 
व्रिपयसुख को तिळाञ्जलि दे, केवळ कुछ ही तारों की स्थिति जानने 
के लिये ही शायद किसी पवेत के शिखर पर घास करते है । वे जिस 
अपूयै सुख का आस्वाद पाते है, कुत्ता उसे समझने मे अक्षम है । 
कुत्ता उन्हे देखकर हँस सकता हे और उन्हे पागल कह सकता है | 
हो सकता है ब्रिचारे वैज्ञानिक को विवाह भी करने की सुविधा न 
मिली हो | हो सकता है, वे केवळ रोटी के कुछ टुकड़े और थोडेसे 
पानी के आधार पर ही पर्वत के शिखर पर रहते है । किन्तु वैज्ञानिक 
कहेंगे, “ भाई कुत्ते ! तुम्हारा सुख केवळ इन्द्रियों में आबद्ध है; तुम 


अपरोक्षानुसूति २७%. 


कोड 

इस सुख का भोग कर रहे हो। तुम उसे छोड़कर उच्चतर कोई 
भी सख नही जानते, किंन्तु हमारे लिय यही सबसे वढ्कर सुखकर 
हे । और यदि तुम्हे अपने मनोलुकूल खुखान्त्रेपण का अधिकार हैं,_ 
तो हमें भी हे ।” हमारा यही भ्रम है कि हम समरत जगत्‌ को अपने 
ही भाव से चछाना चाहते है । हम अपने ही मन को समस्त जगत्‌ 
का मापदण्ड बनाना चाहते हैं । तुम्हारी दृष्टि में इन्द्रियविषयो मे ही 
सत्रीपेक्षा अधिक सुख है। किन्तु हमे मी उन्हीं से सुख मिलेगा, 
इसका कोई अ नही है।जिस समय तुम इस मत को लेकर जिद 
करते हो, तभी हमारा तुमसे मतभेद होता है। सांसारिक हितवाढी 
( Worldly Utilitarian ) के साथ धर्मवादी का यही प्रमेद है। 
सांसारिक हितबादी कहते हैं--“ देखो, हम कितने सुखी है ! " 


४ हम तुम्हारे धर्म-तत्नों को लेकर माधापच्ची नहीं करत! वे 
तो अनुसधानातीत है। उन सुमो का अन्वेषण न कर हम बड़े ` 
सुख मे हैं । ” बहुत अच्छा, अच्छी वात है। हे हितवादियो ! तुम 
लोग जिससे सुखी होते हो, वह ठीक है। किन्तु यह संसार बड़ा 
भयानक है । यदि कोई व्यक्ति अपने भाई का कोई अनिष्ट करके 
सुख ग्राप्त कर सके, तो ईश्वर उसकी उन्नति करता है। किन्तु जब 
बही व्यक्ति आकर हमे अपने मत के अनुसार कार्य करने का पराम 
देता है और कहता है, यहि तुम इस तरह नहीं करते हो तो तम 
मूर्ख हो तो उससे हम कहते है, तुम आन्त हो, क्योंकि तुम्हारे खयि 
जो छुखकर ह, उसे यदि हम करे, तो हम प्राण रखने मे मी समर्थ न हो 
सकेंगे | यदि हमे सोने के कुछ टुकड़ों के लिये दौडना पडे नो 
हमार जीना ही निरेक होगा । धार्मिक व्यक्ति हितवादी को यही 


२७६ ज्ञानयोग 


उत्तर देगा । और वास्तविक बात भी ऐसी ही है। जिसने निम्नतर 
मोगवासनाओं का अन्त कर लिया है, बही धर्माचरण कर सकता है। 
हम छोगो को भोग भोगकर आधातो द्वारा सीखना होगा, जहाँ तक 
हमारी दौड है, वहाँ तक दौड लेना होगा । जब इस संसार मे हमारी 
दौड निवृत्त होती है, तभी हम लोगों की दृष्टि के समक्ष परलोक प्रति- 
भात होता है । 


इस विषय मे और एक विशेष समस्या हमारे मन मे उत्पन्न 
हुई । सुनने में चात तो वडी कर्कश है, परन्तु है वह वास्तविक सत्य 
कथा । यह विपय-मोगवासना किसी किसी समय और एक रूप 
धारण करके उदित होती है-उसम बडी विपदाऱाका है, फिर भी वह 
आपाततः रमणीय हे । यह वात तुम सर्वदा सुनते हो । अत्यन्त 
प्राचीन काळ मे भी वह धारणा थी--बह प्रत्येक धर्म-विश्वास के 
अन्तत है और वह यह है कि एक ऐसा समय आयेगा जब 
संसार का समस्त दुःख समाप्त हो जायगा, केबल सुखांश ही अवशिष्ट 
रह जायगा और पृथ्वी स्वर्गराज्य मे परिणत हो जायगी । पर मेरा इस 
डात पर विश्वास नही है। हमारी पृथ्वी जैसी है, वैसी ही रहेगी । 
अवश्य ही यह वात कहना बहुत भयानक है, किन्तु यह न कहकर 
और कोई मार्ग देखता ही नहीं हूँ | यह वात रोग के समान है | 
मस्तक से उतारो तो पैर मे जायगा । एक स्थान से हटा देने से दूसरे 
स्थान मे चछा जायगा । कुछ मी क्यों न करो, वह किसी भी तरह 
एणरूपण दूर नहीं हो सकता | दुःख भी इसी तरह है । अति प्राचीन 
काट मे लोग जगळ मे रहा करते थे और एक दूसेर_ को मारकर 
खा छत थे | वतमान काळ मे मनुष्य एक दूसरे मनुष्य का मांस नही 


` अपरोक्षानुभूति ne 


खाता, परन्तु एक दूसेर को ठगा खूब करता है। मनुष्य प्रतारणा 
करके नगर का नगर, देश का देश ध्वस कर डाळता है। निश्चय 
ही यह किसी बहुत बड़ी उन्नति का परिचायक नही है। ओर तुम 
लोग जिसे उन्नति कहते हो, उसे भी में बडा नहीं समझता-वह तो 
'वासना की ळगातार वृद्धि मात्र है । यदि मुझे कोई विषय अति स्पप्ट 
रूप से ज्ञात होता है, तो वह यही है कि बासना से केवळ दुःख का ही 
आगमन होता है--वह तो याचक की अवस्था मात्र है । सर्वदा ही 
कुछ न कुछ के लिये याचना करना--क्किसी दूकान आदि मे जाकर 
किसी न किसी वस्तु क पाने की इच्छा रहती ही है । बस चाहना, 
चाहना, चाहना | सारा जीवन ही केबल तृष्णाग्रस्त याचक की 
अवस्था है--वासना की दुर्निवार तृष्णा है। यदि वासना पूण करने की 
शक्ति समयुक्तान्तर अणी ( Anthmehcal progression ) के नियमा- 
नुसार बटे, तो वासना की शक्ति समगुणितान्तर श्रेणी (७९०७४०३ 
२००५०००३०० ) के नियमानुसार बढती है। अनन्त जगत्‌ के समस्त 
सुखदु:ख की समष्टि सर्वदा ही समान है। समुद्र मे यदि एक 
तरग कहा से उठती है, तो निश्चय कही पर एक गते उत्पन्न होगी। 
यढि किसी मनुष्य को सुख प्राप्त हुआ है, तो .निश्चय ही किसी 
दूसेर मनुष्य या पछु को दुख हुआ है। मनुष्य की सख्या वढ रही है, 
पछु की संख्या घट रही है। हम उनका बिनाश करके उनकी भूमि 
हीन रहे है, हम उनका समस्त खाद्यद्रन्य छीन रहे है। तव हम किस 
नरह कह कि सुख छगातार बढ रहा है ? प्रबळ जाति टुवठ जाति 
का ग्रास कर रहं है, किन्तु तुम लोग क्या समझते हो कि प्रचळ जाति 


कुछ दुखी होगी ! नही, थे एक दूसेर का सहार ही करेगी, मेरी 


समन म नहीं आता कि सुख का युग क्रिस तरह आयेगा। यह तो 


२७८ ज्ञानयोग 


' अ्रत्यक्ष करने का विषय है । आनुमानिक विचार के द्वारा भी मै देखता 
हूँ कि यह कभी सम्म नहीं है । 


पूर्णता सर्वदा ही अनन्त है। हम वस्तुतः वही अनन्त स्वरूप 
है, अपने उसी अनन्त स्वरूप को अभिव्यक्त करने की चेष्टा मात्र 
हम कर रहे है। तुम और मै, सभी उसी अपने अपने अनन्त स्वरूप 
को अभिव्यक्त करने की चेष्टा मात्र करते है । यहा तक तो ठीक है, 
किन्तु कुछ जर्मन दार्शनिको ने इससे एक अत्यत अद्भुत दाशैनिक 
सिद्धान्त निकालने की चेष्टा की है--वह यही है कि इस तरह अनन्त 
क्रमशः अधिकाधिक व्यक्त होता रहेगा, जब तक कि हम पूर्ण ब्यक्त 
नही होते है, जब तक कि हम सब पूर्ण पुरुष नहीं हो सकते है ॥ 
पूर्ण अभिव्यक्ति का अर्थ क्या है? पूर्णता का अर्थ अनन्त है, और 
अभिव्यक्ति का अर्थ है सीमा--अतख इसका यह तात्पर्य हुआ कि 
हम असीम भाव से ससीम होंगे, परन्तु यह तो असंबद्ध प्रलाप मात्र 
है। बालकगण इस मत से संतुष्ट हो सकते है; बच्चों को सन्तुष्ट 
करने के लिये उन लोगों को शौक के तौर पर धर्म देने के लिये 
यह अवश्य उपयोगी हैं, किन्तु इससे उन छोगों को मिथ्या के 
विप से जर्जरित करना होता है--और धर्म के लिये तो यह बडा ही 
हानिकारक है | हमे यह समझ छेना उचित है कि जगत्‌ और मानव 
ईश्वर का अवनत भाव मात्र है; तुम्हारी बाइबिल मे भी यह है कि 
आदम पहले पूर्ण मानव थे, बाद में भ्रष्ट हुए। इस तरह का कोई धरम 
ही नहीं है जो यह न कहता हो कि मनुष्य पहले की अवस्था से 
` हीन अवस्था मे गिर गया है। हमं हीन होकर पशु हो गये है । इस 
समय हम फिर से उन्नति के मार्ग पर चल रहे है, और इस बन्धन से ' 


अपरोक्षानुभूति कक 
बाह्र होने की चेष्टा कर रहे है, किन्तु हम अनन्त को कमी भी यहाँ 
अभिव्यक्त करने मे समर्थ नही हो सकते। हम ग्राणपण से चष्टा कर 
सकते है, परन्तु देखेगे कि यह असंभव है । अन्त में एक समय एसा 
आयेगा जब हम देखेगे कि जब तक हम इन्द्रिया से आवद्ध हैँ, तव 
तक पूर्णता का छाम असंभव है। तव हम जिस ओर अग्रसर हो रहे 
थे, उसी ओर से पीछे ढोटना आरम्भ करगे । 
इसी लौट आने का नाम त्याग है। तव हम जिस जाळ के भीतर 
उसमे से हमे निकछना होगा--तभी नीति और दया धमै 
आरम्भ होगा । समस्त नैतिक अनुशासन का मूठमत्र क्या है! * नाहे 
, नाहं, लमसि लमसि (तही, तही,) ' । हमारे पीछे जो अनन्त विद्यमान 
है, उन्होंने अपने को वहिजगत्‌ में व्यक्त करने के लिये इस ` अह ' 
क्रा आकार धारण किया है। उन्हीं से इस क्षुद्र ' मैं? और ' तुम ' की 
उत्पत्ति हुई है | अभिव्यक्ति की चेष्टा मे इसी फल की उत्पत्ति हुई है, 
अब इस ' मैं! को फिर पीछे हटकर अपने अनन्त स्वरूप मे मिळ 
जाना होगा। उन्हे माळूम होगा कि वे इतने दिन तक व्यर्थ की 
चप्टा कर रहे थे। उन्होने अपने को मेंबर में डाला है-उन्हे इस 
भर से बाहर निकलना होगा । प्रत्येक दिन यही हमें प्रत्यक्ष होरहा 
है। जितने वार तुम कहते हो ' नाहे नाह, लमसि लमसि ? उतने ही 
बार तुम छौटने की चेष्टा करते हो, और जितने वार तुम अनन्त को 
यहाँ अनिन्यक्त करने म स॒चेष्ट होते हो, उतने ही बार तुम्हे कहना 
होगा ' अह, अहं, न त्रम्‌? । इसीसे संसार मे प्रतिदवन्द्रिता, संघर्ष 
और अनिष्ट की उत्तत्ति होती है, किन्तु अन्त मे त्याग, अनन्त त्याग का 
आरम्भ होगा ही। “में ' मर जायगा | अपने जीवन के लिये उस 
समय कौन यन करेगा: यहो रहकर इस जीवन का उपभोग करने 


२८० ज्ञानयोग 


की व्यर्थ वासना और फिर इसके आगे स्वर्ग जाकर उसी तरह 
रहने की वासना -अर्थात्‌ सरवैदा इन्द्रिय और इन्द्रियसुख में लिप्त रहने 
की वासना ही मृत्यु को छाती है। 


यदि हम पश्चुओं की उन्नत अवस्था मात्र है, तो जिस 
विचार से यह सिद्धान्त लब्ध हुआ उसी विचार से यह सिद्धान्त भी हो 
सकता है कि पशुगण मनुष्य की अवनत अवस्था मात्र है। तुमने 
यह कैसे समझा कि वेसा नहीं है ? तुम जानते हो--क्रमबिकासवाद , 
का प्रमाण केत्रर यही है कि निम्नतम प्राणी से लेकर उच्चतम प्राणी 
तक सभी शरीर परस्पर-सद्दश हैं, किन्तु उससे तुमने किस प्रकार यह 
सिद्धान्त निकाछा कि निम्नतम प्राणी से क्रमशः उच्चतम प्राणी जन्मा 
है, न कि यह कि उच्चतम से क्रमशः निम्नतम प्राणी उत्पन्न हुआ है ! 
दोनों ही ओर समान युक्ति है--और यदि इस मतबाद मे वास्तविक 
कुछ सत्य है, तो हमारा यह बिश्वास है कि एकबार नीचे से ऊपर, 
फिर ऊपर से नीचे गति होती है-अथीत्‌ ळंगातार इस देहश्रेणी 
का आवर्तन हो रहा है। कमसकोचघाद स्त्रीकार न करने पर 
ऋमविकासवाद किस तरह सत्य हो सकता है ! जो कुछ भी हो, मै 
जो कह रहा था कि मनुष्य की लगातार अनन्त उन्नति नही हो सकती 
यह इससे अच्छी तरह स्पष्ट होजाता है । 


' अनन्त ! जगत्‌ मे अवश्य अभिव्यक्त हो सकता है, इसे यदि 
सुझे कोई समझा सके तो मै उसे समझने को प्रस्तुत हूँ, किन्तु हम छगा- 
तार सरळ रेखा मे उन्नति करते जा रहे है, इस बात पर मेरा बिलकुछ 
विश्वास नहीं है। यह तो एक असंबद्ध प्रकाप मात्र है | सरळ रेखा 
मे किसी प्रकार की गति हो ही नहीं सकती। यदि तुम अपने सामने ही 


अपरोक्षाउशाति २८१ 


सामने एक पत्थर फेको,तो अनन्त काळ के वाद एक समय ऐसा आयेगा, 
जव वह घूमकर गोलाकार मे तुम्हारे निकट फिर आजायेगा। तुमछोगो 
ने क्या गणित के इस खत,सिद्ध सिद्धान्त को नही पढ़ा है कि सरळ 
रेखा अनन्त रूप मे बढ़ाने पर वर्तुळाकार धारण करती हें £ अवश्य ही 
यह ऐसा ही होगा, परन्तु संभव है, मार्ग पर अग्रसर होते होते कुछ 
इधर उधर होजाय | इसी कारण मे सदा ही प्राचीन धमो का मत 
जेता हुँ -क्या ईसा, क्या वुद्ध, क्या वेदान्त, क्या बाइब्रिळ, सभी कहते 
है--इस अपूर्ण जगत्‌ को छोडकर ही समय पर हम पूर्णता प्राप्त करेगे। 
यह जगत्‌ कुछ भी नही है--अधिक से अधिक उस सत्य की एक 
भयानक ब्रिसदश अनुकृति अथीत्‌ छाया मात्र है । समी अज्ञानी मनष्य 
इन इन्द्रियसुखो का उपभोग करने के छिये ठौड़ते है | 


इन्द्रि ~ 
१ 


आस्त होना अत्यन्त सहज है। और मी सहज 
यह ह कि हम अपने ग्राचीन अभ्यास के वशीभत होकर केवल आहार- 
“पान म मत्त रहे | किन्छु हमारे आधुनिक दाशनिक इन सभी सुखकर 
नाना का ळकर उनके उपर धम का छाप देने की चेष्टा करते है । 
किन्तु यह मत सत्य नही है। इन्द्रियो की मृत्यु अटळ है । हमे मृत्यु 
से अठीत होना होगा । मृत्यु कभी भी स॒त्य नही हे । त्याग ही हमे 
सल म पहुचाथगा। नीति का अर्थ ही त्याग है | हमारे प्रकृत जीबन 
को अत्यक अन ही त्याग है। हम जीवन के उन्ही क्षणो मे वास्त 


बिक 
साइना स युक्त होते है और प्रकृत जीवन का संभोग करते है, जव 
हम में की चिन्ता से विरत दात है। में ! का जब नाश होता 
सक हमार अन्तर के ' प्राचीन मनष्य ( ‘Od man ) की मत्यु होती 
ॐ अती समय हम सत्य मे पहुंचते है । और बरेदान्त कहता है--वह 


२८२ ज्ञानयाग 


सत्य ही ईतर है, वही हमारा प्रकृत स्वरूप है --वह सर्वदा ही तुम्हारे 
साथ रहता है और केवळ यही नहीं, तुममे ही रहता है। उसी में सर्वदा 
वास करो । यद्यपि यह बहुत कठिन प्रतीत होता है, तथापि क्रमशः 
यह सहज हो जायगा | तब तुम देखोगे, उसमें रहना ही एकमात्र 
आनन्दपूर्ण अवस्था है, अन्य सभी अत्रस्थाये मुत्यु है। आत्म-भाव 
मे पूर्ण होना ही जीवन है, और सभी भाव मृत्यु है। हमारे वर्तमान 
समस्त जीवन को ही केवल शिक्षा के लिये विश्वविद्यालय कहा जा 
सकता है । प्रकृत जीवन छाम करने के लिए हमे इसके बाहर 
जाना होगा । 


१३, आत्मा का मुकत स्वभाव 


हम पहले जिस कठोपनिषद की आलोचना करते थे, वह 
छान्दोग्योपनिषद के, जिसकी हम आलोचना करेगे, वहुत समय वाद 
रचा गया था | कठोपनिषद की भाषा अपेक्षाकृत आधुनिक है, उसकी 
चिन्तनशली भी सबसे अधिक प्रणाढीवद्ध है। प्राचीनतर उपनिषदो 
की माषा कुछ अन्य प्रकार की थी । वह अति प्राचीन एवं वहुत कुछ 
वेद के संहिता-माग की तरह थी। फिर उनमे अनेक बार अनेक अना- 
वश्यक विपयो में से धुम फिर कर तव कही उनका सार मत प्राप्त 
होता है। इस प्राचीन उपनिषद में कमकाण्डात्मक वेदांश का काफी 
प्रभाव है। इसीलिए इसका आधे से अधिक भाग अव मी कमेकाण्डा- 
त्मक है। किन्तु अति प्राचीन उपनिपदो के अध्ययन से एक महान राभ 
होता है। वह छाम यह है कि उनके अध्ययन से आध्यात्मिक भावों 
का ऐतिहासिक विकास जाना जा सकता है। अपेक्षाकृत आधुनिक 
उपनिपदो में ये आध्यान्मिक तल सब एकत्र संग्रहीत एवं सज्जित पाये 
जाते है। उदाहरण रूप भगवद्जीता को ही ले लीजिये । अ्रीमद्भग- 
बढ्रीता को अन्तिम उपनिपद कहा जासकता है, क्योकि उसमे कमै- 
काण्ड का ठेशमात्र मी नहीं है। गीता का प्रत्येक लोक किसी न 
किसी उपनिष से संग्रहीत है, मानो अनेक पृष्पे के संचयन से एक 
सुन्दर शष्ठ निर्मित हुआ हो, किन्तु उनमे इन सव तलो का क्रम- 
निकास देखने में नही आता । अनेक लोगो के मतानुसार इन आव्या- 
मिक तलो के क-निकास को जानने की सुविधा ही वेद के अध्य- 


२८७ ज्ञानयोग 


यन की एक विशेष उपकारिता है| वास्तव मे यह सत्य भी है, 
क्योकि बेद को छोग इतनी पवित्रता की दृष्टि सें देखते है 
कि संसार के अन्यान्य धर्मशास्त्रो मे जिस तरह नाना प्रकार की 
मिलावट हुई है, वेद मे वैसी नही होने पाह। वेद मे अति उच्च 
विचार और निम्बतम विचारो का भी समावेश है । सार, असार, अति 
उन्नत विचार, और साथ ही सामान्य छोटी-छोटी बाते मी उसमे 
सन्निविष्ट है| किसीने भी उसमे पखितन या परिन करने का 
साहस नहीं किया । हो, टीकाकारा,ने अवश्य ही व्याख्या के वळ से 
अति प्राचीन विषयों से अदूभुत-अदूभुत नये भाव निकाळना आरम्भ 
किया, अनेक साधारण वर्णनो के भीतर वे आध्यात्मिक तत्व देखेन 
ठगे, किन्तु मूल जेसे का तेसा ही रहा--इसी मूल मे ऐतिहासिक गवे- 
पणा के अनेक विषय हैं। हम जानते है कि मनुष्य की चिन्तन- 
शक्ति जितनी ही उन्नत होती है उतना ही वे धभ के पूर्व मावो को 
परिवर्तित कर उनमे नवीन नत्रीन ऊँचे मावों को मिळाते है। यहो एक, 
वहो एक--इस प्रकार नई नई बाते जोडी जाती है, कहीं कहीं एक 
आध वात निकाल भी दी जाती है। टीकाकार की ही तो कळा ठहरी ! 
सम्भवत, वैदिक साहित्य में ऐसा नही किया गया | और यदि हुआ 
हो तो प्रथमतः उसका पता ही नहीं चछता | हम इससे छाम यह 
है कि हम विचार के मूळ उप्पत्तिस्थान में पहुँच सकते है-देख सकते 
हु कि किस प्रकार क्रमशः उच्च से उच्चतर विचारों का, किस प्रकार 
से स्थूळ आविभौतिक घारणाओं से लेकर सूक्ष्मतर आध्यात्मिक धार- 
णाओ का विकास हो रहा है और अन्त में किस प्रकार वेदान्त मे 
उन समा की चरम परिणति हुईं है। बढिक साहित्य मे अनेक प्राचीन 
आचार-ब्यवहारों का भी आमास पाया जाता है। पर उपनिपद्‌ में उन 


आत्मा का मुक्त स्वभाव २८८९ 


सभो का वर्णन अधिक नही है। वह एक एसी भाषा मे लिखा वा 
है जो अत्यन्त सक्षिप्त है और सरलता से याद रखी जा सकती है । 
प्रतीत ऐसा होता है कि इस ग्रन्थ के लेखक मानो केवळ क 

घटनाओ को स्मरण रखने के उपाय लिख रहे है। मानो उनकी ऐसीः 

' चारणा हे कि ये सव बाते सभी जानते है। इससे असुविधा यह 
होती हे क्रि हम उपनिपद मे लिली कथाओ के वास्तविक तात्पर्य 
को ग्रहण नही कर सकते । इसका कारण यह है- यह सब जिन 

लोगो के समय में लिखा गया था चे लोग उम घटनाओ को जानते 
थे, किन्तु आज उनकी किम्तरदन्ती भी वर्तमान नही है, और जो 
एकाच है भी, वह भो अतिरजित होगई है । उनकी ऐसी नयी व्याख्या 

होगई है कि जव हम पुराणो में उनके विवरण पढ़ते है तो देखते है 
किवे उच्छरासात्मक् काव्य बन गये है। 


पाश्चास्य देशो मे जैसे हम पाइचात्य जाति की राजनीतिक 
उन्नति के विपय मे एक विशेष भाव देख पति है कि वे किसी प्रकार 
अनियन्त्रित शासन सहन नही कर सकते, वे किसी प्रकार के बन्धन 
को -जैस कोई उनके ऊपर शासन करे--सहन नही कर सकते, वे 
जैस क्रमशः उच्च से उच्चतर प्रजातनत्र-शासन-प्रणाली की उच्च 
उच्चतर धारणा तथा वाह्य स्त्राधीनता कीं उच्च से उच्चतर धारणा 
प्राप्त कर रहे हैं ठीक वैसी ही घटना दर्शन मे घटती है; किन्तु भेद 
यही है कि यह आध्यात्मिक जीवन की स्वाधीनता है। ' अनेक- 
देवबाद ' से क्रमश लोग ' एकेड्यस्ाद ? मे पहुंचते है--उपनिपद 


म फिर मानो इसी एकेखरबाठ के विरुद्ध युद्धपोषणा हुई है । जगतः 


२८६ ज्ञानयोग 


के अनेक शासनकर्ता अपने भाग्य को नियत्रित कर रहे है केवळ 
यही धारणा उन्हे असद्य होती हो सो नहीं, बल्कि एकजन उनके 
अष्ट का विधाता होगा--यह धारणा भी उन्हे सह्य न हो सकी । 
उपनिपद की आलोचना करने पर यही सबसे पहले हमारे सामने आता 
है। यही धारणा धीरे धीरे बढ़कर अन्त मे उसकी चरम परिणति हुई 
प्रायः सभी उपनिषदो मे अन्त मे हम यही परिणति पाते है । वह है- 
जगदीखर को सिद्दासनच्युत करना । ईशर की सगुण धारणा जाकर 
निगुण धारणा उपस्थित होती है । तब ईश्वर जगत्‌ का शासनकती 
'एक व्यक्ति नही रह जाता, वह फिर एक अनन्तगुणसँपन्न मनुष्य- 
घर्मविशिष्ट नही रहता, प्रत्युत वह एक भाव मात्र, एक परम तत्व 
मात्र रूप मे ज्ञात होता है। हममे, जगत्‌ के सभी प्राणियों मे, यहाँ 
तक कि समस्त जगत्‌ मे वही तत्र ओत-प्रोत भाव से विराजमान है। 
और यह निश्चित है कि जब ईश्वर की सगुण धारणा निर्गुण धारणा 
मे पहुँच गई तब मनुष्य भी सगुण नहीं रह सकता । अतएव मनुष्य 
का सगुणख भी उड गया--मनुष्य भी एक तत्व-मात्र हुआ। सगुण 
व्यक्ति बाह्य प्रदेश मे विराजित है;-प्रकृत तत्व अन्तर्देश मे-- 
पश्चात्‌ | इसी तरह दोनो ओर से ही क्रमशः सगुणत्व चला जाता है 
और निर्गुणल का आविभीत्र होता रहता है। 


सगुण इद्र की क्रमशः निर्गुण धारणा होती है एव सगुण 
सनुष्य का मी निर्गुण मनुष्यभाव आता रहता है--तब इन दो दिशाओ 
मे बिभिन्न भाव से प्रवाहित इन दो धाराओं का विभिन्न वर्णन पाया 
जाता है। ये दो धाराये जिस क्रम से क्रमश: आगे होकर मिल जाती 
हैं, उसके वर्णन से उपनिषद पूर्ण है एव प्रत्येक उपनिषद की शेष 


आत्मा का सक्त स्वभाव २८७ 


कथा है--तलमसि | केळ एक मात्र नित्य आनन्दमय पुरुष ही है, 
और वहीं परम तत्व इस जगत्‌ रूप मे अनेक प्रकार से प्रकाशित 
होता है । 

अब दानिक आए । उपनिपद का कार्य यहीं समाप्त हुआ- 
दार्शनिक लोगो ने उसके वाद अन्यान्य प्रइनो पर विचार आरम्म 
किया । उपनिपढ में मुख्य वात मिळी--अब विस्तार पूर्वक ब्याख्या 
करना, विचार करना दार्शनिक लोगो के लिए ही रहा । 


यह स्त्रामात्रिक है कि पूर्वोक्त सिद्धान्त से अनेक प्रश्न उठते 
हैं। यदि यही स्त्रीकार किया जाय कि एक निर्गुणतत्व ही परिदृश्यमान 
नाना रूपो मे प्रकाशित होता है, तो यही जिज्ञासा होती है कि एक 
कयो अनेक हुआ १ यह बही प्राचीन प्रन है जो मनुष्य की अमाजित 
बुद्धि में स्थूळ भाव से उत्पन्न होता हैं। जगत्‌ मे हु.,ख अशुभ क्यो है ! 
उसी प्रश्न ने स्थूळ भाव त्यागकर सूक्ष्म रूप धारण किया है | अब 
फिर हमारी वाह्य दृष्टि ऐन्द्रियिक दृष्टि से वह प्रइन नहीं पूछा जारहा 
है, बल्कि भीतर से दाशनिक दृष्टि से इस प्रन का विचार होरहा है । 
क्या वह एक तत्व अनेक हुआ ? इसका उच्चर - सर्वोत्तम उत्तर 
भारतवर्ष मे मिला | इसका उत्तर - मायाचाद --वास्तव मे वह अनेक 
नही हुआ, वास्तव मे उसके प्रकृत स्वरूप की छेशमात्र भी हानि नही 
हुई । यह अनेक केरळ आपातप्रतीयमान मात्र है, मनुष्य आपात 
टि से व्यक्ति रूप से प्रतीयमान होरहा है, किन्तु वास्तव मे वह 
निगुण है । ईश्वर भी आपाततः सगुण या व्यक्ति रूप से प्रतीयमान 


~ क 
होरहा है, यद्यपि वास्तव म बह इसी समस्त ब्रह्माण्ड मे अवस्थित 
निर्गुण पुरुष हे। 


२८८ ज्ञावयोग 


यह उत्तर भी एकदम ही प्राप्त नहीं हुआ । उसके भी विभिन्न 
सोपान है। इस उत्तर के सम्बन्ध मे दाशनिको मे मतभेद है | माया- 
बाद भारत के सभी दाशैनिको को मान्य नही है। सम्भवतः उनमे से 
अधिकांश दाशनिको ने इस मत को स्वीकार नही किया । कुछ तो 
द्वैतचादी है--उनका मत द्वैतवाद है--निश्चय ही उनका यह मत 
विशेष उन्नत तथा माजित नहीं है । वे इस प्रश्न की जिज्ञासा ही नही 
होने देगे-वे इस प्रश्न के उत्पन्न होते ही इसे दबा देते है। वे कहते 
है-“तुमको इस प्रश्न के पूछने का अधिकार नही हे-क्यो इस तरह 
हुआ, इसकी व्याख्या पूछने का तुम्हे कुछ भी अधिकार नही | वह तो 
ईश्वर की इच्छा है--हमें शान्त भाव से उसे सहन करना होगा। 
जीवात्मा को कुछ भी स्वाधीनता नहीं है | सब कुछ पहले से ही 
निर्दिष्ट है---हम क्या करेगे, हमे क्या क्या अधिकार है, हम क्या-क्या 
सुख-दुःख मोगेगे, सभी कुछ पहले से ही निर्दिष्ट है। हमारा कतव्य 
है-चैये से उन सभो का भोग करते जाना। यदि हम ऐसा न करे तो और 
भी अधिक कष्ट पायेगे। किस तरह से हमने इसको जाना है? क्योकि 
वेद ऐसा कहते है। ” वे मी वेद के रंछोक उदूघूत करते है, उनके मत- 
सम्मत वेद का अर्थ भी है; वे इन सर्मा को प्रमाण कह कर सभी को 
उन्हे मानने के लिए कहते है और तदनुसार चलने का उपदेश देते है। 


फिर अनेक एसे भी दाशैनिक है जो मायावाद स्वीकार नही - 
करते, पर उनका मत मायावाद और द्वेतवाद के बीच का है| वे.है 
परिणामवादी । वे कहते है, जीवात्मा की उन्नति तथा अवनति--बिभिन्न 
परिणाम ही-जगत्‌ की प्रकृत व्याख्या है। वे रूपक भाव से वर्णन 
करते है कि समस्त आत्मा एक बार सकोच को और फिर विकास को 


आत्मा का मुक्त स्वभाव २८९, 


प्राप्त होते हैं । समस्त जगत्‌ ही जैसे भगवान का शरीर है। ईश्वर 
समस्त प्रकृति एवं आत्माओं के आत्मा स्वरूप हैं। 


सृष्टि का अर्थ है झत्रर के स्वरूप का विकास-कुछ समय तक यह 
विकास जारी रहकर फिर संकुचित होने लगता है। प्रत्येक जीवात्मा के 
लिए इस सकोच का कारण है--असत्‌ कर्म। मनुष्य के असत्‌ कम करने 
से उसकी आत्मा की शक्ति क्रमशः सकुचित होने लगती है--जितने 
दिनो तक वह सत्कर्म आरम नही करता | तब फिर उसका विकास 
होने ळगता है। इन भारतीय विभिन्न मतो मे--एव मेरे विचार मे, जान 
मे या अनजान में जगत्‌ के सभी मतो मे-एक साधारण भाव दिखाई 
देता हे. मे उसे “ मनुष्य का देवल ” या इंखरत्व कहना चाहता हैँ । 
जगत्‌ मे ऐसा कोई मत नहीं है, प्रकृत धर्म नाम के उपयुक्त ऐसा 
कोई धर्म नहीं हे जो किसी न किसी तरह पौराणिक या रूपक 
भात्र से ही हो अथवा दर्शनो की परिमार्जित स्पष्ट भाषा मे हो, यह भाव 
प्रकाशित न करता हो कि जीवात्मा जो कुछ मी हो, अथवा ईखर के 
साथ उसका जो मी सम्बन्ध हो, वह स्वरूपतः शुद्ध स्वभाव एव पूर्ण 
है। पूर्णानन्द और ऐशत्रय उसके प्रकृतिगत हैं; दुःख या अनैश्वर्य उसकी 
प्रकृति नही है । यही दुख किसी रूप मे उसमे आगया है। सभी 
अमार्जित मतो मे इस अशुभ के व्यक्तित्व ( Personfled एफ) वी 
कल्पना कर शैतान या अमन को इन अशुभो का सष्टिकती कहकर 
अझुभा के अस्तित्व की व्याख्या की जा सकती है । 


दूसरे मतो के अनुसार एक ही आधार मे ईर और शैतान 


दोनों का भाव आरोपित किया जा सकता है, एवं किसी प्रकार की 


२९० ज्ञानयोग 


युक्त दिए बिना ही वे कहते है कि वह चाहें जिसे सुखी या दुखी 
करता है । फिर कुछ अधिक चिन्ताशीळ व्यक्तिगण मायावाद आदि 
के द्वारा अशुभ की व्याख्या करने की चेष्टा कर सकते ह । किन्तु एक 
विषय सभी मतो में अत्यन्त स्पष्ट रूप से प्रकाशित है ओर वह है 
हमारा प्रस्तावित विषय--आत्मा का मुक्त स्त्रमाव | ये सभी दाश- 
निक मत और प्रणाछियाँ केरळ मन के व्यायाम और बुद्धि की कसरत 
मात्र हैं । एक महान उज्ज्वल धारणा है--जो मुझे त्रिशप स्पष्ट प्रतीत 
होती है, एवं जो सभी देश तथा धर्म के कुसंस्कारो के बीच प्रकाश 
पानी है, और वह यही है कि मनुष्य देवस्व॒भाव है,--देवभाव दी 
हमारा स्वभाव है, हम ब्रह्मस््रूप हैं । 


वेदान्त कहता है, और जो अन्य कुछ है, वह उसका उपाधि- 
स्वरूप मात्र है। कुछ मानो उसके ऊपर आरोपित हुआ है, किन्तु 
उसके देवस्वभाव का किसी से मी विनाश नहीं होता । वह जैसा 
अतिशय साधुप्रकृति व्यक्ति मे है, वैसा ही एक बडे पतित व्यक्ति में 
भी वर्तमान है । इस देवस्वभाव को जगाना पडेगा, तभी उसका कार्य 
होगा । हमे उसका आह्वान करना होगा, तभी वह प्रकाशित होगा । 
पुराने छोग समझते थे, चकमक पत्थर में आग रहती है, उसी आग 
को बाहर निकालने के लिये केवळ इस्पात का घर्षण आवश्यक है । 
आग सूखी लकडी के दो टुकड़ों मे वास करती है, घर्षण केबल उसे 
प्रकाशित करने के लिये आवश्यक है। अतएत्र यह अग्नि--यह 
स्तराभाविक मुक्तमाव और पवित्रता प्रत्येक आत्मा का स्वभाव है, आत्मा 
का गुण नही, क्योंकि गुण तो उपार्जित किया जा सकता है, भतएव 
बह फिर नष्ट भी हो सकता है। मुक्ति या मुक्त स्वभाव कहकर जो 


आत्मा का मुकत स्वभाव २९ 


समझा जाता है, आत्मा कहने से भी उसी का वो होता है-इस 
ग्रकार सत्ता या अस्तित्व एवे ज्ञान भी आत्मा का स्वरूप है-आत्मा 
के साथ अभिन्न है। यह सत्‌ चित्‌ आनन्द आत्मा का स्वभाव 
है, आत्मा का जन्मजात अधिकार स्वरूप है, हम जो इन सभी 
अभिव्यक्तियों को देखते है, वे आत्मा के स्वरूप के विभिन्न प्रकार 
मात्र हैं--वह किसी समय अपने को मुदुभात्र से और किसी समय 
उज्ज्नछ भाव से प्रकाशित करती है। यहाँ तक कि मृत्यु अथवा विनाश 
भी उसी प्रकृत सत्ता का प्रकाश मात्र है। जन्म-सृत्यु, क्षय-वृद्धि, उन्नति- 
अत्रनति, सभी उस एक अखण्ड सत्ता के विभिन्न प्रकाशामात्र है । इसी 
ग्रकार हमारा साधारण ज्ञान भी, वह चाहे विद्या अथवा अविद्या किसी 
भी रूप से प्रकाशित क्यो न हो, उसी चित्‌ का, उसी ज्ञान स्वरूप 
का प्रकाश है; उसकी त्रिभिन्नता प्रकारगत नही है, अपितु परिमाण- 
गत है। छोटे कीड़े जो तुम्हारे पैर के पास धूमेत हैं, उनके ज्ञान में और 
स्तरमै के श्रेष्ठतम देवता के ज्ञान में भिन्नता प्रकारगत नहीं है, किन्तु 
परिमाणगत है । इसी कारण वेदान्ती मनीषी निर्भय होकर कहते है 
कि हम अपने जीवन मे जो सव सुखोपभोग करते हैं, यहाँ तक कि 
अतिघुणित आनन्द भी - वे आत्मा के ही स्Hरूपमूत, उसी एक ब्रह्मानन्द 
के प्रकाश है । 


यही भात्र वेदान्त का सर्वप्रधान भाव ज्ञात होता है, और 
जैसा मेंने पहले ही कहा हे, मुझे माळूम होता हे कि सभी धमी 
का यही मत है। मे इस प्रकार का कोई धर्म नहीं जानता, जिसके 
मुल म यह मत नहीं है। समी धमो के भीतर यह साभौमिक भाव 
` रहा है | उदाहरण के तौर पर वाइत्रिल की कथा ले ढीजिए--उसमे 


२९२ ज्ञानयोग 


रूपक के ढंग से कथा वर्णित है,--आदि मानव आदम अत्यन्त पवित्र 
स्वभाव के ये, अन्त मे उनके असत्कायौ से उनकी पवित्रता नष्ट हुई । 
इस रूपक से यह प्रमाणित होता है कि इस प्रन्य के लेखक विश्वास 
करते थे कि आदिम मानव का (अथवा वे उसका अन्य किसी भी भाव 
से वर्णन क्यो न करे ) या प्रकृत मानव का स्वरूप आदि सेही पूर्ण था। 
हमें जो तरह तरह की दुर्वेळताये अथवा अपवित्रता दिखाई देती है, 
चह सव उसकै ऊपर आरोपित आवरण या उपाधि मात्र है, एवं उसी _ 
धर्म का परवर्ती इतिहास यह बतळाता है कि उसके अनुयायी केवळ 
उसी पूर्वे अवस्था को पुनः प्राप्त करने की सम्भावना मे ही नहीं, वरन्‌ 
उसकी निश्चितता में मी विश्वास करते है। यही समस्त वाइविळ 
का--प्राचीन तथा नवीन टेस्टामेण्ट का--इतिहास है । 


मुसलमानों के सम्बन्ध मे मी ऐसा ही है। वे भी आदम तथा 
उसकी जन्मजात पवित्रता पर विश्वास करते है । और उनकी यह 
धारणा है कि हज़रत मुहम्मद के आगमन से उस छुप्त पवित्रता के 
पुनरुद्धार का उपाय ग्राप्त हो चुका है । 


वौद्धो के बिषय मे भी यही है। बे भी निर्वाण नामक अवस्था- 
विशेष पर विश्वास रखते है । यह अवस्था ट्वेत जगत्‌ से अतीत अवस्था 
है। वेदान्ती लोग जिसे ब्रह्म कहते है, यह निर्वाण अवस्था भी ठीक 
वही है | और वौद्ध धर्म के सम्पूर्ण उपदेश का यही धर्म है कि उस 
विनष्ट निवीण अवस्था को फिरसे प्राप्त करना होगा । 


इस तरह देखा जाता है कि सभी घमो में यही एक तल पाया 
जाता है कि जो तुम्हारा नहीं है उसे तुम कमी नहीं पा सकते | इस ० 


आत्मा का मुक्त स्वभाव ५९३ 


विशचन्नह्ाण्ड में तुम किसी के भी निकट ऋणी नही हो । तुम्हे अपना 
जन्मप्राप्त अधिकार ही प्राप्त करना है । एक प्रसिद्ध वेदान्ताचार्य ने 
यही भाव अपने किसी ग्रन्थ के नाम में ही बड़े सुन्दर भाव से प्रकट 
किया है। ग्रन्थ का नाम दै 'स्त्रराज्यसिद्धि ” अर्थात्‌ हमारा अपना 
राज्य, जो खो गया था, उसकी पुनःप्राप्ति । वही राज्य हमारा है, 
हमने उसे खो दिया है, फिर हमे उसे प्राप्त करना होगा । किन्तु 
मायावादी कहते है-यह राज्यनाइ केवळ हमारा भ्रम मात्र हे, हमारे 
राज्य का नाश तो कमी हुआ ही नही--वस यही दोनों मे भेद है। 


यद्यपि इस विषय में कि हमारा जो राज्य था, उसे हमने खो दिया 
ह, सभी धर्म-प्रणालियों एकमत है तथापि वे उसे फिर से पाने के 
उपाय के बारे मे विभिन्न उपदेश दिया करती है। कोई कहते है-- 
कुछ विशिष्ट क्रियाकलाप, ग्रतिमा आदि की पूजा-अर्चना करने से 
और स्त्रय कुछ विशेष नियमानुसार जीवन यापन करने से बह 
स्त्रराज्य मिङ सता है | कुछ और लोग कहते है --यदि तुम प्रकृति 
से अतीत पुरुप के सम्मुख अपने को नतकर रोते रोते उसके निकट 
क्षमा प्रार्थना करो, तो तुम पुनश्च उस राज्य को ग्राप्त कर लोगे | 
दूसरे को$ कहते है-यढि तुम इस पुरुप से अन्तःकरणपूर्वक प्रेम कर 
सको, तो तुम फिरसे इस राज्य को प्राप्त कर सकोगे | उपतिपढ मे ये 
सभी उपदेशा पाये जाते है। क्रमश; हम तुम्हें जितना उपनिषद 
समञ्ञायगे, उतना ही तुम यह समझते जाओगे । किन्तु सर्वश्रेणट अन्तिम 
उपदेश यह है कि तुम्हारे रोने का कुछ मी प्रयोजन नही है । तुम्होरे 
इन क्रियाकछापो की किंचिन्मात्र मी आवश्यकता नहीं है। क्या क्या करने 
से राज्य की पुनः प्राप्ति होगी, इस चिन्ता की तुम्हे कोई आवश्यकता 


२९४ ज्ञानयोग 


नही है, क्योकि तुम्हारा राज्य तो कमी नष्ट हुआ ही नहीं । जिसे 
तुमने कमी खोया ही नहीं, उसे पाने के लिये इस प्रकार कीचेष्टाकी 
आवश्यकता ही क्या ! तुम स्वभावतः मुक्त हो, तुम स्वभावतः शुद्ध- 
स्वभाव हो। यदि तुम अपने को मुक्त समझकर भावना कर सको, 
तो तुम इसी मुहूत मे मुक्त हो जाओगे, और यदि तुम अपने को 
बद्ध समझकर भावना करो, तो तुम बद्ध ही रहोगे । केबल इतना ही 
नही; इस बार अवश्य ही जो कुछ हम कहेंगे, उसे हम अत्यन्त साहस 
के साथ कहेगे --यह बात मैने इन बक्तृताओ के आरम्भ करने के पू 
ही कही थी। तुम्हे यह सुनकर इस क्षण भय हो सकता है, किन्तु 
तुम जितना चिन्तन करोगे, एव प्राण प्राण मे अनुभव करोगे, उतना 
ही देखोगे कि मेरी बात सत्य है। कारण, कल्पना करो कि मुक्त भाव 
तुम्हारा स्वभावसिद्ध नहीं है; तब तुम किसी भी प्रकार मुक्त नहीं 
हो सकोगे । कल्पना करो कि तुम मुक्त थे, इस समय किसी कारण से 
उस मुक्त स्वभाव को खोकर बद्ध हुए हो तो ऐसा होने पर प्रमाणित 
होता है कि तुम पहले से ही मुक्त नहीं थे। यदि तुम मुक्त थे तो 
किसने तुम्हे वद्ध किया १ जो खतन्त्र है, वह कभी भी परतन्त्र नहीं 
हो सकता; और यदि हो सकता है तो प्रमाणित हुआ कि बह्‌ 
कमी मी स्वतन्त्र नही था--यह स्वातन्त्य-पतीति भ्रम मात्र थी | 


अब तुम इन दोनों पक्षों मे कौन सा पक्ष ग्रहण करोगे ? दोनो 
पक्षों की युक्ति-परंपरा को स्पष्ट करने पर हमें निम्नलिखित बाते 
दिखाई देती हैं। यदि कहो कि आत्मा स्वभावतः शुद्धस्वरूप एवं 
सुक्त है, तो अवश्यमेव यह सिद्धान्त स्थिर करना होगा कि जगत्‌ मे 
एसी कोई वस्तु नहीं है जो उसे बाँध सके । किन्तु जगत्‌ में बदि इस 


आत्मा का मुक्त सभाच २९५ 


प्रकार की कोई वस्तु हो, जिससे उसे बद्ध किया जा सके, तो अवश्य 
यह कहना होगा कि आत्मा मुक्तस्त्रमाव थी ही नही, अतएव तुमने 
उसे जो मुक्तस्त्रभाव कहा था वह तुम्हारा श्रम मात्र है । अतएव तुम्हे 
यह सिद्धान्त अवश्य ही स्तरीकार करना होगा कि आत्मा स्त्रभाव से ही 
मुक्तस्वरूप है। इसके अतिरिक्त और कुछ हो ही नही सकती । मुक्त- 
स्त्रभात्र का अधै है--किसी बाह्य वस्तु के अधीन न होना--अथीत्‌ 
उसके अतिरिक्त कोई भी दूसरी वस्तु उसके ऊपर हेतु रूप मे कोई 
कार्य नही कर सकती | 


आत्मा कार्य-कारण-सम्त्रन्ध से अतीत है, और इसीसे आत्मा के 
सम्बन्ध मे हमारी उच्च उच्च धारणाये उत्पन्न होती है। यदि यह 
अस्वीकार किया जाय कि आत्मा स्वभावतः सुकत है अथीत्‌ बाहर की 
कोई भी बस्तु उसके ऊपर कार्य नही कर सकती तो आत्मा के अमरत्न 
की कोई धारणा प्रस्यापित नहीं की जा सकती । क्योंकि, मृत्यु हमारे 
त्रहि,स्थित किसी वस्तु के द्वारा किया हुआ कार्य है । इससे ज्ञात होता 
है कि हमारे शरीर के ऊपर बाहरी कोई दूसरा पदार्थ कार्य कर सकता 
हे, मानलो मैने थोड़ा सा विप्र खाया, उससे मेरी मृत्यु ह६--इससे 
जाना जाता है कि हमारे शरीर के उपर त्रिष नामक बाहरी कोई पदाथ 
कार्य कर सकता है। यदि आत्मा के सम्बन्ध में यह सत्य हो, तो 
आत्मा भी बद्ध है। किन्तु यदि यह सत्य है कि आत्मा मुक्तस्त्रभाव 
है. तो यह भी स्वभावत. ज्ञात होता है कि बारी कोई भी पढाथै 
उसेके ऊपर कार्ये नही कर सकता हे और न कर ही सकेगा | ऐसा 
होन पर आत्मा कमी मर नही सकती, एवं आत्मा कार्य-कारण-सम्बन्ध 
मे अतीत भी होगी । आत्मा का मुक्त स्वभाव, उसका अमरत्व एवं 


२९६ ज्ञानयोग 


उसका आनन्द स्वभाव, सभी इस बात के ऊपर निर्भर है कि आत्मा 
कार्य-कारण-सम्बन्ध एवं इस माया से अतीत है। अब यदि इस समय 
तुम कहो कि आत्मा का स्वभाव पहले पूर्ण मुक्त था, इस समय वह 
वद्ध हो गई है, तो इससे यही जाना जाता है कि वस्तुतः वह मुकत- 
स्वभाव थी ही नहीं । तुम जो कहते हो कि वह मुक्तस्वभाव थी, वह 
असत्य है। किन्तु दूसरी ओर हम देखते है कि हम वास्तबिक मुक्त- 
्त्रभाव है; यह जो हम बद्ध इए है ऐसा ज्ञात हो रहा है यह हमारी 
केवळ भ्रान्ति है । अब इन दोनों पक्षों में कौन सा पक्ष लोगे ? या तो 
पहले पक्ष को श्रान्ति कहो या दूसरे पक्ष को भ्रान्ति कह कर स्वीकार 
करो | मैं तो निश्चय ही द्वितीय पक्ष को भ्रान्ति कहूँगा। यही हमारे 
समुदय माव और अनुमति के साथ संगत है। मे अच्छी तरह जानता 
हूँ कि में स्त्रमाबतः मुक्त हूँ | बद्ध भाव सत्य एवं मुक्त भाव श्रमात्मक 
हो, यह ठीक नहीं | 


सभी दशनो मे स्थूळ भाव से यही विचार चळता है | यहेँ। तक 
देखा जाता है कि अत्यन्त आधुनिक दर्शन मे भी यह विचार 
प्रविष्ट हुआ दै । इस सम्बन्ध में दो दळ है; एक दळ कहता है, आत्मा 
नामक कोई वस्तु नही है, वह तो केवळ श्रान्ति है। इस भ्रान्ति का 
कारण सभी जडकणों का बारबार स्थान-परिबर्तन है; यह समवाय-- 
जिसे तुम शरीर, मस्तिष्क आदि नामों से पुकारते हो, उसी के स्पन्दन 
से, उसी की गतिविशेष से एवं उसके समी अंशों के लगातार स्थान- 
परिवर्तेन से यह मुक्त स्वभाव की धारणा आती है। कुछ बौद्ध सम्प्र- 
डाय भी थे, उनका कहना था कि एक मशाल ठो, और उसे चारों 
ओर लगातार ज़ोर से घुमाओ, तो एक वर्तुळाकार प्रकाश दिखाई पड़ेगा। 
वस्तुतः इस गोलाकार प्रकाश का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि यह 


आत्मा का सुक्त खभाव २९७ 


मशाल प्रत्येक क्षण में स्यान-परिवर्तन करती है। उसी तरह हम भी छोटे 
छोटे परमाणुओ की समष्टि मात्र हैं, उन परमाणुओं के जोर से घूमने 
से यह ' अहं ? श्रान्ति उत्पन्न होती है। अतएव एक मत यह हुआ 
कि शरीर सत्य है, आत्मा का कोई अस्तित्व ही नहीं है। दूसरा मत 
यह है कि चिन्ताशकिति के हुत स्पन्दन से ,जड़ रूप एक सान्ति 
की उत्पत्ति द्दोती है, वस्तुत: जड का कोई अस्तित्व ही नहीं है | यह 
तर्क भाज तक चळ रहा है,-एक दल कहता है--आत्मा भ्रम मात्र 
है, दूसरा इसी तरह जड़ को श्रम कहता है। तुम कौन सा मतळोगे १ 


हम तो निश्चय ही आत्मास्तित्रवाद को स्त्रीकार कर जड़ को 
समात्मक कहेंगे युक्ति दोनों ओर बराबर है, केरळ आत्मा के निर- 
पेक्ष अस्तित्व की ओर वाळी युक्ति अपेक्षाकृत प्रवल है; क्योंकि जड़ 
क्या है इसे किसी ने कमी देखा नहीं। हम केवळ स्त्रयं को ही अनुभव 
कर सकते है, मैंने ऐसा मनुष्य नही देखा, जिसने स्त्रय के बाहर 
जाकर जड का अनुभव किया हो । कोई कमी कूद कर अपनी आत्मा 
के वाहर नही जा सकता । अतएव आत्मा के पक्ष मे यह एक इतर 
युक्ति हुई । द्वितीयतः आत्मवाद जगत्‌ की सुन्दर व्याख्या हो सकता 
है, किन्तु जड़बाद नहीं । अतएव जडवाद के द्वारा जगत्‌ की ब्यीख्या 
अयौक्तिक है । 


पहले जो आत्मा के स्त्रामाविक मुक्त और वद्ध भाव सम्बन्धी 
बिचार का प्रसग उठा था, जड़वाद और आत्मब्राद का तर्क उसी 
का केषठ स्थूट भाव है। दर्शनसमूह का सूक्ष्म भाव मे विश्लेपण करने 
पर तुम देखोगे कि उनमे मी इन दोनों मतों का संघर्ष है। अति 
आधुनिक व्शैनसमूह में भी हम किसी दूसरे रूप मे उसी प्राचीन 


२९८ ज्ञानयोग 


विचार को ही देखते हैं | एक दछ कहता है--मनुष्य का तथाकथित 
पित्र और मुक्त स्वभाव भ्रम मात्र है-दूसरे इसी प्रकार बद्धभाव 
को ही भ्रमात्मक कहते हैं। इस जगह भी हम दूसरे दछ के साथ 
ही सहमत है-- हमारा बद्धमाव ही भ्रमात्मक है । 


अतएव वेदान्त का सिद्धान्त यह है कि हम बद्ध नहीं है, 
अपितु नित्यमुक्त है । इतना ही नहीं बल्कि यह सोचना भी कि हम 
बद्ध है, अनिष्टकर है, श्रम है, अपने आपको मोह मे डालकर अभि 
भूत करना है । जहाँ तुमने कहा कि मै बद्ध हूँ, दुर्बल हूँ, असहाय हूँ, 
तमी तुम्हारा दुर्भाग्य आरम्म होगया, तुमने अपने पैरो मे और एक 
डाखछा डाल ली । इसलिये ऐसी बात कमी न कहना और न इस 
प्रकार कभी सोचना ही। मैंने एक आदमी की कहानी सुनी है; वह 
चन मे रहता था, एब दिनरात ' शिवोऽहं, शिवोऽह ' उच्चारण करता 
था। एक दिन एक बाघ मे उसके ऊपर आक्रमण किया और उसे पकड़ 
कर ले चछा। नदी के दूसरे तट पर कुछ छोग यह सब इर्य देख 
रहे थे । परन्तु उस व्यक्ति की ' शिवो5ह, शिवो5हं” “की ध्वनि ळगा- 
तार जारी थी । जितनी देर तक उसमे बोलने की शक्ति थी, बाध के 
मुख मे पड़कर भी वह ' शिवोऽह, शिवोऽहं? कहता ही रहा, चुप 
नही हुआ । इस प्रकार और मी अनेक व्यक्तियों की बात छुनी गई 
है । कई व्यक्तियों के शत्रुओं ने उनके टुकड़े टुडे कर डाळे, परन्तु - 
उन्हे आशीर्वाद ही देते रहे। “सोऽहं सोऽह, मे ही बह, मे 
ही वह, तुम भी वही? | मै निश्चित पूर्णखरूप हूँ, मेरे सभी शत्रु 


मी एणस्ररूप है। तुम भी वही हो, और मै भी वही हूँ । यही वीर 
की बान है | 


आत्मा का मुक्त खमाव २९९ 


फिर भी द्वेतवादियों के धमै मे भी अनेक अपूबै उत्तम उत्तम 
माब है- प्रकृति से पृथक्‌ हमारे उपास्य और प्रेमास्पद सगुण ईख़र 
हैं-ऐसा सगुण ईखखाद अत्यन्त अपूर्व है। अनेक समय इससे 
प्राण शीतरु होजाता है-- किन्तु वेदान्त कहता है, प्राण की यह शीत- 
छता अफीम खानेबालो की नशा के समान अस्वाभाविक है। और 
इससे दुबैळता आती है और जगत्‌ में पहले बलसंचार की जितनी 
आवश्यकता नही थी, आज जगत्‌ मे उसी बलसचार--शक्तिसंचार 
की उतनी ही अधिक आवश्यकता है । वेदान्त कहता है- दुर्बलता 
ही संसार में समस्त दुःख का कारण है, इसीसे सारे दुख-भोग पैदा 
होते है । हम दुर्बल है. इसीलिये इतने दुःख को भोगते हैं । हम दुर्ब- 
ठता के कारण ही चोरी-डकैती, झूठ-ठगी तथा इसी प्रकार के अने- 
कानेक अन्य दुष्कर्म करते हैं । दुबछ होने के कारण ही हम मृत्यु 
के मुख मे गिरते है । जहल हमे दुर्बळ बनाने वाळा कोई नहीं है, वहाँ 
मृत्यु अथवा दूसरा किसी प्रकार का दुःख नही रह सकता । हम लोग 
केबल भ्रान्तिवश.ही दुःख भोगते है। इस भ्रान्ति को उन्मूलित करो, 
सभी दुःख चळे जायेंगे । यह तो बहुत सरळ वात है। इन सभी 
दाशनिक विचारो और कठोर मानसिक व्यायाम के भीतर से होकर हम 


समस्त ससार के सत्रीपेक्षा सहज एव सरल आध्यात्मिक सिद्धान्त पर 
पहुँच जायंगे। 


है अट्टेत वेदान्त जिस रूप मे आध्यात्मिक सिद्धान्त स्थापित करता 
है. वही सबसे अधिक सहज तथा सरळ है। भारत तथा अन्य 
सभी स्यानो में इस वियय म एक बड़ा श्रम उत्पन्न हुआ था | वेदान्त 
के आचायों ने स्थिर किया था कि यह शिक्षा सार्वजनीन नही बनाई 


५०० ज्ञानयोग 


जा सकती, कारण वे जिन सिद्धान्तों पर पहुँचे थे उन्हें कक्ष्य न कर 
उन्होंने उस प्रणाळी पर ही अधिक ध्यान दिया जिसके द्वारा वे 

सव सिद्धान्तो तक पहुँचे थे--और बह प्रणाळी सचमुच बड़ी जटिल 
थी । उस भयानक दार्शनिक तथा उन नैयायिक प्रक्रियाओं को देख- 
कर वे मय पाते थे। वे सबेदा सोचते थे, कि इन सभों की शिक्षा 
प्रतिदिन के क्भजीवन में नहीं दी जा सकती, और इस 
प्रकार के दशन की आइ मे ढोग अतिशय अधमैपरायण हो जायेंगे । 


किन्तु मैं तो यह व्रिळकुळ विश्वास ही नहीं करता कि संसार में 
अद्वैत तत्त के प्रचार से दुर्नीति या हुवैळता की उत्पत्ति होगी। 
अपितु मुझे इस वात पर अधिक विश्वास है कि दुनीति और दुरवैळता 
के निवारण की वही एक मात्र औपधि है। यही यदि सत्य है, तो जब 
कि पास ही मे अमत-ख्रोत बहता है, तो लोगों को कीचड़ का जळ 
क्यों पीने देते हो ? यदि यही सत्य है, कि सभी शुद्धखरूप है तो इसी 
सुहुत सव संसार को यह शिक्षा क्यो नहीं देते ! साघु-असाघु, स्त्री- 
पुरुप, वाळक-वाछिका, छोटे-बड़े, सभी को डंके «की चोट पर यह 
शिक्षा क्यो नहीं देते १ जिस किसी व्यक्ति ने संसार में देह धारण की 
है, जो कोई देह धारण करेगा, जो व्यक्ति सिंहासन पर बैठा हुआ है 
अथवा रास्ते मे झाडू गा रहा है, जो धनी है, जो निर्धन है, उन 
सभीको यह शिक्षा क्यों नही देते? मै राजाओं का मी राजा हुँ, मुझसे 


वढ़कर वडा राजा कोई नहीं है मे देवताओं का मी देवता हूँ, मुझसे 
चढ़कर कोई देवता नही है । 


इस समय यह वहुत कठिन कार्थ माळूम पड़ता है, बहुतों को 
-तो यह विस्मयजनक ज्ञात होता है, किन्तु यह सब कुसंस्कार के ही 


आत्मा का मुक्त खभाव ३०१ 


कारण है, इसका और दूसरा कोई कारण नही । सभी प्रकार के 

कदल और दप्पाच्य खाच खाकर और निरन्तर उपवास करके हमने 
अपने को सुखाब खाने के अनुपयुक्त कर रखा है। हमने वचपन 
से ही दुवठता की वाते सुनी है । यह दुबेलता भूत मे विश्वास करने 

समान ही है। लोग सर्वदा कहते हैं कि मे भूत को नही मानता 
-- किन्तु ऐसे बहुत कम लोग मिलेगे, जिनका शरीर अन्धेरे मे थोड़ा 
कम्पित न हो जाय। यह केवल कुसंस्कार है। ठीक इसी तरह ढोग 
कहा करते है कि हम इसे नही मानते, उसे नहीं मानते इत्यादि-- 
किन्तु समय आनि पर अवस्थाविरोप मे अनेक व्यक्ति मन ही मन कहने 
छगते है, यदि कोई देवता या ईखर हो तो मेरी रक्षा करे । वेदान्त 
से यही एक प्रधान त्च मिळता है, और एक मात्र यही सनातनत्व 
का दावा कर सकता है । 


वेदान्त ग्रन्य कळ ही नष्ट हो सकते हैं। यह तत्त चाहे पहले 
हित्नुओ के मस्तिष्क मे उदित हुआ हो या उत्तर मेरु के निवासियों के 
मस्तिष्क मे, इससे कोई प्रयोजन नही; किन्तु यह सत्य है, और 
जो सत्य है वह सनातन है, तथा सत्य हमे यही शिक्षा देता है कि वह 
किसी व्यक्तिविशेष की सम्पत्ति नही है । मनुष्य, पु, देवता, ये सभी 
इस एक सत्य के अधिकारी हैं। उन्हे यहीं सिखाओ, जीवन को 
दु.खमय बनाने की क्या आवश्यकता है १ लोगो को अनेक प्रकार के 
कृसंस्कारो मे क्यो पड़ने देते हो ? केवळ यहो ( इंगूलैण्ड मे ) ही 
नही, इस तत्तत की जन्मभूमि में भी तुम यदि इस तत्त्व का उपदेश 
करो, तो बहे के छोग भी भयभीत होंगे । और कहेगे- ये बाते तो 
सन्यासिया के ख्यि हैं जो संसार को त्याग कर जंगळ मे निवास 


हैं ज्ञानयोग 


~ 


करते हैं । किन्तु हम छोग तो सामान्य ग़हस्थ हैं; धर्म करने के लिये 
हम किसी न किसी प्रकार के भय या क्रियाकाण्ड की आवश्यकता 
रहती ही हे, इत्याहि । 


द्वैतवाद ने संसार पर बहुत दिनों तक शासन किया है, और 
यह उसीका फर है | अच्छा, एक नई परीक्षा क्यों न करो ? संभव है, 
समी मनुष्यों को ऐसी धारणा करने मे लाखों वर्ष ळग जायें, किन्तु इसी 
"समय इसे क्यों न आरम्भ कर ठो! यदि हम अपने जीवन मे बीस 
-मबुप्योँ को भी यह वात वतळा सकें, तो समझो कि हमने बहुत बड़ा 
काम किया । 


मारतवर्प मे और एक वडी शिक्षा प्रचलित है, जो रक्त तत्व- 
प्रचार की बिरोधी मालूम होती है | वह शिक्षा यह है कि-- मै शुद्ध 
हैँ, आनन्द स्वरूप हूँ,” इस प्रकार मौखिक कहना तो ठीक है, किन्तु 
जीवन में तो हम इसे सवेदा नहीं दिखला सकते | मै इस वात को 
मानता हूँ आदर्श समी समय अत्यन्त कठिन होता है। प्रत्येक 
वाळक आकाश को अपने सिर से वहुत ऊँचाई पर देखता है, किन्तु 
उस कारण से क्या हम आकाश की ओर देखने की चेष्टा भी न करें! 
कुसंस्कार की ओर जाने से क्या सत्र अच्छा होजायगा ? यदि अमृत 
का छाम न कर सके तो क्या विपपान करने से ही कल्याण होगा! 
हम इसी समय सत्य का अनुभव नहीं कर सकते, इसलिये अन्धकार, 
दुवलता और कुसंस्कार की ओर जाने स ही क्या कल्याण होगा ! 


विभिन्न प्रकार के द्वेतवाद के सम्बन्ध में हमे कोई आपत्ति नहीं 
है, किन्तु जो कोई उपदेश दु्वेळता की शिक्षा देता है, उसी पर हमें 


आत्मा का सुकत सभाव ३० 


बिशेष आपत्ति है। स्त्री-पुरुष, बाळक'वालिका, जिस समय देहिक, 
मानसिक अथवा आध्यात्मिक शिक्षा पाते है, उस समय मै उनसे एक 
मात्र यही प्रश्न करता हूँ--“ क्या तुमइससे बळ पाते हो!” क्योंकि मैं 
जानता हुँ एकमात्र सत्य ही बल प्रदान करता है। मै जानता हूँ 
सत्य ही एकमात्र प्राणप्रद है। सत्य की ओर गये बिना हम किसीसे भी 
बीर्यछाम नहीं कर सकते और वीर इए बिना सत्य के समीप भी नहीं 
पहुँच सकते | इसी हेतु जो कोई मत, जो शिक्षाप्रणालियाँ मन और 
मस्तिष्क को दु्ळ कर दें और मनुष्य को कुसस्काराविष्ट कर डाळे, जिनसे 
मनुष्य अन्धकार मे टटोळता रहे, जिनसे मनुष्य संदेव ही सब प्रकार 
के विकृतमस्तिष्क-प्रसूत असमव, अजीब और कुसस्कारपूर्ण बिषयो के 
अन्वेषण में लग जाय, भै उन सब प्रणाळियों को पसन्द नही करता, 
क्योकि मनुष्यो के ऊपर उन सब का परिणाम बडा भयानक होता है, 
और उनसे कुछ भी उपकार नहीं होता, बे सब व्यर्थ है । 


जो इन बातों से अभिन्न है, वे हमारे साथ इस विपय मे एक- 
मत होंगे कि ये सब मनुष्य को ब्रिकृत और टुर्बेळ बना डाळती हैं-- 
इतना दुबे कि क्रमशः उसके लिए सत्याम करना और उस स॒त्य 
के आलोक मे चछकर जीवन यापन करना एक प्रकार से असभव हो 
जाता है । अतएव हमारे लिये आवश्यक है एक मात्र बळ या शक्ति मे 
राक्नि-सेचार ही इस भव-च्यावि की एकमात्र महौपधि है। धनहीन 
व्यक्ति जव धनियो द्वारा पददलित होते है, उस समय शक्तिसंचार 
ही उनेक लिये एक मात्र औषधि हे । जब मूर्ख विद्वानों द्वारा उत्पी- 
डित होता है उस समय भी बळ ही एक मात्र औषधि है। और जिस 
समय पापिगण अन्य पापियो से उत्पीडित होते हैं, उस समय मी यही 


३०४ ज्ञानयोग 


एकमात्र अव्य महौपधि है । और अद्वेतवाद जिस प्रकार का बळ 
और जैसी शक्ति देता है, उस प्रकार का वल और शक्ति किसी से 
भी नहीं मिल सकती। अद्वैतवाद हमे जिस प्रकार नीति-परायण बनाता 
है, उस प्रकार कोई भी हमे नीति-परायण नहीं वना सकता । जिस 
समय समस्त दायित्व हमारे कन्धों पर आ पडता हैं, उस समय हम 
जितने उच्च भाव से काये कर पाते है, उतना ओर किसी भी अवस्था 
मे उस तरह' नहीं कर पति । 


. मे तुम लोगों से यह पूछना चाहता हूँ कि यदि एक नन्हे बच्चे 
को तुम्हारे हाथ सौप दूँ तो तुम उसके प्रति केसा व्यवहार करोगे ! 
उस क्षण के लिए तुम लोगो का जीवन वदछ जायगा । तुम्हारा 
स्वभाव किसी भी प्रकार का क्यों न हो, अन्तत. उन क्षणो के लिए तुम 
सम्पूर्ण निःस्व्रार्थी बन जाओगे । यदि तुम्हे उत्तरदायी बनाया जाय 
तो तुम्हारी सारी पापग्रवृत्तियों दूर हो जायेगी, तुम्हारे चरित्र मे परि 
वरतेन हो जायगा | इस प्रकार जव सारे उत्तरदायित्व का बोज् हम 
प्र पड़ता है तभी हम अपने सर्वोच्च भाव मे आरोहण करते है। 
जव हमारे सारे दोप और किसीके मत्ये नही मढे जाते, जव शैतान 
या भगवान किसी को भी हम अपने दोषों के लिए उत्तरदायी नहीं 
समझते तभी हम सत्रोंच्च भाव मे पहुँच जाते हैं। अपने भाग्य के 
लिए मै स्त्य ही उत्तरदायी हूँ । मे स्तयं ही शुभाशुभ दोनो का कती 
हँ । किन्तु मेरा स्वरूप शुद्ध तथा आनन्द मात्र है । 


न मृत्युने शका न मे जातिभेद 
पिता नेव मे नेव माता न जन्म | 


आत्मा का मुक्त खभाव ३०५ 


न बन्धुर्न मित्रं गुरुनेव शिष्य- 
र्चि्रानंदरूप' शिवोऽह शिवोऽहम्‌ ॥ 
न पुण्यं न पाप न सौख्य न दुःखम्‌ 
न मत्रे न तीर्थ न वेदाने यज्ञाः । 
अहं भोजनं नेव भोज्य न भोक्ता 
चिदानन्दरूप. शिवोऽहं दिवोऽहस्‌ ॥ 


ब्रेदान्त कहता है कि साधारण मनुष्य के लिए यह सत्य ही एक 
मात्र अबलम्बनीय है | उस अन्तिम लक्ष्य पर पहुँचने के लिए यही एक 
मात्र उपाय हे--सभों से यही कहना हे कि हमी वह है| वार बार 
ऐसा कहने से बल आयेगा। “शिवो 5 है ' रूपी यह अभय-वाणी 
क्रमशः अधिकाधिक पुष्ट होकर हमारे हृदय मे, हमारे सभी मावो मे 
भिद जायगी, अन्त मे हमारी नस-नस मे, शरीर के प्रत्येक भाग मे यह 
समा जायगी | ज्ञानसूर्य की किरणे जितनी अधिक उज्ज्बरू होने लगती 
है, मोह उतना ही दूर भाग जाता है, अत्रानराशि “वेस होती है 
और धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है जव कि सारा अज्ञान बिलकुल 
लुप्त हो जाता है एवं एकमात्र ज्ञानसूथ ही अवशिष्ठ रह जाता है! 
अत्रश्य ही अनेको को यह वेदान्त-तत्व भयानक माठ्म हो सकता है, 
किन्तु उसका कारण कुसंस्कार है, यह मने पहले ही कहा है। इसी 
देश मे (इग्लेंड मे) ऐसे बहुत छोग है जिनसे मै यहि कहें कि इस 
दुनिया में शैतान नाम की कोर चीज नही है तो वे सममेगे कि धर्म का 
सत्यानाश होगया । अनेकों ने मुझसे कहा है कि जैतान के न रहने से 
धर्म फिस तरह कायम रह सकता है? उन लोगों का कहना है कि 
हम परिचालित करने के लिये कोई न रहने से धर्म का क्या अर्थ है ? 


° 
॥ 0 


“३०६ ज्ञानयाग 


शासन करने को यदि काइ न रहे तो हम अपना जीवन किस तरह 
बिता सकते हैं! सच बात तो यह है कि हमे इस प्रकार का व्यवहार 
अच्छा लगता है । इस भाव से रहना हमारा अम्यास होगया है और 
इसीलिये हम ऐसे जीवन को पसद करते है । प्रति दिन यदि हमे 
किसी ने नहीं डॉटा तो हमे सुख नही मिळता । यह वही कुसंस्कार 
है। किन्तु अब यह बात कितनी ही भयानक क्यों न माळूम हो, ऐसा 
'एक समय अवश्य ही आयेगा जब अतीत की सारी बातों का स्मरण 
कर, जिन कुसंस्कारों ने शुद्ध अनत आत्मा पर आच्छादन फैला दिया 
था, हम उन प्रत्येक की हँसी उड़ायेगे और आनन्द, सत्य व दृढता के 
साथ कहेगे कि मै ही वह” हूँ, चिरकाळ वही था और सर्वदा 
वही रषदा । 


१४. अमरत्व 


। अमेरिका में दिया हुआ भाषण ) 


जीत्रात्मा के अमरत्व के सम्बन्ध मे मनुष्य ने जितनी बार प्रश्न 
किया है, इस तत्त के रहस्य का उद्घाटन करने के लिय उसने जगत्‌ 
मे जितनी खोज की है, यह प्रशन मनुष्य के हृदय को जितना प्रिय 
और उसके जितना निकट है, यह प्रश्न हमारे अस्तिल के साथ 
जितना भच्छेद्य भाव से सम्बन्धित है उतना और कौनसा प्रश्न है ? 
यह कवियों की कल्पना का त्रिषय रहा है, साधु, महात्मा, ज्ञानी-- 
सभी की चिन्ता का यह विपय रहा है, सिंहासन पर बैठे हुये राजाओं 
ने इस पर विचार किया हे, पर्थ के भिखारियों ने भी इसका स्वप्न 
देखा है। श्रेष्टटम मानवों ने इसका उत्तर पाया है, और अतिनिकृष्ट 
मनुष्यो ने भी इसकी आशा की है। इस विषय मे ठोगो का आग्रह 
अभी नष्ट नही हुआ है, और जब तक मानव प्रकृति बिद्यमान है तब 
तक होगा भी नहीं । विभिन्न विचारक मस्तिष्का ने इसके विभिन्न 
उत्तर दिये है । दूसरी ओर इतिहास के प्रत्येक्ष युग मे हजारो व्यक्तियों 
ने इस प्रश्‍न को बिलकुल अनावश्यक कहकर छोड दिया है, फिर भी यह 
प्रश्न ज्या कात्या नत्रीन ही बना हुआ है। जीवन-संग्राम के 
शोरगुळ मे हम प्राय इस प्रश्न को मूळ से जाते हैं, परन्तु जव अचानक 
कोई मर जाता हे, एक ऐसा व्यक्ति जिसंस हम प्रेम करते है, जो 
हमारे हृदय के अति निकट और अत्यन्त प्रिय है अचानक हमसे 
छीन लिया जाता है तव हमारे चारों का सवर्प और शोरगुछ क्षण भर 


३०८ ज्ञानयोग 


के लिये मानो रुक जाता है, सब कुछ मानो निस्तब्ध हो जाता है और 
हमारी आत्मा के गंभीरतम प्रदेश से वही प्राचीन प्रश्न उठता है कि इसके 
बाद क्या है ! “ देहान्त के बाद आत्मा की क्या गति होती दै ? ” 
समस्त मानवीय ज्ञान अनुभवजन्य है, बिना अनुभव के हम कुछ भी 
नही जान सकते । हमारा तर्क, हमारा ज्ञान सभी कुछ सामञ्जस्य- 
प्राप्त अनुभवो के ऊपर--उनके साधारण भाव ( ७७॥००:४०४०॥ ) के 
ऊपर निर है । हम अपने चारो ओर क्या देखते है? सतत परिवर्तन। 
बीज से वृक्ष बनता है और वह फिर बीजरूप मे परिणत हो जाता 
है। एक जीव उत्पन्न हुआ, कुछ दिन जीवित रहा, फिर मर गया, 
इस प्रकार मानो एक कृत्त पूरा हुआ। मनुष्य के सम्बन्ध में मी यही 
बात है। और तो क्या, पर्वतसमूह तक धीरे धीरे परन्तु निश्चित रूप 
से धिसकर चुर्ण हो रहे है। नदियाँ धीरे धीरे पर निश्चित रूप से 
सूखती जाती हैं, समुद्र से बादर उठते है और वषी करके फिर समुद्र 
मे ही मिल जाते है। सर्वत्र ही एक एक वृत्त पूरा हो रहा है; जन्म, 
वृद्धि और क्षय गणित के समान ठीक एक के बाद एक आ जा रहे 
है। यह हमारा प्रतिदिन का अनुभव है । इस सब के अन्दर, क्षुद्रतम 
परमाणु से आरम्म करके उच्चतम सिद्ध पुरुष पर्यन्त लाखो प्रकार के 
विभिन्न नाम-रूपयुक्त वस्तुराशि के अन्दर एवं अन्तराल मे हम एक 
अखण्ड भाव देखते है। हम प्रति दिन ही देखते है कि वह हुर्भेद दीवार 
जो एक वस्तु को दूसरी वस्तु से पृथक्‌ करती प्रतीत होती थी, तोडी जा 
रही है और आधुनिक बिज्ञान समस्त भूतो को एक ही ऐसा पदार्थ मानने 
लगा है जो बिभिन्न प्रकार से विभिन्न रूपो में अभिव्यक्त हो रहा है; वह 
एक प्राणशक्ति ही मानो नाना रूपो मे नाना प्रकार से प्रकाशित हो 
रही है--मानो वह सब को जोड़ने वाली एक शुखला के समान है-- 


अमरत्व ३०९ 


और ये सव विभिन्न रूप मानो इस शुंखळा के ही एक एक भर है, अनन्त 
रूपों मे विस्तृत किन्तु फिर भी उसी एक झुंखला के अंश है। इसी को 
क्रमोन्नतिवाद कहते हैँ । यह एक अत्यन्त प्राचीन धारणा हे, उतनी 
ही प्राचीन जितना कि मानव समाज । केवछ मानवीय ज्ञान की 
बृद्धि और उन्नति के साथ साथ वह मानो हमारी आँखो के सम्मुख 
अधिकाधिक उज्ज्यक रूप से प्रतीत हो रही है । एक वात और है जो 
प्राचीन छोगो ने विशेष रूप से समझी थी, परन्तु जो आधुनिक 
बिचारको ने अभी ठीक ठीक नही समझ पाई है, और वह है 
क्रमसकोच । बीज का ही वृक्ष होता है, वाळू के कण का नही। पिता 
ही पुत्र म परिणत होता है, मिट्टी का ढेळा नहीं | अव प्रशन यह है 
कि यह क्रामविकास-प्रक्रिया आरम्भ होने से पूर्व क्या अवस्था थी? 
चीज पहले क्या था १ वह वृक्षरूप मे था । भविष्य मे होने बाळे वृक्ष 
की समी सम्मृचनाये वीज मे निहिन हैं | छोटे बच्चे म भाबी मधुष्य 
की समस्त शक्ति अन्तरनिहित है | सव प्रकार का मात्री जीवन ही 
अव्यक्त भाव से उसके बीज मे विद्यमान है। इसका तात्पर्य क्या 
हे १ भारतवर्ष के प्राचीन दाशनिक इसीको कमसकोच कहते थे | इस 
(अकार हम देखते है कि प्रत्येक क्रमविकास के पहले कमसकोच 
का होना अनिवार्म है। किसी ऐसी वस्तु का क्रमबिकास नहीं हो 
सकता जो पू से ही वर्तमान नही है। यहा पर फिर आधुनिक 
विज्ञान हम सहायता देता है । गणित-शास्त्र के तर्क से आप जानते 
हैं कि जगत्‌ म इ्यमास शक्ति का समष्टि-योग (5०७ वा) सुदा 
एकसा ही रहता है। आप एक बिन्दु जइ अबबा एक बिन्दु शक्ति को 
घटा या बडा नहीं स्ने । अतएव शून्य से कभी क्रमविकास नहीं 
डा सकता | तव फिर चह कहा से आता दै ! अवद्य ही इससे पूर्व के 


३१० ज्ञानयोग 


क्रमसंकोच से । बाळक क्रमसकुंचित मनुष्य है और मनुष्य क्रमविक- 
सित बालक है । ऋमसंकुचित वृक्ष ही वीज है और क्रमत्रिकसित वीज 
ही वृक्ष | सभी प्रकार के जीवन की उत्पत्ति की सम्भावना उन्हीं के 
बीज में है। अब यह समस्या कुछ सरल हो जाती है। अब इसी 
तत्र के साथ पूर्वोक्त समुदय जीवन की अखण्डता की आठोचना 
करो । क्षुद्रतम जीवाणु से लेकर पूर्णतम मानव पर्यंत वस्तुतः एक 
ही सत्ता है--एक ही जीवन वर्तमान है । जिस प्रकार एक ही 
जीवन मे हम शैशव, यौवन, वार्धक्य आदि विविध अवस्थाये देखते 
है उसी प्रकार शैशव अवस्था के पीछे क्या है यह देखने के लिये 
बिपरीत दिशा मे अग्रसर होकर देखो, देखते जाओ जब तक कि तुम 
जीवाणु तक न पहुँच जाओ । इसी प्रकार इस जीवाणु से लेकर पूर्ण- 
तम मानव पयेत मानो एक ही जीवन-सूत्र विराजमान है। इसी को 
कमबिकास कहते है और यह हम पहले ही देख चुके है कि प्रत्येक 
क्रमविकास से पूर्व ही एक क्रमसकोच रहता है। जो जीवनी शक्ति 
क्षुद्ृतत जीवाणु से लेकर घीरे धीरे पूर्णतम मानव अथवा पृथिवी पर 
आविर्भूत ईरबरावतार रूप्‌ मे क्रमत्रिकसित होती है वह सम्पूर्ण शक्ति 
अवश्य ही सूक्ष्म रूप से जीवाणु मे अवस्थित थी | यह समस्त श्रेणी 
उसी एक जीवन की ही अभिव्यक्ति मात्र है, और यह समुदय व्यक्त 
जगत्‌ उसी एक जीवाणु मे अव्यक्त भाव से निहित था | यह समस्त 
जीवनी शक्ति, और तो कया, मर्त्य॑ छोक मे अवतीपी ईश्वर तक इसमे 
अन्तरनिहित थे | अवतार श्रेणी के मानव तक इसके अन्दर निहित थे; केवल 
धीरे धीरे--बहुत धीरे क्रमश: उन सब की अभिव्यक्ति हुई है | जो सर्वोच्च 
चरम अभिव्यक्ति है वह भी अवश्य ही वीज भाव से सूक्ष्माकार मे उसके 
अन्दर मौजूद थी-- फिर ऐसा होने पर यह जो एक शक्ति से सभी श्रेणियाँ 


अमरत्व ३१९ 


या शखलाये आती है, वह किसका क्रमसेकोच है ! यह उसी सर्वव्यापिनी 
जगन्मयी जीवनी शक्ति का क्रमसकोच था, और यह जो क्षुद्रतम 
जीवाण नाना प्रकार के जठिल यत्रो से युक्त उच्चतम बुद्धिशक्ति 
के आधाररूप मनुष्य के आकार में अभिव्यक्त हो रहा है, कौन सी 
वस्तु क्रमसकुचित होकर इस जीवाणु के आकार में स्थित थी १ वह 
सव्यापी जगन्मय चैतन्य ही है-वही उस जीवाणु मे क्रमसकुचित होकर 
वर्तमान था। वह सम्पूण पहले से ही पूर्ण भाव से वर्तमान था। वह 
थोडा थोड़ा करके बढ़ रहा था यह बात नही है। बढ्ने की बात को मन 
से एकदम निकाल दीजिये । वृद्धि कहने से ही मालूम होता है कि कोई 
वस्तु बाहर से आ रही है । वृद्धि मानने पर पूर्वोक्त गणित के सिद्धान्त को 
अर्थीत्‌ जगत्‌ की शक्तिसमष्टि सवेदा समत्र समान है, इसे अस्वीकार करना 
होगा। इस जागतिक समैन्यापी चैतन्य की कमी वृद्धि नहीं होती, यह तो, 
सदा ही पूर्ण भाव से विद्यमान था, केवळ अभिव्यक्ति यहो पर हुई । बिनाश 
का अर्थ क्या है यह एक गिलास है ।-मैंने इसको भूमि पर फेंक दिया 
और वह चूर चूर हो गया | अब प्रश्‍न है कि गिलास क्या हुआ: 
बह केबल सूक्ष्म रूप मे परिणत हो गया, बस। तो विनाश का अर्थ 
हुआ स्थुळ की सूक्ष्म मात्र मे परिणति । उसके उपादानभत परमाण 
एकत्र होकर गिलास नामक कार्य मे परिणत हुए थे। वे अब अपने 
कारण में चले गये और इसीका नाम विनाश है अथीत कारण मे लय 
हो जाना | कार्य क्या है ? कारण का व्यक्त भाव] अन्यया कार्य और 
कारण में स्वरूपत' कोई भेद नही है | फिर इसी गिलास की वात 
लीजिये । यह अपने उपादानो और अपने निर्माता की इच्छा के 
महयोग से बना है। ये दोनों ही उसके कारण है और उसमे वमान 


३१२ ज्ञानयाग 


हैं नमीता की इच्छाशक्ति अब , उसमें किस रूप मे विद्यमान है! 
संहतिशक्ति ( Adhesion ) के रूप में | 


यह शक्ति न रहने पर इसका परमाणु अळग अळग हो 
जाता। तो कार्य क्या हुआ ? बह कारण के साथ अभेद है, केत्र 
उसने एक दूसरा रूप घारण कर छिया है। जिस समय कारण निर्दिष्ट 
समय के लिये अथवा निर्दिष्ट स्थान के अन्दर परिणत, घनीमूत और 
सीमाबंद्ध भाव से रहता है उस समय वही कारण कार्य कहलाता है। 
इस बात को हमे ध्यान में रखना चाहिय । इसी तत्त को हमारी ' 
जीवनसम्बन्धी जो धारणा है उसमें प्रयुक्त करने पर हम देखते हैं 
कि जीवाणु से लेकर पूणेतम मानव पर्यन्त सभी श्रेणियाँ अवश्य ही 
उसी बिश्व्यापिनी प्राणशक्ति के साथ अभिन्न हैं । किन्तु अमृतत्व के 
सम्बन्ध मे जो प्रश्न था वह अमी मिटा नहीं | हमने क्या देखा ? 
ू्वोक्त विचार द्वारा हमने इतना ही देखा कि जगत्‌ का कोई पदारथ 
ध्वस्त नहीं होता । नूतन कुछ भी नहीं है, होगा मी नहीं। वही एक 
ही प्रकार की वस्तुये पहिये के समान बार बार उपस्थित हो रही है । 
जगत्‌ मे जितनी गति है वह सभी तरंग के आकार भें एक बार 
उठती है, फिर गिरती है। कोटि कोटि ब्रह्माण्ड सूक्ष्मतर रूप से 
प्रसूत हो रहे है--स्थूळ रूप, धारण कर रहे हैं| फिर लय होकर 
सूक्ष्म भाव धारण कर रहे है। फिर इसी सूक्ष्ममाव से उनका स्थूळ 
माव में आना--कुछ दिनों तक उसी अवस्था में रहना और फिर 
धीरे धीरे उसी कारण मे आना। जाता क्या है? केवळ रूप, आक्कति। 
बह रूप नष्ट हो जाता है किन्तु फिर आता है। एक हिसाब से समझा 
जाय तो यह शरीर तक अविनाशी है। एक हिसाब से सभी शरीर 


अमरत्व ३१३ 


और सभी रूप नित्य हैं। मान लो कि मैं पासा खेल रहा हूँ। मान ठो 
कि ६-५-३-४ आये । मे और खेलने छगा। खेळते खेळते एक समय 
ऐसा अवश्य आयेगा जव ये ६-५-३-३ इसी क्रम से आयेगे। और खेलो, 
फिर ये आयेगे किन्तु देर मे मे जगत्‌ के प्रत्येक परमाणु की एक एक 
पासे से तुढुन करता हूँ । उन्हीं को बार बार फेका जा रहा है, और 
थे बार वार नाना प्रकार से गिरते हैं| आपके सम्मुख जो समस्त 
पदाथ है वे सत्र परमाणुओं के एक विशिष्ट प्रकार के सन्निवेश से 
उत्पन्न है । यह गिळास, यह मेज, यह॑जळधट, ये सभी वस्तुये 
परमाणुओं का समत्रायविशेष हैं---क्षण भर के वाद शायद यह समुदाय- 
विशेष नष्ट हो जासकता है । किन्तु एक समय ऐसा अवश्य आयेगा 
जब ठीक यही समवाय आकर उपस्थित होगा--जब आप सब इसी 
तरह वैठे होगे और यह जळघट अथवा अन्य वस्तुये जो छुछ भी है वे 
सभी यथास्यान रहेगी और ठीक इसी विपय की आलोचना होगी। 
अनन्त वार इसी प्रकार हुआ है और अनन्त वार इसी प्रकार होगा। 
सहो तक हमने स्थूल जंगत्‌ की--बाह्य वस्तुओं की आलोचना की। 
हमने वंयीं देखा! यही कि इन भौतिक पदाधेसमूहो की विभिन्न समवाय 
मे पुनरावृत्ति अनन्त काल तक होती रहती है। 


हि इसके साथ ही साथ और एक प्रश्न उठ खडा होता है- भविष्य 
को जानना सम्भव है या नहीं। आप लोगों ने शायद ऐसे आदमी 
को देखा है जो मनुष्य के अतीत व भविष्य की सारी वाते बतछा देता 
हे । यदि भत्रिप्य किसी नियम के अधीन न हो तो किस प्रकार भविष्य 
के सम्बन्ध मं हम कह सकते है ? परन्तु हमने पहले ही देख है कि 
भविष्य मे बीती घटनाओ की ही पुनरावृत्ति होती है।जो भी हो 


३१४ ज्ञानयोग 


इससे आत्मा का कुछ बनता बिगड़ता नहीं । हिण्डोले की बात याद 
करो । वह लगातार घूमता रहता है। कई आदमी आते है और उसके 
एक एक पालने में बैठ जाते है। झूला घूमकर फिर पलट आता है । 
वे जब उतर गये तो दूसरा एक दछ आ बैठा । क्षुद्रतम जन्तु से लेकर 
उच्चतम मानव तक प्रकृति का प्रत्येक रूप ही मानो ऐसे एक एक 
दळ हैं, और प्रकृति एक बड़ा झूळा है तथा प्रत्येक शरीर या रूप इस 
झुले के एक एक पालना जैसा है । नई आत्माओं का एक एक दळ 
उन पर चढ रहा है और जब तक उनको पूर्णता प्राप्त नहीं होती 
तब तक अधिकाधिक उच्च पथ मे उनकी गति है और अन्त में झूले 
से वे बाहर आती है किन्तु भूळा निरन्तर चछता रहता है-हमेशा 
दूसरे लोगों को ग्रहण करने के लिए तैयार है। एवं जब तक शरीर 
इस चक्र के भीतर, इस झूले के भीतर अवस्थित है तब तक निश्चित 
रूप से तथा गणित के हिसात्र से ये बातें बतला दी जा सकती है कि 
अब वह किस ओर जायगा। किन्तु आत्मा के बारे मे ये सब बाते 
नही कही जासर्कती । अतए प्रकृति के भूत तथा भविष्य निश्चित 
रूप से गणित की तरह ठीक ठीक बतलाना असम्भब नहीं है। अब 
हमने देखा है कि जड परमाणु इस समय जिस प्रकार एकीभूत (संहृत) 

हैं, विशिष्ट समय पर वे फिर ठीक उसी खूप मे सहत होते हैं । 

अनाठि काल से ऐसे ही प्रवाह के रूप मे जगत्‌ की नित्यता चळ रही 
है। किन्तु इससे तो आत्मा का अमरत्व प्रमाणित नहीं हुआ । हमने 

यह भी देखा है कि किसी भी शक्ति का नाश नहीं होता, किसी जड़ 
वस्तु को भी कभी शून्य में परिणत नहीं किया जा सकता । तब 

उनका क्या होता है? उनके विभिन्न परिणाम होते है, अन्त मे जहाँ 

से उनकी उत्पत्ति इई थी, बही वे पुनरावृत्त होते है | सरळ रेखा मे 


अमरत्व ३१५. 


कोई गति नहीं हो सकती । प्रत्येक वस्तु को ही धूम फिर कर अपने 
पूर्व स्थान पर लौट आना पड़ता है, क्योकि सरल रेखा अनन्त मात 
से बढाने पर वृत्त मे परिणत होती है। यदि ऐसा ही हुआ तो अनत 
काळ तक किसी आत्मा की अवनति हो ही नही सकती--यह किसी 
तरह हो ही नही सकता । इस जगत्‌ भे प्रत्येक वस्तु, शीघ्र हो या 
बिलम््र से ही हो, अपनी अपनी वर्तुळाकार गति को सम्पूर्ण कर 
फिर अपनी उत्पत्ति के स्थान पर पहुँचती है । तुम, मै अथवा ये सत्र 
आत्माऐँ क्या है? पहले क्रमसकोच तथा क्रमत्रिकास तत्व की आलो- 
चना करते हुए हमने देखा है. तुम, हम, उसी विराध विश्वव्यापी चैतन्य 
या प्राण या मन के अंशविशेष हैं; हम उसी के सकोचस्वरूप हे। 
अतएव घूमकर हम क्रमविकास की प्रक्रिया के अनुसार उस विन्यापी' 
चैतन्य मे लौट जायेगे-वह विज्लव्यापी चैतन्य ही इश्वर है। लोग 
उसी विश्वब्यापी चैतन्य को प्रभु, भगवान; ईसा, बुद्ध या ब्रह्म कहते 
है--जडवादी उसी की शक्ति के रूप मे उपलब्धि करते है एवं अज्ञय- 
वादी उसी की उस अनेत अनिर्वेचनीय संीतीत पदाथ के रूप में 
धारणा करते है। वही वह विखब्यापी 'प्राण है, वही विखरव्यापी चैतन्य 
है--बही विश्यव्यापिनी शक्ति है और हम सव उसी के अंश है | 


किन्तु आत्मा के अमरत्र को प्रमाणित करने के लिये इतना ही 
पर्याप्त नही है। अमी भी अनेक संशय और आशकाये रह गई। 
किसी शक्ति का नाश नही है. यह बात सुनने में बडी अच्छी लगती 
है, किन्तु वास्तविक वात यह है कि हम जितनी भी शक्तियों देखते 
है सभी मिश्रगोयन्न हैं, जितने भी रूप ठेखते है सभी मिश्रण से 
उत्पन्न हैं । यहि आप शक्ति के सम्बन्ध मे बिज्ञान का मत ग्रहण कर 


३१६ ज्ञानयोग 


उसे कतिपय शक्तिया की समष्टि मात्र मानते है तो फिर आपका 
“ मैपन ' कहे! रहा? जो कुछ भी मिश्रण से उत्पन्न है वह शीघ्र 
अथवा विढम्व से अपने कारणीभूत पदार्थ मे लय हो जाता है। जो 
कुछ मो कतिपय कारणों के समवाय से उत्पन्न है उसी की मृत्यु, उसी 
का विनाश अब्श्यम्मावी है। शीघ्र या विळम्त्र से वह विश्लिष्ट हो' 
जायगा, मग्न हो जायगा और अपने कारणीभूत पदाथ मे परिणत 
हो जायगा । आत्मा कोई भौतिक शक्ति अयत्रा चिन्ता-शक्ति नहीं 
है। बह चिन्ता-शाक्ति का सट्टा है, स्वयं चिन्ता-शक्ति नहीं | वह 
शरीर का गठनकतो है किन्तु वह स्वय शरीर नही है। क्यो ? शरीर 
कमी आत्मा नही हो सकता, क्योकि वह चैतन्यवान्‌ नहीं है। 
मृत व्यक्ति अथवा कसाई की दूकान का मांसखण्ड कमी चैतन्यवान्‌ 
नही होता । हम चैतन्य शब्द से क्या समझते है ? प्रतिक्रिया शक्ति। 


और गम्भीर भाव से इस तत्व की आलोचना कीजिये | हमारे 
सम्मुख यह एक जळघट है, मैं उसे देख रहा हूँ । होता क्या है ? इस 
घट से कुछ प्रकाइा-किरणे निकळ कर मेरी आँख मे प्रवेश करती 
है। वे मेरे अक्षिजाळ ( १०४०६ ) के ऊपर एक चित्र अंकित करती 
है । और यह चित्र जाकर मेरे मस्तिष्क में पहुँचता है । शरीरविज्ञान- 
वेत्तागण जिसको अनुभवात्मक स्नायु (9००8०77 7०४०४ ) कहते 
है उन्हीं के द्वारा यह चित्र भीतर मस्तिष्क में ले जाया जाता 
है। किन्तु अभी देखने की क्रिया पूरी नही हुई, क्योकि अभी तक 
भीतर की ओर से कोई प्रतिक्रिया नही आई। मस्तिष्क के अन्दर स्थित 
जो स्नायु-केद्र है वह इसे मन के पास ळे जायगा, और मन उसके 
ऊपर प्रतिक्रिया करेगा | इस प्रतिक्रिया के होते ही घट मेरे सम्मुख 


अमरत्व ३१७ 


प्रकाशित हो जायगा। एक सरळ उदाहरण से यह वान भली" 
प्रकार समझ मे आ जायगी । मान लीजिये आप खूब एकाग्र 
होकर मेरी बात सुन रहे है और इसी समय एक मच्छर 
आपकी नाक पर काट रहा है, किन्तु आप मेरी वात सुनने म इतने 
तन्मय है कि उसका काठना आपको अनुभव नही होता ऐसा 
क्यो ? मच्छर आपके चमडे को काठ रहा है; उस स्थान पर कितने 
ही स्नायु है, और ये स्नायु इस संवाद को मस्तिष्क के पास पहुँचा 
मी रही है; इसका चित्र भी मस्तिष्क मे मौजूद है; किन्तु मन दूसरी 
ओर ठगा है इसलिये वह प्रतिक्रिया नही करता, अतख आप उसके 
काटने का अनुभव नही करत । हमारे सामने एक नया चित्र 
आया किन्तु भन ने प्रतिक्रिया नहीं की-ऐसा होने पर हम उसे 
अनुभव नही कर सकते, किन्तु प्रतिक्रिया होते ही उसका ज्ञान 
होगा और तभी हम देखेंगे, घुनेगे और अनुभव आदि करने मे समर्य 
होगे | इस प्रतिक्रिया के साथ साथ ज्ञान का प्रकाश होता है । अत- 
एव हमने समझ लिया कि शरीर कभी ज्ञान का प्रकाश नही कर 
सकता, कारण, हम देखते हैं कि जिस समय मनोयोग नहीं रहता 
उस समय हम अनुभत्र नही करते | ऐसी घटनाये सुनी गई है कि 
किसी किसी विशेष अवस्था मे कोई कोई ब्यक्ति जो भाषा 
नही सीखी है वह बोलने मे समध हुआ है । वाद मे खोजने पर पता 
छ्गा दै कि वह व्यक्ति कभी बचपन मे ऐसी जाति मे रहा है जो उस 
भापा को बोलती थी, और वही संस्कार उसके मस्तिष्क में बमात 
ग पह सब बहो पर सञ्चित या, वाद मे किसी कारण से उसके मन भरे 
प्रतिक्रिया हुई और तमी ज्ञान आ गया और वह व्यक्ति उस भाषा 
को बोल्ने मे समै हुआ । इसीसे फिर सिद्ध होता है कि केवर 


उसने कमी 


३१८ ज्ञानयोग 


-मन ही पर्याप्त नहीं है, मन भी किसी के हाथ मे यंत्र मात्र है; उस 
व्यक्ति की बाल्यावस्था मे उसके मन के अन्दर वह भाषा गूढ़ भाव से 
सञ्चित थी- किन्तु वह उसे नहीं जानता था, किन्तु बाद में एक 
ऐसा समय आया जब वह उसे जान सका। इससे यही प्रमाणित 
होता है कि मन के अतिरिक्त और भी कोई है--उस व्यक्ति के 
बाल्यकाल मे इसी ' और कोई ” ने उस शक्ति का व्यवहार नही 
किया, किन्तु जब वह बड़ा हुआ तब उसने उस शक्ति का व्यवहार 
किया । पहले यह शरीर, उसके मन, अर्थात्‌ विचार का यंत्र, उसके 
वाद इस मन के पीछे रहने वाळा वही आंत्मा। आधुनिक दाशैनिक 
छोग चिन्ता को मस्तिष्क मे स्थित परमाणुओं के विभिन्न प्रकार के 
परिबर्तन के.साथ अभेद मानते हैं, अतएव वे ऊपर कही हुई घटना- 
बढी की व्याख्या नहीं कर पाते, इसीलिय वे साधारणतः इन सब 
बातों को बिल्कुल अस्वीकार कर देते हैं । 


जो हो, मन के साथ मस्तिष्क का विशेष सम्बन्ध है और 

शरीर का विनाश होने पर वह काये नही कर सकता। आत्मा ही 
एक मात्र प्रकाशक है--मन उसके हाथ मे यत्र के समान है । बाहर 
के चक्कु आदि येत्रो मे विषय का चित्र गिरता है, और वे उसको 
भीतर मस्तिष्क-केद्र मे छे जति है--कारण, आपको यह याद रखना 
"चाहिये कि चक्षु आदि केवछ इन चित्रों को ग्रहण करनेवाले है; भीतर 
का यंत्र अयोत्‌ मस्तिष्क का केन्द्रसमूह ही कार्य करता है। संस्कृत 
भाषा मे मस्तिष्क के इन सब केन्द्रों को इन्द्रिय कहते है--ये इन्द्रिया 
“इन चित्रों को लेकर मन के पास अर्पित कर देती हैं, फिर मन इनको 
बुद्धि के निकट और बुद्धि उन्हे अपने सिंहासन पर बैठे हुये: महा- 


अमरत्व ३१९ 


महिमाझाळी राजाओं के राजा आत्मा को प्रदान करती है। आत्मा 
उन्हे देख कर जो आवश्यक है वह आदेश करता है। उसके बाद 
मन इन्ही मस्तिष्केन्द्रो अर्थात्‌ इन्द्रियों के ऊपर कार्य करता है 
और फिर बे स्थूल शरीर के ऊपर कार्य करती है। मनुष्य का आत्मा ही 
इन सब्र का वास्तविक अनुभवकती, शास्ता, ख्रष्टा, सब कुछ है । हमने 
देखा कि आत्मा शरीर मी नहीं है, मन भी नही । आत्मा कोई यौगिक 
पदार्थ (८००९००१) भी नही हो सकता। क्यों १ कारण, जो कुछ भी 
यौगिक पदारथ है वही हमारे ददीन या कल्पना का विषय होता है। 
जिस विपय का हम दर्शन या कल्पना कुछ भी नही कर सकते, जिसे 
हम पकड़ नही सकते, जो न मूत है, न शक्ति, जो कार्य, कारण 
अथवा कार्ये-कारण-सम्बन्ध कुछ भी नही है, वह यौगिक अथवा 
मिश्र नहीं हो सकता । अन्तर्जगत्‌ पर्यन्त ही मिश्रित पदाथि का अधि- 
कार है-उसके वाहर और नहो | समी मिश्रित पढाथे नियम के राज्य 
के अन्दर हैं-नियम के राज्य कें बाहर वे रह ही नही सकते। इसको 
और भी स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है | यह गिलास एक योग से 
उत्पन्न पढारथ है--अपने कारणों के मिलन से ही यह कार्यरूप मे परि- 
णत हुआ है । अत इन कारणो की समष्टि रूप गिलास नामक यौगिक 
पदाथ कार्य-कारण के नियम के अन्तर्गत है। इसी प्रकार जह जहाँ 

कार्थ-कारण-सम्रन्ध देखा जायगा वहाँ बह यौगिक पदार्थो का अस्तित्व 
स्वीकार करना पड़ेगा | इसके बाहर उसके अस्तित्व की वात कहना 

कोरा पागठपन है ।--उनके बाहर कार्य-कारण-सम्वन्ध रह ही नही 

सकता । हम जिस जगन्‌ के सम्बन्ध मे चिन्ता अथवा कल्पना कर 
'सकने हैं अथवा जो दल या खुन स्रत हैं उसी के भीतर नियम कार्य 

कर सकता हैं | हम यह मी देखने हैं कि अपनी इन्द्रियों के द्वारा जो 


३२० ज्ञानयोग 


कुछ अनुभव या कल्पना कर पाते है वही हमारा जगत्‌ है--वाह्म 
वस्तुओं को हम इन्द्रियो के द्वारा प्रत्यक्ष कर सकते है और भीतर की , 
वस्तु को हम मानस-ग्रत्यक्ष अथवा कल्पना कर सकते है। अत- 
एत्र जो कुछ हमारे शरीर के बाहर है बह इन्द्रियो के भी वाहर है 
और जो हमारी कल्पना के बाहर है वह हमारे मन के बाहर है और 
इसीलिय हमारे जगत्‌ के बाहर है। अतएव कार्य-कारण-सम्बन्ध के 
बहिंदेश मे स्त्राधीन झास्ता आत्मा रहता है। ऐसा होने से ही वह 
नियमों के अन्तत सभी वस्तुओं का नियमन करता है । आत्मा नियम 
से अतीत है, इसीलिये निश्चय ही मुक्तस्व॒भाव है; वह किसी प्रकार 
भी मिश्रणोत्न्न पदाथ नही हो सकता--अथवा किसी कारण का कार्य 
नहीं हो सकता | उसका कभी बिनाश नहीं हो सकता, कारण 
बिनाश का अर्थ हे किसी यौगिक पदार्थ का अपने उपादानों मे 
परिणत हो जाना । अतएब जो कमी संयोग से उत्पन्न नहीं हुआ 
उसका विनाश किस प्रकार होगा ? उसकी मृत्यु होती है या विनाश 
होता है ऐसा कहना केळ एक असम्बद्ध प्रढाप है । 


किन्तु यही षर इस प्रश्न का निश्चित सिद्धान्त नहीं मिल्ला ॥ 
अब हम और मी सूक्ष्मता की ओर बढ रहे है और आप में से कुछ 
छोग शायद भयभीत भी हो रहेहोंगे। हमने देखा कि यह आत्मा भूत, 
शक्ति एव चिन्ता रूप क्षुद्र जगत्‌ के अतीत एक मौलिक ( 870७७ ) 
पदारथ है, अतः इसका विनाश असम्मव है। इसी प्रकार उसका जीवन 
मी असम्मव है | कारण, जिसका विनाश नहीं उसका जीवन भी 
केसे हो सकता है : मृत्यु क्या दै ! मृत्यु एक पृष्ठ या पहलू है, और 


~ 


जीवन उसी का एक दूसरा पृष्ठ या पहलू है। मृत्यु का और एक नाम है 


अमरत्व ३२९ 


जीवन, और जीवन का और एक नाम हे मृत्यु | अभिव्यक्ति के विशिष्ट 
खूप को हम जीतन कहते दे, और उसीके अन्य रूपबिशेष को मृत्यु कहते 
ह । जब तरंग ऊपर की ओर उठती है तो मानो जीवने है और फिर 
जव वह गिर जाती है तो मृत्यु है। जो वस्तु मृत्यु के अतीत है वह 
निश्चय ही जन्म के भी अतीत है। में आपको फिर उसी सिद्धान्त की 
याद दिलाता हूँ कि मानवात्मा उसी स्वैव्यापी जगन्मयी शक्ति अथवा 
ईश्वर का प्रकाश मात्र है | तो हम देखते है कि वह जीवन और मत्यु 
दोनों के परे है । आप न कभी उत्पन्न हुये थे, न कभी मरेगे। 
हमारे चारो ओर जो जन्म और मृत्यु दीखती है वह क्या है ? यह 
तो केवल शरीर की है, कारण आत्मा तो सदा सर्वदा वर्तमान है | 
आप कहेंगे , “ यह कैसे १ हम इतने लोग यहो पर चेठे इए है और 
आप कहते है, आत्मा सर्वव्यापी है ! ” मैं पूछता हूँ, जो पदार्थ नियम 
के, कार्य-कारण-सम्बन्ध के बाहर है उसे सीमित करने की शक्ति किसमे 
है ? यह गिळास एक सीमित पढार्थ है; यह सर्वव्यापक नही है, क्योकि 
इसके चारो ओर की जडराशि इसको इसी रूप मे रहने को वाध्य 
करती है, इसे सेव्यापी होने नही ठेती | यह अपने आस पास के प्रत्येक 
पदार्थ के द्वारा नियन्त्रित है, अतएव यह सीमित है । किन्तु जो वस्तु, 
नियम के वाहर हे, जिसके ऊपर कोई पदाथ क्रिया नहीं करता वह कैसे 
सीमित हो सकती है ? वह समैव्यापक होगी ही । आप सर्वत्र विद्यमान 
है। फिर यह केस हो रहा है कि मैं जन्म लेता हूँ, मरने वाला हू 
आदि आदि।यही अज्ञान हे, मनका भ्रम है । आपका न की जन्म 
हुआ था, न आप कमी मरेगे। आपका जन्म भी नहीं हुआ, 
उनजन्म होगा । आवागमन का क्या अथ हे? कुछ नहीं। यह सव 
मूखेना ह । आष सत्र जगह मोज्जद हैं । आवागमन जिसे कहते है 


३२२ ज्ञानयोग 


वह इस सूक्ष्म शरीर अर्थात्‌ मन के परिवतेन के कारण उत्पन्न हुई 
एक मृगमरीचिका मात्र दै। यह, बराबर चळ रहा है | यह आकाश 
पर तेरते हुये बादळ के एक टुकड़े के समान है । जेस जैसे यह चळता 
जाता है वैसे ही एक भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि आकाश चछ रहा 
है । कमी कभी जब चन्द्रमा ही के ऊपर से वादल निकलते है तो श्रम 
होता है कि चन्द्रमा ही चल रही है । जव आप गाडी मे बैठे रहते है 
तो माढूम होता है कि पृथ्वी चल रही है और नाव पर बैठने वाले 
को पानी चछता हुआ सा मालूम होता है| वास्तव मे न आप जा रहे 
है, न आ रहेहैं, न आप ने जन्म लिया है, न फिर जन्म लेंगे । आप 
अनन्त हैं, सबैव्यापी है, सभी कार्य-कारण-सम्बन्ध से अतीत, नित्य 
मुक्त, अज और अविनाशी । जन्म और मृत्यु का प्रश्न ही गछत है, 
महामूर्खतापूण है। मृत्यु हो ही कैसे सकती है जब जन्म ही 
नहीं हुआ | 


किन्तु तर्कसंगत सिद्धान्त लाम करने के लिए हमे अभी एक 
पग और बढ़ाना पडेगा । मार्ग के बीच मे रुकना नहीं है। आप 
दाशनिर्क है, आपके लिये बीच मे रुकना शोभा नही देता। तो यदि 
हम नियम के बाहर है तो निश्चय ही सर्वज्ञ भी है और नित्यानन्द 
स्वरूप भी । सप्री ज्ञान हमारे अन्दर और सभी शक्ति तथा आनन्द 
मी हमारे अन्दर ही है | हौँ, अवश्य ही है। आप ही जगत्‌ के सर्व- 
व्यापक सर्वज्ञ आत्मा है । परन्तु इस प्रकार की सत्ता या पुरुष क्या 
एक से अधिक हो सकते है ! क्या लाखों करोडो पुरुष सर्वव्यापक हो 
सकते है ! कभी नहीं | तब फिर हम सबका क्या होगा? हमसब एक 
ही है; इस प्रकार का आप्मा'एक ही है और बह एक आत्मा ही आप सब 


अमरत्व ३२२ 


हैं । इस तुच्छ प्रकृति के पीछे वही है, जिसे हम आशमा कहते हैं। एक 
ही पुरुष है जो एकमात्र सत्ता है, सदानंद स्वरूप, स्वेव्यापक सबैशकित- 
मान, जन्मरहित, मृत्युहीन। उसी की आज्ञा से आकारा विस्तृत हुआ है, ' 
उसी की आज्ञा से वायु बहती हे, सूर्य चमकता है, सब जीवित रहते है। 
प्रकृति का वास्तविक रूप वही है; प्रकृति उसी सत्यं स्वरूप के उपर 
प्रतिष्ठित है, इसीलिए सत्य प्रतीत होती है | वही आप की आत्मा का 
आत्मा है, नहीं, और भी अधिक, आप ही वह है, आप और वह एक 
ही हैं, जहे कहीं भी दो हैं वही भय है, वही खतरा है, वहीं इन्द्र है, 
वहीं संघर्ष है। जब सव एक ही है तो किससे घृणा, किससे संघर्ष ; 
जब सत्र कुछ बही है, तो आप किससे लडेगे! जीवनसमस्या की 
वास्तबिक मीमांसा यही है। इसीसे वस्तु के स्वरूप की व्याख्या होजाती 
है, यही सिद्धि या पूर्णल है, यही ईख़र है। जब तक आप अनेक 
देखते है तमी तक आप अज्ञान मे हैं। “इस बहुत्वपूर्ण जगत्‌ मे 
जो एक को देखता है, इस परिवर्तनशील जगत्‌ मे जो उस अपरि- 
वर्तनशील को देखता है और जो उसे, अपने आत्मा के आत्मा के रूपं 
मे देखता है, अपना स्वरूप जानता है, वही मुक्त है, वही आनन्दमय 
है, वही लक्ष्य पर पहुँच गया है।” इसलिये समझ लो कि तुम ही वही 
हो, तुम ही जगत्‌ के ईश्वर हो, “तत्तमसि'। ये धारणायें कि मैं 
पुरुप हूँ, में स्त्री हूँ, मै रोगी हुँ, में स्वस्थ हूँ, मैं बलवान्‌ हूँ मं निर्बल हूँ, 
अथवा यह कि मैं घृणा करता हैँ, मैं प्रेम करता हूँ अथवा मेरे पास 
इतनी शक्ति है, यह सब श्रम मात्र है। इसको छोडो | तुम्हें दुल 
कौन चना सकता हे? तुम्हें कौन भयभीत कर सकता है? जगत मे 
तुम्हीं तो एक मात्र सत्ता हो । तुम्हे किसका भय है ! खडे हो जाओ 
७ 3 
सुकत हो जाओ | समझ ठो कि जो कोई बिचार या शब्द तुम्हे दुर 


३२४ ज्ञ.नयोग 


बनाता है वही एक मात्र अशुभ है । मनुष्य को दुर्बळ और भयभीत 
बनाने वाळा संसार मे जो कुछ भी है वही पाप है और उसीसे बचना 
चाहिये । तुम्हे कौन भयभीत कर सकता है यदि सेकड़ों सूर्य 
पृथ्वी पर गिर पड़े, सेकडों चन्द्र चूर हो जायेँ, एक के बाद एक 
ब्रह्मण्ड बिनष्ट होते चले जायै तो भी तुम्हारे लिये क्या है! 
शिळा की भॉति अटळ रहो; तुम अविनाशी हो । तुम आत्मा हो, तुम्हीं 
जगत्‌ के ईश्वर हो। कहो “ शिवो 5 हे, शिवोऽहं; मै पूर्ण सच्चिदानन्द 
हूँ।” और एक सिंह की मॉति पिंजड़ा तोड़ दो, अपनी शुंखाळायें 
तोडकर सदा के लिये मुक्त हो जाओ । तुम्हे किसका भय है, तुम्हें 
कौन रोक सकता है? - केबल अज्ञान और भ्रम; और कोई तुम्हें पकड़ 
नही सकता । तुम शुद्धस्वरूप हो, तुम नित्यानन्दस्य हो । 


यह मूखो का उपदेश है कि “तुम पापी हो, अतएव एक कोने' 

में बैठकर हाय हायं करते रद्दो। ' यह उपदेश देना मूर्खता ही नहीं, 
दुष्टता भी है। तुम सभी ईशर हो । ईश्वर को न देखकर मनुष्य को 
देखते हो ः अतएव यदि तुममे साहस है तो इसी विश्वास पर खड़े 
होकर उसी के अनुसार अपने जीवन्‌ को बनाओ | यदि कोई व्यक्ति 
तुम्हारा गळा काठे तो उसको मना मत करना, क्योंकि तुम तो स्वये 
ही अपना गळा काट रहे हो । किसी गरीब का यदि कुछ उपकार करो 
तो उसके लिये तनिक भी अहङ्कार मत करना । कारण, वह तो तुम्हारे 
लिये उपासना मात्र है, उसमें अहकार की कोई बात नहीं है। क्या 
) समस्त जगत्‌ नहीं हो १ एसी कौन सी वस्तु है और कहो है 

कि जो तुम नही हो? तुम जगत्‌ की आत्मा हो । तुम्हीं सूर्य, चन्द्र, 
तारा,हो । समस्त जगत्‌ तुम्ही हो | किससे घृणा करोगे और किससे 


अमरत्व ३२३ 


झगडा करोगे ! अतएव यह समझ छो कि तुम्हीं वह हो और इसी" 
के अनुसार समस्त जीवन को बनाओ । जो व्यक्ति इस तत्व को जोन- 
कर समस्त जीवन का उसी के अनुसार गठन करता है वह फिर कमी” 
अन्धकार मे मारा मारा नही फिरेगा । 


हमार अन्य प्रकाशन 
हिन्दी विभाग | 
१-३, श्रोरामकुष्णवचनास्ृत -तीन भागों सै-अनु० पं सूर्यकान्त त्रिपाठी 
४ निराला ? प्रथम भाग (दवितीय संस्करण)-मूल्य ६) 
द्वितीय भाग-मूल्य ६): तृतीय भाग-मूल्य इ) 
४-५, श्रीरामक्ष्णलीलामृत-( विस्तृत जीवनी )-( दवितीय संस्करण )- 
दो भागों में, प्रत्येक भाग का मूल्य...-. ५) 
६, विवेकानन्द-चरित-(विस्तृत जीवनी)-सत्येन्द्रयाथ मजूमदार, मूल्य ६) 
७, विविक्रानस्दजी के संग मे“वार्ताळाप)-शिष्य शरच्चन्द्र, दवि. से. मूल्य ५) 


स्वामी विवेकानन्द त पुस्तकें 
८, भारत में विवेकानन्द-( विवेकानम्दजी के भारतीय व्याख्यान) ५)' 
९, प॒त्राचली ( प्रथम भाग ) ( प्रथम संस्करण ) २=) - 
१० ,, (द्वितीय भाग) ( प्रथम सस्करण ) - २2) 
११, धमेविज्ञान (द्वितीय संस्करण ) १॥४) 
१२, कमयोग (द्वितीय संस्करण)... शा) 
१३. हिन्दू धमे ( द्वितीय सस्करण ) शो) 
१४, प्रमयोग ( तृतीय संस्करण ) १।=) - 
१५ भक्तियोग (तृतीय सस्करण ) १।2) 
१६, आत्मानुभूति तथा उसके माग ( तृतीय संस्करण ) १) 
१७. परित्राजक ( चतुथे संस्करण ) १) 
१८, प्राच्य और पाश्चात्य (चतुथे सस्करण ) शो) 
१९. महापुरुषों की जीवनगाथाये ( प्रथम संस्करण ) १). 
२०. राजयोग है १) 
२. स्वाधीन भारत ! जय हो ! (प्रथम संस्करण ) १=) 
२२, धमरहस्य ( प्रथम संस्करण ) १) 
२३ भारतीय नारी ( अथम संस्करण ) ni!) 
२४ शिक्षा (जवसे) |). 
२५, शिकागो-चक्ठृता 


( पञ्चम संस्करण ) [ट्री ब्‌ 


यद्‌. हिन्दू धमे के पक्ष मे (द्वितीय संस्करण ) l=) 


"२७ मेरे गुरुदेव ( चतुर्थ संस्करण ) =) 
२८.' कवितावली ( प्रथम सस्करण ) N=) 
“२९, चतेमान भारत . ( तृतीय संस्करण ) ॥) 
“३०. पवहारो बाबा ˆ (द्वितीय संस्करण ) ॥) 
“३१. मेरा जीवन तथा ध्येय... (द्वितीय संस्करण ) ॥) 
३२. मरणोत्तर जीवन | (द्वितीय संस्करण) °“ ॥) 
"३३. मन की शाक्तियाँ तथा जीवनगठन की साधनाये ॥) 


“३७. भगवान रामकृष्ण धमे तथा संघ--स्वामी विवेकानन्द, स्वामी 
शारदानन्द, स्वामी ब्रह्मानन्द, स्वामी शिवानन्द, मूल्य ॥”) 


“३५, मेरी खमर-नीति ( प्रथम संस्करण ) l=) 
३६. ईंशदूत इसा (अथम संस्करण ) t=) 
३७. विवेकानन्दजी की कथायं ( प्रथम संस्करण ) १) 


३८, परमाथै-प्रसग--स्वामी विरजानन्द, ( आट पेपर पर छपी हुई ) 
कपड़े की जिल्द, मूल्य ३॥) 
कार्डबोड की जिल्द ,, ३।) 


३९. श्रीरामकृष्ण-उपदेश ( प्रथम संस्करण ) N=) 
मराठी विभाग 
“१-२ श्रीरामङ्कष्ण चरित्र-प्रथम भाग, ( तिसरी आवृत्ति ) ३।) 
११ » द्वितीय भाग ( दुसरी आवृत्ति ) ३।) 
"३. श्रीरामकृष्ण-वाक्खुधा- ( दुसरी आवृत्ति ) पन) 
४. शिकागो-ब्याख्यार्न-स्वामी विवेकानंद ( दुसरी आवृत्ति) पट) 
५, माझे गुरुदेव-स्वामी विवेकानंद ( दुसरी आवृत्ति ) I=) 
` ६. हिंदु-धर्माचं नव-जागरण-स्वामी विवेकानंद गो) 
७. पचहारो वाबा-स्वामी विवेकानंद ॥) 
८. साधु नागमहाशय-चारित्र-(भगवास श्रीरामकृष्णांचे सुप्रसिद्ध शिष्य)- 
(दुसरी आवृत्ति) २) 


श्रीरामक्ृष्ण आश्रम, घन्तोढी, नागपुर-१, मध्यप्रदेश 


